पंजाब का इतिहास 
[4469-857] 


विद्यासागर सूरी 
भूतपूर्व निदेशक, 
पुरालेख एवं पुरातत्व विभाग 
तथा राज्य सम्पादक गजटियर्स, पंजाब 


705 66460 0५ 98]69#॥ 2५४ - एपवाधां 


हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 
चण्डीगढ़ 


(9हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी, चण्डीगढ 


भारत सरकार के शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय की प्रादेशिक 
भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रन्थ निर्माण योजना के अन्तर्गत हरियाणा 
हिन्दी ग्रन्थ अ्रकादमी, चण्डीगढ के तत्त्वावधान में रचित एव प्रकाशित । 


माइक गीस्‍बकांध? 97 हा ५ 8 छाप पड छलला छाणाहा ठएा एए स्ह्ाएश्ाा। 
प्रशव ठक्यणक 5द्वक्शां पाता & डइजीलाए इडएणा500व 9४ जिग्राहाए . ० 
छत०बाण क्ात 86004 फरथेशि७ (0०कुडाणलशा: ण एप्प) ठ0एकाम्राला 0 
पता॥ (07 6 एछा०्वालाणा ए  पाप्रएशश्शाए-[९एट] 5000 चात॑ वॉए्रार भा 


एल्हागाईओं 48708 7४285 


प्रथम सस्करण : 4976 
मुद्रित प्रतियाँ : 2000 


मूल्य : बारह रुपये पचास पैसे (5. 2,50) 


बैस्‍्ट प्रिंटिंग प्रैस, बाज़ार चढ़त सिंह, जालन्धर शहर 


प्रस्तावना 


कोई 60 वर्ष पूर्व सुप्रसिदूध अग्रेज इतिहासकार रैमज्ञ म्यूर ने भ्रपनी पंजाब 
यात्रा के समय 37 जनवरी, 94 को लाहौर मे पंजाब हिस्टॉरिकल सोसायटी के 
सदस्यो को सम्बोधित करते हुए ठीक ही कहा था कि इतिहास के श्रध्ययन की दुष्टि 
से पजाब एक अत्यधिक रुचिकर एवं आकर्षक क्षेत्र है। उसके कथनानुसार सभी 
जातीय एवं धामिक तत्त्व, जिन से कि भारतवर्ष के इतिहास का निर्माण हुआ है, पंजाब 
से होकर गुज़रे है। इस क्षेत्र का इतिहास इन्ही तत्त्वों के पारस्परिक संघर्ष एवं सम्मिश्रण 
की कहानी है। तभी तो पजाब को “भारतीय लोगों तथा मध्य एशिया की यायावर एव 
निरतर परिवतंनशील जनजातियो का टकराव-बिंदु कहा गया है ।” 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्री विद्यासागर सूरी स्वय॑ एक ख्याति-प्राप्त इतिहास- 
ग्रनुसधाता है । वह सयुक्त पजाब मे निदेशक, पुरालेख एवं पुरातत्व विभाग तथा राज्य 
सम्पादक, गजेटियरस के उच्च पद पर भी रह चुके है । इस के भ्रतिरिक्त उन्होंने दयाल सिंह 
कॉलेज लाहौर और इवनिंग कॉलेज पजाब युनि्र्सिटी, चण्डीगढ मे कई वर्षों तक 
अध्यापन कार्य भी किया है। अपने अध्यापन-अनुूभव और श्रपनी पंजाब के इतिहास से 
सम्बन्धित खोजों का पूर्ण लाभ उठाते हुए लेखक ने विश्वविद्यालयों के छात्रो के लिए 
इस पुस्तक को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का भरसक भ्रयास किया है । पुस्तक विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को ध्सान मे रखकर लिखी गई है। इस का पुनरीक्षण 
श्नी पुरुषोत्तम नि्ावन ने किया है । पुस्तक का सम्पादन एवं सज्जा-सयोजन भ्रकादमी के 
प्रकाशन अनुभाग द्वारा सम्पल्त किया गया है। इसके प्रकाशन की सिफारिश श्रकादमी 
की विषय-नामिका ने की थी । 


पुस्तक को श्रधिक छात्रोपयोगी बनाने के लिये प्रत्येक भ्रध्याय के भ्रन्त में श्रभ्यास 
के लिए परीक्षोपयोगी प्रदन भी दिए गए हैं । पुस्तक में पंजाब के इतिहास से, सम्बन्धित 


(#) 


(7४) 
अनेक मानचित्र/रेखाचित्र भी सम्मिलित किये गये हैं ताकि विद्याथियों को विभिन्‍न 
स्थानो, नदियों व पर्वतो की भौगोलिक स्थिति की समुचित जानकारी हो सके । 


श्राज्षा है पंजाब के इतिहास का अध्ययन तथा अध्यापन करने वालो के लिए यह 
पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 


आउ#ट आकन्द 


शिक्षा भत्नी, हरियाणा, 
एवं अ्रध्यक्ष, 
हरियाणा हिन्दी प्रन्थ ्रकादमी 


८2.०८) 2 ८०४/ ८ 


निदेशक, 
हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी 


72075 66860 0५ +8]69#॥ 97५8 - एगंधावां 


प्राककथन 


सन्‌ 973 के मध्य मे मुझे जब स्नातक स्तर के विद्यार्थियो के लिए “पंजाब 
का इतिहास लिखने के लिए हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की ओर से निमत्रण 
प्राप्त हुआ तो बडी प्रसन्‍नता हुई । इस प्रसन्‍तता का विशेष कारण यह था कि श्रपने 
पिछले लगभग 40 साल के भारतीय इतिहास के अ्ध्ययन्त से मै ने यह महसूस किया 
था कि अ्रभी तक पजाब के इतिहास पर कोई सतोषजनक पुस्तक नही लिखी गई है। 
मुझे यह श्रच्छी तरह से याद है कि पजाब विश्वविद्यालय लाहौर मे सन्‌ 935 मे 
एम० ए० की परीक्षा मे भारतीय इतिहास के पेपर में केवल एक प्रश्न ही पजाब के 
इतिहास पर पूछा जाता था | इससे स्पष्ट है कि उस समय पजाब के इतिहास को 
केवल 5-20 अ्रक का ही महत्त्व प्राप्त था | उससे छोटी कक्षाश्रों मे पजाब के इतिहास 
को इतना भी महत्त्व प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति मे पजाब के इतिहास पर किसी 
श्रच्छी पुस्तक के लिखने का कोई प्रयास क्योकर किया जा सकता था ? 

यह सत्य है कि पजाब सरकार के कूछ अग्नेज अफसरो ने अपने सेवाकाल मे 
पजाब के सिक्‍ख काल के इतिहास पर कुछ पुस्तक लिखी थी। परन्तु खेद इस बात 
का है कि उन्होने अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से घटनाओ्रो को मोड देकर पजाब के 
इतिहास से बहुत श्रन्याय किया था। एक-दो पुस्तक जो हिन्दुस्तानियों ने लिखी थी, 
उनमे भी अग्नेजो की स्तुति ही की गई थी और ऐसा जताने की भी कोशिश की गई थी 
कि अग्रेजो की हर एक बात सत्य है श्ौर उनके विरोधियों की हर एक बात गलत । 
इस प्रकार की पुस्तकों में घटनाग्रो के सही-सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बहुत कम 
भलक नजर आती थी। श्रग्नेजो या उनके समर्थक हिन्दुस्तानियो का पक्षपात ऋ रता 
और नग्नता की हुद तक स्पष्ट था। इसमे सर्वाधिक अखरते वाली बात यह थी और 
शायद यह श्रग्न ज शासको की नीति के अ्रनुरूप ही थी कि हर हिन्दुस्तानी नेता के 
चरित्र को कुछ इस प्रकार पेश किया जाए कि वह देशवासियो का सर्वप्रिय नेता न समभका 
जाए। इन पुस्तकों को लिखने का मूल उद्देश्य यह था कि जनसाधारण अंग्रेजो के 
सब कामों की प्रशंसा और गुणमान करे । 

झ्रौर भी दुर्भाग्य की बात यह है कि इस किस्म की पुस्तर्क जो कि झ्राज से 
70-80 साल से भी अधिक पहले अग्रेजो ने या उनके समर्थक हिन्दुस्तानियों ने लिखी 
थी आज भी उसी रूप में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। उनमे नई खोज' या नये चिन्तन 
द्वारा किसी किस्म का सशोधन अ्रभी तक नहीं किया गया मानो कि ये एक तरह से 
देववाणी की तरह स्थिर है । 


(२) 


(४) 

इन सब बातो को ध्यान मे रखते हुए यह मेरी प्रबल इच्छा थी कि पंजाब का 
इतिहास पक्षपातरहित और सच्चे ऐतिहासिक रूप मे, जोकि जातिभेद को महत्त्व न 
देकर वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो, लिखा जाये ताकि इससे देशवासियों के 
मन में अपने पुवंजों के गौरव के प्रति सम्मान पैदा हो और राष्ट्रीयता की भावना को 
प्रोत्साहन मिल सके, श्रर्थात्‌ अपने नये रूप मे यह इतिहास लोगो मे राष्टु प्रेम बढाने 
वाला हो और इसमे हर प्रकार की उस ऐतिहासिक एवं पुरातत्त्वीय सामग्री, जो अन्र 
तक प्राप्त हो चुकी है, का समावेश हो और जो हर प्रकार से सम्पन्न भी हो । 

इस उद्देण्य की पूर्ति के लिए कुछ साधन मुक्के पिछले 25 वर्षों मे सयूकत पजाब 
राज्य के पुरालेख भौर पुरातत्त्व विभाग के निदेशक के तौर पर काम करते समय प्राप्त 
हुए । यह काम करते हुए, भारत की स्वतत्रता के उपरान्त यह ॒विदश्येष प्रबन्ध किया 
गया था कि ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय सामग्री को एक केन्द्रीय स्थान पर इकदठा 
करके उसके आधार पर नये पजाब का इतिहास लिखने का प्रबन्ध किया जाये । परल्तु 
यह कार्य सरकारी तौर पर करने का प्रबन्ध न हो सका भ्रौर न ही इस प्रकार की 
पुस्तक लिखने के लिए विश्वविद्यालयों ने कोई उत्साह ही दिखाया। जो पुस्तके लिखी 
भी गईं वे अधिकतर पुरानी प्रचलित पुस्तकों के अनुवाद थी या फिर विद्याथियों को 
ग्धिक परिश्रम किये बिना सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखी गई थी । इन्हे 
लिखते समय खोज करने का जोखम बहुत कम उठाया गया और न ही उस सामग्री 
का, जो कि उपलब्ध हो चुकी थी, अश्रच्छी तरह उपयोग ही किया गया । बात यह बनी 
कि या तो तोते की तरह पुरानी बातों को दोहरा दिया गया या उनका स्वरूप ही 
बिगाड़ दिया गया । 

इस कमी को पुरा करते का यह पुस्तक एक छोटा-सा प्रयास हे। इसमे मैं ने 
अपने पिछले 40 वर्षों के पजाव के इतिहास के अध्ययन का निचोड प्रस्तुत किया है। 
पुरालेख और पुरातत्व विभाग के निदेशक के तौर पर पजाब के इतिहास के संदर्भ में 
सुभे जो भी सामग्री सिली इस पुस्तक से उस सब का प्रयोग किया गया हे । 

आशा है कि विद्यार्थी इस पुस्तक को पढ़कर लाभ उठा सकेगे और पंजाब के 
इतिहास का महत्त्व वे न क्रेवल परीक्षा में सफलता के रूप में ही ग्रहण करेगे बल्कि 
अपनी मातृभूमि के इतिहास के रूप में भ्री इसका गौरव समभेगे । यदि नई पीढ़ी को 
इस पुस्तक से पंजाब के इतिहास को पढने और समभने की प्रेरणा मिल सके तो इसको 
मैं अपना सौभाग्य और सफलता समझ्ूँगा । इसी उद्देश्य से लिखी गई यह पुस्तक में 
उन्ही भावी स्तातकों को समर्पित करता हूं । 


विद्यासापर सूरी 


705 66860 0५ 98]69#॥ 97५8 - एगंधावां 


५3. >> 


विषय- सची 


प्रस्तावना 
प्रावकथन 
मान चित्रो/रेखाचित्रों की सूची 
पजाब की भौगोलिक स्थिति और इतिहास पर उसका प्रभाव 
पजाब के इतिहास के शज्लोत 
पद्रहवी शताब्दी के श्रत मे पंजाब की राजनीतिक, घामिक, 
सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति 
पजाब मे भक्ति आन्दोलन और उसकी विशेषताएँ 
गृरु नानक देव 
सिक्‍ख पथ की स्थापना और उसका सगठन 
सिक्‍ख धर्मतत्र (थियोक्र सी) की रथापना 
गुरु हरगोबिन्द 
शान्तिमय प्रगति 
शान्तिमय सिक्‍यों से सशस्त्र खालसा गुरु गोबिन्द सिंह 
सिक्‍ख गुरुओं के मुगल सम्राटठी के साथ सबंध 
बन्दा बहादुर 
सिक्‍खो का दमन और पुनर्गठन 
ग्रहमदशाह श्रब्दाली के पजाब पर आक्रमण 
ग्रहमदशाह अब्दाली का उत्तर पश्चिमी भारत पर अ्रधिकार 
झ्ौौर राजप्रबध की व्यवस्था 
सिक्‍ख मिसलें 
मिसलदारी पद्धति भ्र्थात्‌ मिसल काल' मे राजप्रबध 
प्रमुख मिसलो का राजनीतिक इतिहास 
रणजीत' सिंह के अ्रधीन पजाब का एकीकरण . पहला चरण 
रणजीत सिंह के अ्रधीन पंजाब का एकीकरण दूसरा चरण 


(५४) 


04 
08 


]8 
29 
39 


45 
53 
463 


2, 


22 


23, 


24, 
25. 


26 


2, 
28. 


29 


30, 


90 रे फ पा मे एफ एलन 


(शांत ) 
रणजीत सिंह के अधीन पजाब का एकीकरण तीसरा चरण 
रणजीत सिंह के भ्रधीन पजाब का एकीकरण चौथा चरण 
सैनिक सगठन गौर सुरक्षा के प्रबन्ध 
महाराजा रणजीत सिंह का सार्वजनिक प्रशासन 
महाराजा रणजीत सिंह के विदेशी अथवा उसके अपने 
पडोसी राज्यों से सबंध 
देसी राज्यों के साथ महाराजा रणजीत सिंह के सबध 
रणजीत सिंह का चरित्र और उपलब्धियाँ 
सिक्‍ख राज्य का सध्या काल 
सिक्‍खो के भ्रंग्र जो के विरुद्ध युद्ध 
पंजाब में शान्ति की स्थापना और श्रग्न जी राज का सगठन 
सन्दर्भ-प्रन्थ-सू ची 


सान चित्रो/रेखाथित्रों की सूची 


पजाब का रेखाचित्र । 

[765 ई० में भ्रहमदशाह अ्रब्दाली के अधीन पजाब 

799 ई० भें पजाब 

809 ई० में पजाब 

823 और 830 ई० में रणजीत सिंह के भ्रधीन पजाब 
युद्ध का मैदाव * सतलुज तठ पर 

चिलियाँवाला का युद्ध 

गुजरात का युद्ध 


707 66960 0५ 4॥9]869॥ /४7५8 - (0्ुंधावधां 


सामने पृष्ठ 


70 
482 
87 
499 


209 
223 
230 
237 
258 
279 
287 


#08६ >] इक 78 ६79७ 
श्र 


938६ 4% &4॥5# 


पंजाब की मौगोलिक स्थिति और इतिहास 
पर उसका प्रभाव 


प्राचीन पंजाब के कुछेक महत्त्वपूर्ण नाम 
पजाब का अर्थ है वह भूखंड भ्रथवा प्रदेश जिसमे पॉँच नदियाँ बहती हो । यह दो 
दब्दो--पज (पॉच) और आाब (नदी) --के मेल से मुस्लिम काल में फारसी भाषा के 
प्रभाव से बना । जिन पाँच नदियों की श्रोर इसमे सकेत है वे है. जेहलम, चिनाब, रावी, 
ब्यास और सतलुज । 


वैसे ऐतिहासिक दुष्टिकोण से इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा सिन्धु नदी तक रही 
है। तभी शायद वैदिक काल में सिन्धु शब्द को नदी की धारा के अर्थ में लेकर इसे 
सप्त-सिन्धु के नाम से भी पुकारा जाता था। तब इसकी पूर्वी सीमा सरस्वती तक थी । 
कालातर में यह नदी राजस्थान के बढते हुए मरुस्थल मे खो गई। परम्परा के अनुसार 
तब यह पृथ्वी के अन्दर बहने लगी । कुछ विद्वान्‌ इसे आज भी घग्गर नदी मानते है जो 
शिवालिक पर्वत से निकल कर राजस्थान की रेतियों अर्थात्‌ रेतीने क्षेत्र मे विलीन हो 
जाती है । वैदिक साहित्य में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त भी कहते थे--यह शब्द मुख्यतः 
सम्मानसूचक ही था । पाँच जनपदों का प्रदेश होने के कारण कही-कही इसे “पंचजना ” 
भी कहा गया है । तथापि जहाँ सप्त-सिन्धु एक निरिचत भौगोलिक सन्ञा है, ब्रह्मवर्त या 
प्चजना, की भौगोलिक सीमाझों के बारे मे निश्चित रूप से कुछ भी नही कहा जा 
सकता । 

ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में सिकदर महान्‌ के आक्रमण के कारण जो यूनानी यहाँ 
झ्राकर बसे वे इसे “पान्तपुतेमिया' के नाम से पुकारने लगे । यूनानी इतिहासकारों के 
झ्रनुसार इस प्रदेश मे तब 37 नगर और उपनगर थे। विख्यात पुरा-तत्त्व-वेत्ता 
सर एलैग्जेडर कनिधम ने पजाब का एक प्राचीन ताम “टाकी” भी बताया है क्योकि इस 
नाम का एक शक्तिशाली कबोला काफी समय तक यहाँ राज्य करता रहा था । 

स्वतन्त्रता के उपरान्त सन्‌ 4947 में विभाजन होने के कारण जो भाग भारत से 
रह गया था उसको कुछ समय तक पूर्वी पजाब भी कहा गया । पर भारत के सविधान 
मे इसका नाम फिर से पजाब हो गया | 

स्पष्ट है, पजाब के लम्बे इतिहास मे इसका वर्गफल और जनसख्या भ्रव्सर बदलते 
रहे है। सन्‌ 849 मे एक समय ऐसा भी था जबकि पंजाब यमुना से लेकर जमरूद तक 
फैला हुआ था । परन्तु 947 के विभाजन श्रौर उसके पश्चात्‌ 966 मे होने वाले 


2 पजाब का इतिहास 


पुनर्गठन के फलस्वरूप अब इस का क्षेत्रफल केवल 50,230 बर्ग किलोमीटर रह गया 
है । सन्‌ 97। की जनगणना के अनुसार इसकी जनसख्या ,,3 5,069 है । 


समय-समय पर राजनीतिक फेर-बदल और क्षेत्रफल मे परिवर्तन होने पर भी पजाब 
को आदि से अत तक एक ही खण्ड मानकर उसका इतिहास जानना अधिक उपयुक्त 


होगा । ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक लगता है कि भौगोलिक तौर पर सारा खण्ड 
आाज भी एक है। अतः भौगोलिक स्थिति का इतिहास पर प्रभाव जानने के लिए भी यही 
आधार अपनाना अभीष्ट है । 

इतिहास और भूगोल - पारस्परिक सम्बन्ध 

किसी देश के इतिहास को अच्छी तरह जानने और समभने के लिए उसके भूगोल 
का ज्ञान बहुत जरूरी है । भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह जाने बिना हम किसी देश, 
खण्ड/प्रान्त की ऐतिहासिक स्थिति को भली प्रकार समझ ही नहीं सकते । भूगोल के 
अध्ययन से ही हमे इस बात का ज्ञान हो सकता है कि किसी देश को क्‍या आर्थिक 
सुविधाएँ प्राप्त थी, या उसके विकास में क्या कठिनाइयाँ मौजूद थी ? साथ ही साथ हम 
यह भी जान सकते है कि वहाँ के निवासियों ने अपनी सुरक्षा के लिये क्या-क्या प्रबन्ध 
किये और इतसे उनके श्राचार और जीवन पर क्या विशेष प्रभाव पड़ा ? इन सब बातो 
को सामने रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि किसी देश/खण्ड के इतिहास को समभने 
से पहले उसके भूगोल को भली-भाँति समझा जाए। साराश यह कि किसी भी देश के 
इतिहास को पूरी तरह जानने की कुजी उसका भूगोल है। 
पंजाब की भौगोलिक स्थिति और उसकी विशेषताएँ 

भौगोलिक रूप से पजाब उत्तर और उत्तरपुर्व में हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ है 
और उसके परिचिम और उत्तर-पर्चिम मे सुलेमान पर्वत से, पूर्व मे यमुना नदी उसकी 
सीमा बनाती है और दक्षिण मे सिन्ध और राजस्थान के भमरुस्थल । इस भौगोलिक खण्ड 
को मुख्य रूप से तीन भागो मे बाँठा जा सकता है । ये तीव भाग है-- 
पक, ) हिमालय की श्ुखला, (ख) तराई के क्षेत्र, (ग) पजाब का विशाल 
मैदान । 

(क) हिमालय की शू खला : पंजाब के मानचित्र को यदि ध्यान से देखे तो 
पंजाब का आकार एक त्रिकोण का सा बन जाता है, जिसके उत्तरपुर्व और उत्तरपश्चिम 
एवं पश्चिम में पहाड़ो की श्रृंखला हिमालय की पर्वत श्खला है जो कि संसार मे सबसे 
ऊँचा पर्वत है | इतिहास के झआरभिक काल से हिमालय ने कितने ही ऋषि- 
मुलियों और कवियों को सुश्ध किया है। इसी संबंध में एक महान्‌ कवि सर मुहम्मद 
इकबाल ने ठीक ही तो कहा था * 

“पर्वत बहू सबसे ऊँचा, हमसाया झासमा' का, 

है पहे संतरी हमारा वह पासबाँ हमारा।” 
पंजाब के साथ लगने बाला हिमालय का भाग, जिस को पीर पंजाल कहा जाता है, कई 
स्थानों पर 5,000 फुट से भी श्रषिक ऊँचा है । पजाब के उत्तर में हिमालय की ऋाखला 


पंजाब की भौगोलिक स्थिति और इतिहास पर उसका प्रभाव 3 


परिचम की दिशा मे सुलेमान पव॑त श्वृंखला से जा मिलती है, उस हिस्से को हिन्दुकुश 
पव॑त कहा जाता है । 

हिमालय की श्ूखला बहुत ऊँची होने के कारण यातायात के लिए उपयुक्त नही 
है। इसमे से होकर भारत मे प्रविष्ट होने के रास्ते बहुत कम और बहुत ही बीहड है 
क्योकि वे सदा ही बर्फ से ढके रहते है । परन्तु परिचिमोत्तर में हिन्दूकुश शखला न तो 
इतनी ऊँची है और न ही उसमे से होकर आने वाले रास्ते उतने कठित है। परिणाम- 
स्वरूप पजाब मे किवा भारत पर अग्रेज़ो के आगमन से पहले के सब आक्रमण इसी 
दिश्या से धरती के रास्ते से हुए । 

हिसालय के प्रभाव : हिमालय पंत एक: बडी दीवार के रूप में पजाब्न के 
उत्तर मे सीमा का काम करता है। इसी कारण से मध्य एशिया की ठण्डी हवाएँ सीधे 
इस देश मे नही आ सकती । हिमालय का असली अर्थ “बे का घर है। यह देश के 
लिए सतरी का काम ही नही करता, हमारे देश को इस से और भी बृहुत से लाभ है। 
बफ के गलने से और वर्षा ऋतु में भारी वर्षा होने के कारण पजाब की नदियो मे सारा 
बर्ष पानी रहता है । साथ ही साथ नदियों मे बहकर आते वाली मिट्टी पजाब के विशाल 
मेदान को बहुत उपजाऊ बनाती है। पश्चिम की ओर कुराकर्म, हिन्दूुकुश और सुलेमान 
पव॑तो की श्यूंखलाएँ कोयटा तक चली जाती है । उससे आगे इनकी ऊँचाई कभ हो ,जाती 
है | फिर भी ये कराची तक फंली हुई है । 


जैसा कि पहले बताया गया है कि सुलेमान पर्वत कम ऊँची पत्रत शुखला है और 
उसमे से आतने-जाने के कई रास्ते हैं। इन्ही दरों या पहाडी मार्गो को पजाब का “द्वार” 
कहा जाता है। इत दरों के नाम है खबर, बोलान॑, कुर्रम, टोची, गोमल, कोहाठ और 
पंवारी । इनमे से होकर उत्तर पश्चिमी दिशा से सिन्धु घाटी में प्रवेश किया जा सकता 
है। “ये दरे सदा से ही मध्य एशिया की चरागाहो और वादियों से निकल कर आने 
वालो के सुख-सपनो को पूर्ण करने वाली घरती तक पहुँचाने का मार्ग और सदियो तक 
व्यापार खोलने का मार्ग बने रहे है ।” साराश्ष क्रि ये रास्ते अन्दर की तरफ खुलने वाले 
वाल्वों (५७०८४) की तरह पजाब के पश्चिम व उत्तर के मंदानों से समय-समय पर 
विदेशियों के भारी सख्या मे प्रवेश का कारण बने। इन्ही के कारण पजाब भझनेक जातियो 
और सभ्यताञो' का सगमस्थल बन गया। शआ्रादि काल से इन विदेशियों के लिए अपने ही 
घरो मे अ्रधिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त न होने के कारण पजाब एक “सोने की चिड़िया” बता 
रहा । प्रागेतिहासिक काल की जातियो को छोडकर भारत में समय-समय पर जो जातियाँ 
आाई भ्रर्थात्‌ आर्य, ईरानी, यूनानी, शक, गूजर, अरब, भ्रफगान, तुके और मगोल भ्रादि सभी 
जातियो ने इन्ही रास्तों से प्रवेश किया और कालातर मे यहाँ के जनजीवन का अग' बनकर 
यहाँ की सभ्यता को ही समुन्तत' किया । इस तरह उत्तर-पश्चिस की तरफ से पजाब मे 
प्रवेश के रास्ते प्राघ्चोनकाल से ही भारत की घन-सम्पत्ति से दूसरो को ललचाने के लिए 
“स्वर्ण द्वार सिद्ध हुए । इन्ही रास्तों से समय-समय पर फौदी अमन भी होते रहे हैं, 
आऔर जिनके फलस्वरूप यहाँ नए-नए साम्नाज्यो की नीव पहं।। अनन इन्ही रास्तों से वे 


रथ पंजाब का इतिहास 


विचार और दर्शन भी पजाब मे प्रवेश करते रहे जिनके कारण पजाब तथा सारे देश में 
तए-नए धार्मिक सुधारों और सास्क्ृतिक आदोलनो का सूत्रपात हुआ । 

उत्तर पद्िचसी सीसा का महत्त्व, उत्तर पश्चिमी पहाडो मे चूंकि बहुत कम 
अनाज उगता है और इस कारण वहाँ पर बसे लोग बहुत ही मेहनती, बलवान, युद्धकला 
मे अ्रधिक निपुण थे। इसलिए वे पजाब के लिए हमेशा एक खतरा बने रहे है। इस कारण 
से ही उत्तर-पश्चिमी सीमा का सुरक्षा प्रबन्ध देश के केन्द्रीय शासन के लिए सदा एक 
भारी समस्या बना रहा है । प्राचीन काल मे ही नही बल्कि अग्रेजों के शासन काल में 
भी इस प्रदेश मे कानून और व्यवस्था बनाए रखना एक कठिन समस्या बनी रही । 

(ख) तराई के क्षेत्र: पजाब में हिमालय के साथ लगने वाले थोडे से ढलुझँ 
खण्ड को तराई का इलाका कहा जाता है। यहाँ काफी वर्षा होती है और यह जगलो 
से ढका हुआ है । यह इलाका उपज और जनसख्या के दृष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्ण 
नही रहा । इस प्रदेश की साधारण ऊँचाई क्रमश ,000 से 3,000 फुट तक है। 
तराई का इलाका सुरक्षा के लिए अधिक लाभदायक माना जाता था। सकठकाल में 
बाहरी झ्राक्मणो का मुकाबला न कर सकने पर यहाँ छिपने का अच्छा स्थान था । 

(ग) विद्याल मैदानी प्रदेश ः हिमालय के दक्षिण की तरफ सारा पजाब एक 
विशाल मैदान है जिसमे पाँच बडी नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ बहती है । इस 
क्षेत्र को दो मुख्य भागों मे बाँठा जा सकता है । 

() पूर्वी मैदान और (2) परिचिमी मैदान । 

. पूर्वी मैदान : पूर्वी मैदान यसुता और रावी नदी के बीच के इलाके को 

मानता जाता था। 

2. प्रिचमी मैदान : रावी से लेकर सिन्धु नदी तक का प्रदेश पश्चिमी भाग 

कहलाता था । 

दोझाब : मुगल काल से मैदानी इलाके का वर्णन पाँच दोझआाबों अर्थात्‌ दो 
दरियाओ्ं के बीच की भूमि के रूप में मिलता है। हर एक दोशझाब का नाम दोनों 
दरियाओं के नामों को मिलाकर बनाया जाता था । जैसे-- 

. प़िन्ध सागर दोआब : जेहलम और सिन्ध तदी के बीच' का प्रदेश । 

2. चज दोआब : चिनाब और जेहलम नदियों के बीच का प्रदेद । 

3. रचना दोआब : रावी और चिनाब नवियों के बीच का प्रदेश । 

4... बारी दोआब : ब्यास और रावी नदियो के बीच काः प्रदेश । 

यह प्रदेश बहुत अधिक उपजाऊ और पजाब का मध्य भाग होने के कारण भाज 

भी “माँका कहा जाता है । 
5. बिस्त जालम्धर दोधाब : सतलुज और व्यास नदियों के बीच का प्रदेश । 
यह प्रदेश भी बहुत उपजाऊ हैं और इसमे बहुत से प्रसिद्ध नगर स्थित है । 
भालता : यमुना और सतलुज के बीच के प्रदेश को मालवा कहा जाता है। इस 
भाग की भूमि न इतनी उपजाऊ थी, न ही यहाँ कोई प्रसिद्ध नगर थे । 


पजाब की भौगोलिक स्थिति और इतिहास पर उसका प्रभाव 5 


भूगोल का इतिहास पर सस्पुर्ण प्रभाव 

भौगोलिक दृष्टि से पजाब के इतिहास पर यहाँ की (क) जलवायु, (ख) उपजाऊ 
भूमि, (ग) नदियों के रूप मे प्राकृतिक सचार-साधनो का विशेष प्रभाव पडा है। 

(क) इस भूखण्ड मे निवासियों को काफी सुख-साधन उपलब्ध हो सकते है। 
उन्हे प्राकृतिक सुविधाओं के कारण जीवन की साधारण जरूरते प्राप्त करने के लिए 
ज्यादा परिश्रम नहीं करना पडता था। शायद, जलवायु गर्म और बहुत अधिक परिश्रम 
की जरूरत न होने के कारण पजाब के लोग कालातर में आ्ालसी हो गये और बाहर से 
होने वाले आक्रमणो का अ्रच्छा मुकाबला न कर सके । इसके मुकाबले मे उत्तर पश्चिम 
से श्राने वाले और पहाडो के रहने वाले आक्रमणकारी अक्सर सफल होते रहे । 

प्रसिद्ध इतिहासकार मुहम्मदलतीफ के शब्दों में 

“पंजाब अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का मुक्‌ठ और प्रवेश-द्वार 
बना रहा है। उत्तर की तरफ से हर एक आक्रमणकारी ने इस पर अधि- 
कार करने के बाद ही भारत के साम्राज्य को पाने की कोशिश की है ।” 
दूसरे शब्दों मे, प्राचीन काल से ही पजाब के लोगो को उत्तर-पश्चिम की दिशा से 
आक्रमणों का निरंतर मुकाबला करना पडा | इसका कारण यह भी है कि पजाब बाहरी 
आक्रमणों के मुकाबले के लिए देश की रक्षा की प्रथम पक्ति बना रहा है। भारत के 
ऊपर आक्रमण करने वालो को यहाँ पहले अपने कदम जमाने पडे । 

(ख) पंजाब का विशाल मंदानी प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 
इतिहास का बडा केन्द्र सिद्ध हुआ है । पजाब के मैदानों में ही देश मे प्रवेश करने वालो 
से राजनीतिक और सास्क्ृतिक संघर्ष होता रहा | पजाब के मैदानों से आगे जाकर ही 
बाहर से आने वाले भारत के शासक बनते रहे । इस दृष्टिकोण से पंजाब को एक बडा 
सास्कृतिक और राजनीतिक अखाडा या कुठाली भी कहा जा सकता है। यहाँ पर ही 
समय-समय पर प्रवेश करने वाले मध्य एशिया के लोगो को पंजाबियों से सबसे पहले 
संघर्ष करता पडा और यहाँ अपनी सत्ता जमाने के पश्चात्‌ ही वह आगे बढ सके थे । 
फलस्वरूप, भारत में, पजाब मे ही सबसे पहले राजनीतिक, सास्क्ृतिक, व्यापारिक 
आदान-प्रदान होता रहा है । पजाब की भौगोलिक स्थिति के फलस्वरूप ही यहाँ के लोगों 
का जीवन बाहर से आने वाले लोगों से, उनके आचार-विचार से सदा प्रभावित होता 
रहा है । बाहर के लोग भी यहाँ के लोगों के धर्म, चरित्र और आचार-विचार से प्रभावित 
हुए और इस प्रकार कई घामिक और सास्कृतिक आदोलन यहा शुरू हुए जो बाद मे देश 
के दूसरे भागों मे भी फैल गये । इस दृष्टिकोण से पंजाब को देश की एक प्रयोगशाला 
कहा जा सकता है, जहाँ से नई-नई विचारधाराएँ उदय होकर आगे फैलती रही है । 

(ग) पंजाब की नदियों का भी इस प्रदेश के इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा है। 
ये नदियाँ ही समय-समय पर स्थापित होने वाले राज्यों की सीमा का रूप धारण करती 
रही भर सुरक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हुईं । डाक्टर हरिराम गुप्ता के शब्दों मे “पंजाब 
की नदियाँ विशेषतौर पर प्राचीत काल में आक्रमणकारियों के लिए बडी प्राकृतिक 


6 पजाब का इतिहास 


रुकावटे सिद्ध होती रही । दरियाओ को पार करने की कठिनाइयो को सामने रखते हुए 
बहुत से आक्रमणकारी पहाडियो के साथ-साथ तराई प्रदेश से होकर जाने वाले रास्तों से 
दिल्‍ली पहुँचते रहे है। तराई के प्रदेश मे' नदियाँ अभी कम चौडी होती है और उन पर 
पुल बनाना भी अपेक्षाकृत ग्रासान था ।” 


प्‌जाब के दरियाओं का प्रवाह समय-समय पर बदलता रहा है जिसका इतिहास 
पर बहुत प्रभाव पडा है। कहा जाता है कि प्राचीनकाल की एक नदी जिसका नाम 
“हुरका” था और जो राजस्थान और सिन्ध के मरुस्थलो को सीचती थी, का चलना 
बन्द हो गया था। शायद यही वह सरस्वती नदी है, ऋषियो ने जिसकी बहुत स्तुति की 
है और जो बहुत छोटी होकर राजस्थान की रेतियों मे लुप्त हो' गई है । नदियों के साथ 
लगने वाले जगलो के विनाश के कारण कुछ उपजाऊ इलाका बजर बन गया था। कहा 
जाता है कि हरियाणा (जिस को हरा-भरा प्रदेश होने के कारण ही यह नाम दिया गया 
था) तैमूर के आक्रमण के समय (398) में इतना उपजाऊ था कि यहाँ पर गस्ते के 
जगल थे । अब' टोहाना और उसके भश्रासपास का इलाका इतना उपजाऊ नही है । 


भौगोलिक स्थिति के कारण हीं पजाब भारत के इतिहास में निर्णायक युद्धो का 
केन्द्र बना रहा । दिल्‍ली के शासको के लिए आवश्यक था कि राजधानी की रक्षा के लिए 
आाक्रमणकारी को यमुना और सतलुज के बीच कही रोका जाये | इसी कारण भारत के 
इतिहास मे प्रसिद्ध युद्ध थानेसर, कुरूक्षेत्र, तरावड़ी, सरहिन्द और पानीपत के स्थानों पर 
होते रहे हैं और ये सब स्थान मालवा प्रान्त मे स्थित है । 
भौगोलिक स्थिति और उसके कारण होने वाली ऐतिहासिक घटनाओं का पंजाब 
वासियों के जीवन पर बहुत प्रभाव पडा है । अक्सर लोगो को अपनी रक्षा का प्रबंध 
अपने आप करना पडता था | इसलिए पजाब वासियो का जीवन साधारणत. फौजी जीवन 
रहा है । अपनी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना उनके लिए बहुत आवश्यक था | 


बार-बार विदेशियों के श्राक्मण होने और उनके द्वारा धन-सम्पत्ति लूटे जाने के 
परिणामस्वरूप यहाँ के निवासियों का ध्येय “जो कभाया सो खाया” बन गया शौर वे धन- 
संचंय की झ्रादत को बुरी समझने लगे । इस विचारधारा का प्रमाण “खादा-पीता लाहें 
दा, बाकी अहमद शाहे दा” से मिलता है । पजाबियो के उदार और परिवतंनशील होने 
का भी शायद यही कारण है कि यहाँ पर आमतौर पर उथल-पुथल होती रही है मौर 
नये विचारों का प्राद न प्रदन दीता रहा है। समूचे तौर पर कहा जा सकता है कि 
पंजाब की -+णा क स्थिपि वा उसके इतिहास, धर्म, समाज एवं जनजीवन पर विशेष 
प्रभाव पडा है। इसलिए यह कहना गलत नही है कि पजाब की भौगोलिक स्थिति उसके 
इतिहास को समझने की कूजी है। उसका महत्त्व डाक्टर बुद्ध प्रकाश के दब्दों में कुछ 
इस तरह से है 
'पजाब के मैदान इसका सबसे महत्त्पर्ण शौगोलिक शअ्रंग है। ये विशाल मैदान ही 
पजाब की क्रुपि-सम्पत्ति के साधन है। यहाँ पर ही प्रसिद्ध शहर बसे भौर भ्रही पर महान्‌ 


पंजाब की भौगोलिक स्थिति और इतिहास पर उसका प्रभाव ५ 


सास्कृतिक और राजनीतिक परिवतेन होते रहे है। भारत के घामिक और सामाजिक 
तत्त्व सबसे पहले पंजाब मे ही समुत्पन्न हुए । भ्रत पजाब को भारत और मध्य एशिया 
के यायावर और परिवतेनशील सभ्यताञ्रो का टकराव केन्द्र कहा जा सकता है। परिणाम- 
स्वरूप यहाँ पर विज्ञान और सभ्यता की विशेष उन्नति हुई और लोगो मे एक सव्वेव्यापी 
दृष्टिकोण पैदा हुआ, उनकी रुचि नये-नये प्रयोग करने की हो गई । सबसे अधिक, यहाँ 
के लोगो मे दूसरो के दृष्टिकोण को समझ कर उसको अपनाने का साहस पैदा हुआ । 
इस तरह से पजाब मे नए-नए विचारो, दर्शनों और जीवन-मानों का उदय होता रहा, 
जिनका न केवल पजाब के लोगो के जीवन पर ही बल्कि समूचे भारत की ससस्‍्क्ृति पर 
भी बहुत प्रभाव पडा ।” 


अश्त 


[, शाम ज़हाल पार ढॉीलिटाॉड णी फाएशंदको लिापालड 0 शिग्रा्रां? था एड 
्राश09 २ 


पजाब की प्राकृतिक अवस्था का उसके इतिहास पर क्या प्रभाव पडा ” 
2... म्रणार 7068 णा -- 


(0) ४०४ 0 पाल श्थाब9, (7) ?ाज़ाल्यां शिध्वञाणार8 0 शिक्रा]80, (पा) 
ए0+%०06 6 एथ्थ्ापाह ए पिशा॥8ए६88४ ० (06 परशंण'ए ए 7६7०४, 


निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो 


(0) पजाब का नामकरण (४) पजाब की प्राकृतिक अवस्था (४) हिमालय 
की महत्ता और पजाब के इतिहास पर उसका प्रभाव । 


+ ्ृ च्खू 
पंजाब क इतिहास क स्रोत 


यह सत्य है कि किसी देश के इतिहास का आधार मुख्यतौर पर उसके स्रोत 
होते है । पजाब के मध्यकालीन इतिहास के बारे मे बहुत कठिनाइयाँ इस कारण है कि 
उसको लिखने के लिए बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। मध्यकालीन पजाब के इतिहास 
के स्रोतो का जो अपेक्षाकृत भ्रभाव है, उसके कुछ विशेष कारण है । पहला तो यह कि 
निरतर राजनीतिक उथल-पुथल होते रहने के कारण बहुत कम तत्कालीन ऐनिहासिक 
पुस्तके उपलब्ध है। दूसरा, सिक्‍्ल मत और इस्लाम के बीच सघर्ष राजनीतिक न होकर 
धामिक' एवं सामाजिक हो गया, इसलिए वास्तविक रूप से घटनाओं का वर्णन नही 
किया गया । सिख मत के विकास के बारे में भी बहुत सी बाते धामिक पक्षपात से 
रहित नही हैं । इन कारणो के इलावा इस काल के इतिहास के स्रोत काफी बिखरे हुए 
है । इन सब कठिनाइयों को सामने रखते हुए इस काल का इतिहास जानने के लिए 
भिन्‍न-भिन्‍न स्रोतों को इकट्ठा करके और काफी विचार करने पर ही ऐतिहासिक तथ्यों 
का कुछ हद तक ठीक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तथापि पजाब के मध्यकालीन इतिहास 
के स्नोतो को दो मुख्य भागों मे बाँठा जा सकता है । 

।, समकालीन अ्रथवा प्राइमरी (मौलिक ) ल्लोत 
(क) धार्मिक साहित्य 

समकालीन स्रोतो मे सर्वप्रमुख है धाभमिक साहित्य जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित 
आते है . 

। श्राद्िग्रन्य यह सिक्ख धर्म का मूल आधार है और सबसे श्रेष्ठ ग्रन्थ है । 
इसका इतिहास के स्रोत के रूप में विशेष महत्त्व है। इस ग्रन्थ में उस समय के प्रवत्तंक 
गूरु तानक देव जी के सम्बन्ध मे कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटानाओ का भी जिक्र है जिनकी 
चर्चा उन्होने स्वयं की है । इसमे सामाजिक और आधिक स्थिति का भी समुचित सिहाबलोकन 
और समालोचन किया गया है । गुरु नानक देव जी ने अपने धर्म का वर्णन करते हुए उस 
समय की राजनीतिक दु्दशा, धामिक कुरीतियों और आाथिक कठिहइनाथों का भी जिक्र 
किया है। अत श्रादि ग्न्थ अपने काल के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। ' 

2. धामिक वारां ऐतिहासिक घटनाओं को कविता के रूप मे. बयान करने 
का एक विशेष तरीका है जो पंजाबियों में प्रचलित है। वार कव्रिता की बहुत प्राचीन 
विधा है । चूँकि यह अक्सर तत्कालीन तथ्यों पर आधारित होती है, इसलिए इसमे काफी 
ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। एक विशेष प्रकार से गाए जाने के कारण यह पींढी- 
दर-पीढी चलती रहती है। प्रसिद्ध धामिक “वारौ” के निम्नलिखित नाम है * 


पंजाब के इतिहास के स्रोत 9 


(7) ढदीके दी वार यह दो कवियों सत्ता और बलवन्द द्वारा रचित है जो कि 

हज साहिब मे मिलती है । इस“वार” में पहले 5 गुरुओ के बारे मे जानकारी प्राप्त 
। 

(77) गौरी दी वारा यह भाई जेठा जी, जो किबाद में गुर रामदास 
के हज प्रसिद्ध हुए, द्वारा रचित है। इसमे गुरु अमरदास जी (तीसरे गुरु) का 
वर्णन है। 

(एं) सच नाम दी वाणी कवि सुन्दर द्वारा रचित है। इस कविता से हमे 
उस काल की राजनीतिक, धामिक और सामाजिक दशा का पता चलता है। 

(7४) भाई ग्रदास की बारें गुरु अर्जुन देव जी के काल मे लिखी हुई भाई 
गुरुदास की कुल 40 वारे आदि ग्रन्थ मे मिलती है। इसमे से केवल पहली, दसवी, 
चौबीसवी और पच्चीसवी ही ऐतिहासिक महत्त्व की है। इन वारो से हमे गूरु नानकदेव 
जी के जीवन और उतकी “उदासियो” का वर्णन मिलता है । 

“दइबिस्ताँ-ई-मज़ाहब'” : फारसी भाषा मे मोहसिन-फानी की यह धार्मिक पुस्तक 
पाँचवे, छठे और सातवे गुरु साहिब के काल से सबध रखती है। इस उदार धामिक 
विचार वाले लेखक ने सिक्‍ख धर्म के विकास का अच्छे रूप मे वर्णन किया है । उसका 
दृष्टिकोण धामिक पक्षपात से रहित है। मोहिसन-फानी छठे गुरु हरगोबिन्द जी के 
मित्र थे । 

(ख) जीवन-चरित 

इस श्रेणी की पुस्तके, जो कि उस समय के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे मे लिखी गईं, 
इतिहास के स्नोतो के रूप में बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

]. विचित्न नाठक इस किस्म के ग्रन्थों मे गुरु गोबिन्द सिंह जी का विचित्र 
चाटक जो कि उन्होने भ्रात्मचरित के ढग से लिखा था उल्लेखनीय है । ब्रजभाषा में लिखी 
इस पुस्तक में गुरु गोबिन्द सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत पर भ्रकाञ 
डाला है और अपने जीवत की कुछ घटनाओं और “भगाणी के युद्ध/ (जो कि सन्‌ 
]686 में भगाणी नामक स्थान पर उन्होने पहाडी राजाओं के विरुद्ध लडा था) का 
वर्णन किया है। इसके श्रतिरिक्त इसमे गुरु गोबिन्द सिह जी के अपने जीवन भर 
उनके ध्येय पर भी प्रचुर सामग्री मिलती है। ; 

2, “जफर-तामा' श्र्थात्‌ विजय-पत्र : यह वह लम्बा पत्र है जो गुरु गोबिल्द 
सिंह जी ने 8 वी शताब्दी के आरम्भ मे उक्त समय के मुगल सम्राट ओऔरगजेब को 
लिखा था। इस ऐतिहासिक पत्र में गुरु जी ने अपने और उनके परिवार पर किये 
गये झत्याचारों का वर्णन करते हुए औरंगजेब को खरी-खरी सुनाई है और मत को स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि उन्होने अपने घर्मं की रक्षा के लिए तलवार केवल उस. समय 
उठाई जब किसी और तरीके से काम तही चल सका था उनके दब्दों में * 

“न-कार-अज़ हमाँ हील्लते विगु-ज़श्त, 
हलालस्त शमशीर बुदंन-बै-दस्त” 


0 पजाब का इतिहास 


(अर्थात्‌ जब काम किसी भी हीले से न निकल सके तो हाथ में ततवार उठाना 
उचित होता है) 

3 अहवाल-ए-अदीना बेग : पजाब के प्रसिद्ध राजनीतिन् और दूवाव बिस्त 
जालन्धर के फौजदार के जीवन से सबधित यह पुस्तक किसी अज्ञात लेखक ने फारसी में 
लिखी । चूँकि इस पुस्तक में इस प्रसिद्ध पजाबी के जीवन की घटनाओं का जिक्र है, 
इसलिए 8 वी शताब्दी के मध्य के पजाब के राजनीतिक जीवन को जानने में इसका 
महत्त्व बहुत अधिक है । भ्रदीनाबेग बहुत ही छोटे श्रोहदे से अपनी मेहनत और सूझबूम 
से प्रान्त का गर्वनर बन गया था । 

4. “तहमास नासा अर्थात्‌ एक गुलाम की आत्मकथा: फारसी की इस 
पुस्तक में तहमास खाँ नामी एक मुसलमान जो कि किसी समय एक गुलाम था, के 
जीवन का वर्णन है । तहमास खाँ मिसकीन के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह अपनी योग्यता 
से पंजाब के गवर्नर का सचिव बना था। वह मीर मन्‍न्‌ की धर्म पत्नी मुगलानी बेगम का 
प्राइवेट सेक्र टरी रहा था । मीर मन्‍नू की मृत्यु के पश्चात्‌ मुगलानी बेगम के समय में पजाब 
क्री राजीतिक दुदंशा का मिसकीन ने बहुत श्रच्छा वर्णन किया है। मिसकीन कई स्थानों 
पर जुद-जुदा नामो से रहा था । अपनी प्रात्मकथा मे उसने अब्दाली के भ्राक्रमणो, मुगलानी 
बेगम के राजनीतिक षड़्यन्त्रो और मराठो के लाहौर मे प्रवेश पर प्रकाश डाला है । 
उसने लिखा है कि उसने सन्‌ 758 ईस्वी मे लाहौर पर मराठों के आक्रमण के समय 
किले के द्वार खुद खुलवाये थे और इस प्रकार वे लाहौर के मालिक बने थे । 

(ग) ऐतिहासिक सामग्री 


 जीवतियाँ मध्यकालीन पजाब के इतिहास के बारे में बहुत से स्थानों 
से ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त की गई है। इसमे शामिल है. प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ 
गुलबदन बेगम का “बाबर नामा”, अकबर के समय में रचित “ग्राईने अकब री, 
जहांगीर की लिखी “तोज्ञक-ए-जहागीरी” । पहली दो पुस्तकों से उस समय के इतिहास 
पर काफी प्रभाव पडता है । सम्राट जहागीर की रचित तोजक में उसने शअ्रपने शब्दो 
में लिखा है कि किस आधार पर उन्होंने गुरु श्रर्जुन देव को मृत्यु दण्ड दिया था। तोजक 
में लिखा है “गोईन्दवाल जो कि ब्याह (ब्यास) के किनारे पर है, में एक अर्जुन 
नामी हिन्दू है जिसने साधु-सत का रूप धारण करके कुछ सीधे-सादे हिन्दुओं पर प्रभाव 
डाला है । उसने कुछ मूर्ख और नावाकिफ मुसलमानों को भी अपने साथ मिला लिया 
है । 3-4 पुछ्तो से धामिक रूप मे उनकी यह दुकान खूब चलती रही है। कई बार 
सेरे मन भे आया कि इस मिथ्या काम का अ्रन्त कर दिया जाए या इसको इस्लाम 
जमात मे शामिल कर लिया जाए। 

2. जंग नासा काजीं न्र सुहेस्मद का: अहमदक्ाह श्रब्दाली के साथ पंजाब 
से उसके सातवें श्राक्राण के समय सन्‌ 765 में आने वाले प्रसिद्ध लेखक काजी नूर 
मुहम्मद ने यहू जगनामा लिखा था। इसमे उसने अफगानों के साथ सिक्खों के 
संघर्ष का विस्तृत वर्णन किया है । काजी तूर मुहम्मद की यह पुस्तक धामिक पक्षपात 


पजाब के इतिहास के स्रोत 8 


से पूर्ण है और इसमे सिक्‍खो के बारे मे बहुत गदी भाषा का प्रयोग किया गया। प्रत्येक 
सिक्‍्ख के लिए बुरे से बुरे शब्द बरतने के बावजूद भी उसने इस बात को माना है कि उनके 
सगठन में अपने धर्म के लिए कुरबानी देने और युद्ध,मे सख्त से सख्त कठिनाइयों को भेलने 
वाले सिक्‍ख की बहुत कद्र है। अन्त मे उसने खुद लिखा है कि सिक्‍ख युद्ध मे शेर की 
तरह लडते थे और अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ न्‍्यौछावर करने के लिए तैयार 
थे । इस पुस्तक का समकालीन वर्णन इतिहास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

3 ऐतिहासिक स्रोतो के रूप मे प्रसिद्ध युद्धो के बारे मे लिखी गई “वारो/ या 
“जगनामो” का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये रचनाएँ जनसाधारण में जोश पैदा 
करने के लिए महत्त्वपूर्ण युद्धो या योद्धाश के बारे मे लिखी जाती थी । उदाहरण के 
तौर पर गुरु गोबिन्द सिंह जी के काल से सबधित “भगाणी की वार” जिसका जिक्र 
पहले किया गया है, एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। इसका सग्रह फतेहनामा “गुरु खालसा” 
जी के नाम से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा प्रकाशित किया गया है! इसी 
तरह शाह मुहम्मद कृत “जगनामा-लाहौर” भी बहुत प्रसिद्ध वार है। जिसमे सिक्खो 
और. भ्रग्नेजो की पहली लडाई का भरपूर वर्णन है जो बहुत प्रभावशाली भी है । 

.. समकालीन विदेशियों की लिखी हुई पुस्तकों मे प्रमुख पुस्तक “ए जरनी फ्राम 
बंगाल टू इग्लैंड” फौरेस्टर साहिब द्वारा रचित है। इसमे उत्तरी भारत में सन्‌ 
782-83 की उसकी यात्रा का वर्णन है। उस समय की राजनीतिक श्रवस्था के 
साथ-साथ उसने सिक्खो द्वारा राजनीतिक भ्रधिकार प्राप्त करने और पजाब मे मिसलो 
के रूप में राज्य कायम करने का विशेष वर्णन किया है। उसने उस समय की दशा का 
ही सच्चा वर्णन नहीं किया, बल्कि महाराजा रणजीत सिह के द्वारा पजाब पर प्रधिकार 
प्राप्त करने की ओर भी स्पष्ट इआरा किया है। हालाकि यह पुस्तक रणजीत सिंह के 
जन्म से तीन चार साल बाद लिखी गयी थी, पर यह भविष्यवाणी सच्ची हो गई। 
(घ) शिजा-लेख 

सन्‌ 96 में जो पजाबी सैनिक पहले विश्वयुद्ध में भाग लेने बिदेशो में गये थे, 
उन्होने बगदाद में एक शिला-लेख का पता लगाया था जिसमे गृरु नानक देव जी के 
सन्‌ 520 मे वहाँ जाने का ओर वहाँ के प्रसिद्ध मुस्लिम सत शाह बहलोल से मिलने का 
वर्णन है | यह अपने ढंग का एक शत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत है । 

(४7) हुक्मनासे 

सिक्ख गरुओं ने समय-समय पर प्रसिद्ध व्यक्तियों या सिक्‍्ख सगतों के नाम जो 
पत्र जारी किये और जिनको “हुवमनामे” कहा जाता है, ऐतिहासिक सामग्री के रूप 
में बहुत महत्त्वपूर्ण है। इन हुवमनामों से हमे उन विशेष घटानाम्रो का पता चलता है 
जिनके कारण ये जारी किये गये थे | पदियाला राजपरिवार के पास उनके पूर्वजों 
घिलोका और रामा के नाम जारी किये गये सन्‌ 696 के हुक्मनामे अब भी सुरक्षित 
है । जिसमे गुरु साहिब ने प्रपती सेना सहित उनकी सहायता के लिए आने का भ्रादेश 
देते हुए लिखा था “तेरा घर सो मेरा से” । इससे सिद्ध होता है कि पटियाला राज- 


हूँ 


१2 पजाब का इतिहास 


परिवार घराना गुरु साहिब के बहुत निकट था। इसी प्रकार के बहुत से हुक्मनामे 
विशेष तौर पर गुरु तेगबहाद र जी ने और गृरु गोबिन्द सिंह जी ने सगतो के नाम 
लिखे थे | दक्षिण मे मुगल सम्राट्‌ के साथ जाने के पदचात्‌ उन्होने प्रसिद्ध अनुयायियों 
को एक विशेष हुक्मनामा देकर बन्दा बहादुर के साथ भेजा था, जिस मे सिक्‍खो को 
उनका साथ देने और उनको अपना फौजी लीडर मानने के लिए कहा गया था। ऐसे 
हक्मनामो का एक सग्रह डाक्टर गण्डा सिंह ने सन्‌ 4966 मे प्रकाशित किया है। 
(च) ऐतिहासिक भवन तथा स्थान 

सिक्‍्ख धर्म के अनेक प्रसिद्ध गुरुद्वारो का इस दिशा मे खास महत्त्व है। क्योकि 
अधिकतर यह गुरुद्वारे वहाँ बनाये गये है जहा पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएँ घटी । 
सिक्खो के चार बडे गुरुद्वारे “तख्त” कहलाते है जैसे कि अमृतसर, आनन्दपुर, पटना 
और नादेड के ऐतिहासिक गरुद्वारे । इसके इलावा भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर और भी 
बहुत से ऐतिहासिक गुरुद्वारे बने हुए है जिनसे उनके साथ सबधित ऐतिहासक घटनाओं 
का पता चलता है। 

इन्ही दिनो पजाब सरकार ने “गोबिन्द सिह मार्ग” का निर्माण किया है। 
यह मार्ग सिकक्‍्ख ऐतिहासिक स्थान जहाँ पर कि खालसा का जन्म हुआ था, आनन्दपुर 
साहिब से भारम्भ होकर तलवन्डी साबू अथवा मुक्तसर तक जाता है। इस 600 
किलोमीटर से अ्रधिक लम्बे मार्ग द्वारा 9! ऐतिहासिक गुरुद्वारों की यात्रा की जा सकती 
है जो कि इस मार्ग के ऊपर स्थित है । 
(छ) अवशेष 

सिक्‍्ख गृरुओ के साथ सबंध रखने वाली बहुत सी वस्तुएँ भी कई जगहों पर 
सरक्षित रखी हुई है। इनमे भ्रधिकतर दास्त्र है। गुरु गोबिन्द सिंह जी के कुछ शस्त्र 
उनके तीन सौवे जन्मदिवस के समय पर विशेष तौर पर भारत ने इश्लैड से प्राप्त किये 
थे | इसी प्रकार गुरुओ के पवित्र वस्त्र और शस्त्र कई स्थानों पर गुरुद्वारो मे रखे हुए 
मिलते है । 

गुरु हर गोबिन्द जी का प्रसिद्ध खण्डा और कुछ शस्त्र जिला जालन्धर में 
करतारपुर मे सोढी साहब के पास है। जिला लुधियाना मे गुरुद्वारा कढानी में गुरु 
हरयोबिन्द सिंह जी का एक अ्गरखा (52 कलियो वाला), एक पोथी और जूतियों 
का एक जोड़ा भी पडा है। अ्गरखे के बारे में कहा जाता है कि यह वही अ्गरखा था 
जिसको वे ग्वालियर किले से मुक्त होने पर पहने हुए थे। वे अपने साथ दूसरे 
राजनीतिक बन्दियो को भी छुडाकर लाये थे और हर एक बन्दी ने इस श्रगरणे की 
एक-एक कली प्रकड ली थी | इस घटना के आधार पर उनको “बन्दी छोड बाबा” का 
सम्मान प्राप्त हुआ था । गुरु गोबिन्द सिंह जी के प्रप्तिद्ध हुक्मनामो, जो कि उन्होंने 
रामा और तिलोका को भेजे थे, के साथ और भी बहुत सी पवित्र चीजें बर्ज बाबा 
झाला सिंह, किला मुबारिक, पटियाला मे सुरक्षित है । 
(ज) पारिवारिक रिकार्ड 


' पंजाब के बहुत से विशिष्ट परिवारों के पास वे विशेष पत्र और सनदे मौजूद 


पजाब के इतिहास के स्रोत 3 


है जिनसे उन परिवारों के इतिहास का पता चलता है। यह सनदे अधिकतर जागीर प्राप्त 
करने या दूसरी ऐसी सेवाओ के बारे में है जोकि उन परिवारों ने उस समय की 
सरकार की की और जिनके दृष्टिगत जागीरे या दूसरे इनाम उन्हे दिये गये । 

कुछ सन्त साधुश्रो के डेरे भी ऐसे है जिनके पास पुरानी सनदे है जिन से पता 
लगता है कि वे कितने पुराने है और उनको डेरे की सम्पत्ति किस धर्मार्थ कृत्य के लिए 
दी गई थी। मालवा मे बहुत से साधुओं के ऐसे डेरे है जिन्हे सरकार से जागीरे 
प्राप्त थी । 

जिला गुरदासपुर के जखवार नामक स्थान मे भी जोगियो का एक ऐसा डेरा 
है, जिनके पास मुगलकाल की सनदे है । 

जीन्द के निकट कुछ भाट परिवारों के पास ऐसी प्राचीन “बहियाँ” है जिनमे 
उन्होने अपने जजमानों की कई पुश्तो का वर्णन किया हुआ है। अ्रत. इन बहियो से 
उन परिवारो के इतिहास का पता चलता है। यही नही कुछ ऐतिहासिक घटनाओो का भी 
उनमे वर्णन है । यह “बहिएँ” जिस लिपि मे लिखी है, उसे “भटाक्षरी” कहा जाता है। 
खासतौर पर इन बहियो द्वारा भाई मनी सिंह जी कि शहीदी और भ्रानन्दपुर की 
महान्‌ घटनाओं का पता लगता है । इन बहियो को माइक्रोफिल्म करके पटियाला के 
अभिलेखागार मे रखा गया है । 
(फ) संधियों और विशेष प्रसाणपत्र 

सिक्‍्ख काल मे मिसलो के साथ होने वाली कुछ सधियो के दस्तावेज और 
पटियाला राजघराने को दी हुई भ्रहमदशाह अब्दाली की विशेष सनदे भी पटियाला के 
अभिलेखागार मे मौजूद है । कुछ इकरारनामे, जो जनरल पैरो, जा टामस और जयपुर 
नरेश और मिसलो के बीच हुए थे, अपने असली रूप में पजाब के श्रभिलेखागार 
में मौजूद है। 

[ सेकेन्डरी श्रथवा दूसरी श्रणी के स्रोत 

सकेन्डरी स्रोत वे स्नोत है जो घटनाओ के बाद मे लिखे गये, श्रत इनका महत्त्व 
द्वितीय दर्जे का ही है । 
(क) जन्म साखियाँ 

इन ख्लरोतो मे सबसे महत्त्वपूर्ण “जन्म साखियाँ” है। यह गुरु नानकदेव जी के 
जीवन के बारे में परम्परागत कथाएँ है । इन प्रचलित कथाओं के लेखकों के नामों का 
पता नही है । जन्मसाखी के रूप मे इनको सबसे पहले गुरु नानक देव जी की मृत्यु के 
80 साल के बाद लिखित रूप में लाया गया था। इसके अनतर इन में कई प्रकार 
के परिवरतंन किये जाते रहे है।यह कथाएँ पौराणिक कथाओं से मिलती-जुलती है । 
सरदार खुशवन्त सिंह के शब्दों मे ऐसा लगता है कि ये साखियाँ * 

“ग्रधपढ लोगो ने अनपढ़ श्रोताओं के लिये लिखी थी” 

इनका बहुत सा अश काल्पनिक है और ये देवी-देवताशो की तरह किसी 


]4 पजाब का इतिहास 
अलौकिक शक्ति पर झाघारित है। इनमे से निम्नलिखत तीन जन्म साखिया 
प्रमुख है 

! पुरातन जन्म साखी यह सन्‌ 772 मे प्राप्त हुई थी। इसे एक 
प्रसिद्ध अ्ग्रेज कोल ब्रुक साहिब सन्‌ 85 में विलायत ले गये । इसकी एक प्रति ट॒म्प 
साहिब को दी गई थी जबकि वह गुरु ग्रथ साहिब का अनुवाद कर रहे थे | इस जन्म 
साखी को विलायत वाली जन्म साखी कहते है। बाद में पजाब के लैफूटीनैन्ट गवर्नर 
एचिसन ने इसे वापिस मगवाया और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने इसे छपवाया । 

2 हाफिज्ञाबाद वाली जन्म साखी औरियण्टल कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर 
'गुरमुख सिंह ने यह जन्मसाखी हाफिजाबाद से प्राप्त की थी । यह बहुत हद तक विलायत 
वाली जन्म साखी से मिलती है, सिर्फ थोडा सा अन्तर है। 

3 भाई बाला वाली जन्म साखो : यह जन्मसाखी बाला की लिखी हुई कही 
जाती है जो कि उन्होने गुरु अगद के कहने पर लिखी थी । 

जन्म साखियाँ गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे मे कुछ ऐसी घटनाओो का 
वर्णन करती है जो कि किसी और जगह नहीं मिलती | प्रत्येक जन्मसाखी मे वाणित 
घटनाओं को बहुत विचार करने और दूसरी घटनाओं द्वारा उनकी पृष्टि होने पर ही 
सत्य माना जाना चाहिये। जन्म साखी का उद्देश्य गुरु नानक देव जी की महानता का 
वर्णन है । इस रूप मे बहुत सी श्रसभव बाते भी इन में आ गई है । 


(ख) दूसरे धामिक ग्रन्थ 

जन्म साखी की तरह ही सिक्‍खो के कुछ झश्रौर धामिक ग्रन्थ भी है | इन मे से 

निम्नलिखित उल्लेखनीय है 

., “प्राचीन पथ प्रकाश” नामक ग्रन्थ भाई रत्न सिंह मगू का लिखा हुआ है जो 
कि अधिकतर जन्म साखी पर ही श्राधारित है । 

2. ज्ञानी ज्ञान सिंह जी द्वारा रचित “पन्थ प्रकाश” प्राचीन पन्‍्थ प्रकाश से काफी 
मिलता-जुलता है। इसमे तिथियाँ काफी गलत है । 

3 भाई सतोख सिंह द्वारा रचित “सुरज प्रकाश” एक और प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थ 
है जिसमे सिकख धर्म का विस्तारपुर्वंक वर्णन उल्लिखित है। परल्तु 
ऐतिहासिक तथ्य खोजने के लिए इसको भी बहुत सोचविचार से पढना 
चाहिये । 

(ग) लोक गीत या गाथाएँ 

पंजाब में प्रचलित बहुत सी लोक-कथाएँ ऐसी है जो कि लोगों को शूरवीर और 
'साहसी बनाने के उद्देश्य से लिखी गई थी'। इनका विज्लेष तौर पर गुरु हरगोबिन्द सिंह 
जी ने उपयोग किया था जो कि अपने साथियों को यूद्ध प्रेमी: बनाना चाहते थे। ये 
गाथाएँ हिन्दू, मुसलमान भर सिक्ख कवियों द्वारा समय-समय पर रची गईं | 

पजाब मे प्रत्नलित कुछ कविताएँ ऐसी भी है जिनसे ऐतिहासिक घटनाओं का 


पजाब के इतिहास के स्रोत 85 


ज्ञान होता है। मीर मनन्‍त्‌ू के समय मे सिकखो मे यह कविता मशहूर थी 
“मनन्‍्नू असा दी दात्री, श्रसी है उस दे सोये, 
ज्यूँ-ज्यूं सानू वढदा, दूण सिवाये होये,” 
अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों के समय मे होने वाली अराजकता और लूठ- 
खसूट के कारण पजाब के लोगो मे यह उक्ति आम प्रचलित थी--“खादा पीता लाहे दा, 
बाकी श्रहमद शाहे दा ।” इससे स्पष्ट होता है कि पजाबियों का ऐसा आचार ही बन 
गया था कि जो कुछ सम्पत्ति अपने पास हो उसको खा-पीकर समाप्त करना चाहिये 
क्योकि यदि कुछ बाकी रह गया तो उसे अहमदशाह लूट ले जाएगा । इसी तरह पानीपत 
की तीसरी लडाई, जिस की तिथि हिजरी साल 474 का (सन्‌ 762) जमादी-उल- 
सानी मास है, का वर्णन एक समकालीन लोकमीत मे इस तरह किया गया है-- 
“यारह से पर बर्स 74, पानीपत में हुआ क्रित्र 
7 जमादी उलसानी, हार मराठा जीत दुर्रनी” 
इसके अलावा और भी बहुत से ऐतिहासिक कवित्त पजाब मे प्रचलित थे जिन 
से सबधित घटनाओ का ज्ञान होता है । 


उपर्युक्त उदाहरण से सिद्ध होता है कि पजाब के ऐतिहासिक स्रोतों के भिन्‍न- 
भिन्‍त साधन अथवा उनके बिखरे हुए होने के बावजूद इस किस्म के फुटकर स्रोतो का 
अध्ययन करने से हमे पजाब के इतिहास का काफी ज्ञान हो सकता है और उसकी रूप- 
रेखा भी स्पष्ट हो जाती है । 


अईय 


॥.. फएातां6 8 द्याहवा गरठणाल गा पाल हैका ठाबा॥।॥, फ0्ज़ क्वि', 70फ7 ऐप 
॥6 #फप्69 णी धाल उाध्राए एजाग60 098 एण76 #6ए0 979 3 पद 0 
6 500ावा बात 79णाएट्बां ग्रड॑ण'ए 0 06 एबआ]80 4प्राप्पाह 6 60 
(शाप्रप. 
आदि ग्रन्थ पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए। आप के विचार में सोलहवी 
शताब्दी के पजाब के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को जानने के 
लिए ग्रथ साहिब का अध्ययन कहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकता है । 

2. (फ्रा०थॉी५ ल्क्षायाएल 6 गरद्ापार बाते 00्राध्यांड ए ॥6 5007085 रण 
2वए शांत ग्राइगए (6 9७०06 ए 8-50 6प्रा8) भात॑ 800फ7 ॥09४ 
चिए (69 ॥8ए8 #00 हल 0 डाशाए पड बशशाधा।ए 8000ए7 रण 
[6 ९ए७7(5$ ? 
प्रारभिक सिक्‍्ख इतिहास के स्रोतो (पहले से पाँचवे गुरु तक) के स्वरूप और 
विषयवस्तू की, तकंसहित विवेचन कीजिए और यह भी बताइये कि ये 


स्रोत घटनाश्रो का प्रामाणिक लेखा-जोखा देने मे कहाँ तक सहायक सिद्ध 
हुए है ” 


रे 


पंद्रहवीं डाताब्दी क अन्त में पंजाबकी राजनीतिक, 
धामिक, सामाजिक तथा आर्धश्रिक स्थिति 


मध्य काल से मुसलमानों के पजाब मे प्रवेश करने और यहाँ पर अपना राज्य 
स्थापित करने के पदचात्‌ यहाँ के लोगो के जन-जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवतंन हुए थे । 
मुसलमानों के राज्य की सबसे बडी और नई विशेषता यह थी कि उन्होंने भ्रपती हुकूमत 
(गासन) की नीव धासिक नीति पर रखी थी। पजाब मे सत्ता प्राप्त करने का उनका 
कम-से-कम कथित उद्देश्य इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना था। चूँकि इस्लाम 
धरम को मानते वाले अल्प सख्या मे थे, इसलिए उन्होने अपनी सत्ता कायम रखने के 
लिए हर प्रकार से अहुसस्यक गैरमुसलमानों पर अपने धमं का प्रभाव डाला और 
इस्लाम के प्रति विशेष वफादारी का, जैसे भी हो सका और जितना भी हो सका, 
प्रमाण देने की कोशिश की । 

पजाब के लोगो मे अपनी पुरानी धामिक सहिष्णुता की परम्परा के विरुद्ध इस 
धामिक नीति की बहुत अद्भुत प्रतिक्रिया हुई । मुसलमानों से पहले जो अनेक आरक्रमण- 
कारी यहाँ श्राये थे उनकी राजनीतिक सत्ता धर्मं पर आधारित नहीं थी। इसी कारण 
वे सास्कृतिक रूप में यहाँ के समाज का एक श्रग बन गये थे और यहाँ ऐसे घुल-मिल 
गये थे कि उनका विदेशीपन बिल्कुल गायब हो गया था । 
राजनीतिक शअ्रवस्था 

तेरहवी शताब्दी के आरम्भ से पजाब मे सुलतानो का मुस्लिम राज्य चलता आा 
रहा था। समय बीतने पर भारतीय धर्म, जन-जीवन और रीति-रिवाजो का भी इस्लाम 
पर प्रभाव पड चुका था | इस्लाम एक मिहशनरी धर्म होने के कारण अलग धर्म तो जरूर 
रहा पर उसका रूप काफी बदल गया था । 

मुसलमानों के सास्कृतिक जीवन की उच्चता को गैरमुसलमानों ने कभी स्वीकार 
नहीं किया था | इसी कारण उनका राज्य होते हुए भी उनको सस्कृति को उच्च' नही 
समभा गया और नही उनका मन से सम्मान किया गया। हिन्दू प्रजा अ्पने' शासकों 
को मलेच्छ मानती रही और उनके राज्य को एक मुसीबत । 

मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टिकोण से जो सफलता मिली थी वह उस समय 
की भारतीय राजनीतिक दक्षा की कमजोरी का प्रतीक थी। सुलतानों के राज्य मे उनकी 
अपनी अदरूनी अवस्था भी धीरे-धीरे विगड़ती गई थी। इस बारे में तैमूर लग का 
सन्‌ 3398 का आक्रमण यह सिद्ध करने के लिए काफी था कि सुलतानों का शासन - 

66५ 


8 पजाब का इतिहास 


प्रबन्ध खोखला हो चुका था और उस की शक्ति हीन हो चुकी थी। केन्द्रीय राज्य 
की सत्ता घटनी शुरू हो गई थी और प्रादेशिक राज्य स्थापित होने शुरू हो गये थे और 
वे दिन प्रतिदिन अ्रधिकाधिक प्रबल होते जा रहे थे । 

पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य मे लोधी सुलतान दिल्‍ली मे राज्य करते थे जिन मे से 
बहलोल' लोधी 45-89, सिकन्दर लोधी 489-]57 और इब्नाहीम लोधो 57- 
526 ईस्वी तक राज्य करते रहे थे। लोधी वश के समय मे, जैसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है, तैमूर के आक्रमणो का फल प्रादेशिक राज्यों के उभरने के रूप में काफी 
स्पष्ट हो चुका था। उस समय सुलतान का अपना दर्जा भी इतना नीचा हो गया था कि 
उसको केवल एक मुखिया माना जाता था। सूलतान खुद भी अपनी महानता कम 
दिखाना चाहते थे | यह इस बात से स्पष्ट होता है कि बहलोल लोधी राज सिहासन 
पर बैठने की बजाय अपने अ्रमी रो-वजी रो के साथ फर्श पर बैठना पसन्द करता था और 
सामाजिक सम्मेलनो मे भी उनके साथ घुलना-मिलना पसन्द करता था। इस से 
उनके कुछ प्रसिद्ध अमीरो तथा सबधियो के हौसले इतने बढ गये थे कि वह सत्ता 
छीनने के लिए उत्सुक थे और कई तो इसके लिए षड़यत्र भी रचने लगे थे। अमी रो- 
वजीरो मे आपसी मतभेद और ईर्ष्या भी काफी बढ चुकी थी। इन सब कारणों से 
राजनीतिक अवस्था काफी छिन्त-भिन्‍न, ढीली और म्रष्ट हो गई थी । इस झ्रापसी फूट 
का फल, जैसा कि भारत के इतिहास मे होता रहा है, एक बार फिर बाहरी आक्रमण के 
रूप में हुआ । इस अवस्था को देखकर ही और लोधी परिवार के कुछ सदस्यों तथा 
प्रसिद्ध अधिकारियों के निमन्‍्त्रण पर ही बाबर जो कि अपने छोटे से फरगाना राज्य में 
अपनी सत्ता खो बेठा था काबुल के रास्ते पजाब पर कई आक्रमण करने और अपनी 
शक्ति बढाने के परचात्‌ भारत का सम्नाट बनने के स्वप्न देख रहा था । 
धामिक अ्रवस्था 

धांमिक रूप मे भी पजाब की इस काल' में काफी बुरी दशा थी । मुस्लिम राज्य 
घर्मं पर आधारित था और इस कारण इस्लाम के न मानने वालो को वे अधिकार प्राप्त 
नही थे जो मुसलमानों को दिये गये थे। इस्लाम के भारत मे प्रवेश से घामिक संघर्ष 
का सूत्रपात हुआ था और मुसलमान हाकिम इस पर बहुत बल देते थे। इस्लाम के 
प्रति श्रपनी विशेष श्रद्धा दिखाने शौर बहु संख्यक गैर मुसलमानों को उनका नीचा दर्जा 
जताने के लिए धर्म के नाम पर बहुत से दुव्यंवहार तथा श्रत्याचार भी करते थे । इस 
काल मे मन्दिरों को तोडने और इस्लाम के न मानने वालो को कत्ल करने की अनेक 
घटनाएँ होती रहती थी । कुतबुद्दीम एबक के बारे में कहा जाता है कि उसने 700 
मन्दिर तोडकर उनके स्थान, पर मस्जिदें बनवा दी थी । चित्तौड की विजय के समय 
अलाउद्दीन खिलजी ने 30 हजार हिन्दुओं को कत्ल कर दिया था। इसी तरह तुमलक 
सुलतानों के बारे में कहा जाता है कि वे प्राचीरों पर हिन्दुश्ओो के कठे हुए सि'र देखकर 
प्रसन्‍त होते थे | तैमूर के आक्रमण के समय कहा जाता है. कि कई लाख हिन्दुओं को 
मरवा दिया गया था । ऐसी, स्थिति में मुस्लिम धर्म को न केवल राजधर्म बल्कि उत्तम 
धर्म भी मनवाना जुरूरी था । अधिक से. श्रधिक लोगों को इस धर्म मे प्रवेश करने के 


पंजाब की राजनीतिक, घामिक, सामाजिक तथा आश्थिक स्थिति 9 


लिए कई तरह से लालच देकर या दबाव डालकर प्रेरित किया जाता था! ऐसी 
अवस्था मे धामिक स्वतत्रता या सहिष्णुता का तो सवाल ही नही पैदा होता था । इसके 
विरुद्ध जो गैर मुसलमान लोग थे उनको अपने धर्म की रक्षा के लिए बहुत कठिनाइयों 
का सामना करना पडता था और कई प्रकार के अत्याचार भी सहन करने पडते थे । 

सुलतानो के राज्य काल में इस्लाम धर्म मे प्रवेश करते का अर्थ यह लिया 
जाता था कि वे लोग अपने आप को उच्च और राज करते वाला समभते थे । इस्लाम 
मे जो लोग इस धर्म के पालन मे और प्रचार में विशेष काम करते थे उनको बहुत 
सम्मान दिया जाता था। ये मुल्ला लोग कुरान के आधार पर कानून बनाते और उनको 
लागू करने में सहायता देते थे। जनसाधारण मे इन्ही के माध्यम से प्रचार होता था । 

इस्लाम को न मानने वालो को दूसरे दर्ज के शहरी तो समभा ही जाता था, 
इसके अलावा उनको खुले तौर पर अपने धर्म का पालन या प्रचार करने की बहुत कम 
सुविधाएँ थी । अपने धर्म को बचाने की इच्छा से कई तरह की कुरीतियाँ पैदा हो गई 
थी और ये लोग अपने घर्म का असली रूप न जानते हुए उसको प्रचलित रूप मे ही 
मानते थे । इस भावना के कारण ही किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के इस्लाम के जरा 
भी प्रभाव में आने पर उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाता था । इन सब कारणों 
से हिन्दू धर्म का बहुत ही बिगडा हुआ रूप आम लोगों ने अपना लिया, कुछ लोगो ने 
इसको प्रोत्साहन भी दिया । हिन्दू घर्मं का यह रूप दूणा, जादू या अनेक देवी-देवताशो के 
रूप मे लोगो मे फैल गया। धर्म के मूल रूप या महानता को लोग भूल से गये और 
बाहरी रूप मे ही और कट्टर हो कर उसका पालन करने लगे। हम इसको घर्मं की 
बजाय केवल अन्ध-विश्वास ही कह सकते है । 
सामाजिक अ्रवस्था 

शासक होने के नाते मुसलमान उस समय के समाज का उच्च वर्ग माने जाते थे । 
उनमे भी कई वर्ग थे । राजपरिवार के अलावा एक ऐसा वर्ग था जो शासन में उच्च 
पदवियों पर लगा हुआ' था | इनमे बहुत से कुछ विदेशी भी थे जो कि फौज या सिविल 
शासन प्रबन्ध के उच्च पदो पर लगे हुए थे। कुछेक बडी-बड़ी जागीरो के मालिक थे 
ये 2 उनको उतके पदानुसार या राजपरिवार के साथ सबंध के आ्राधार पर दी 
गई थी | 

ये लोग जिन्हे अमीर-वजीर कहा जाता था बडे ठाठ से जीवन व्यतीत करते थे 
क्योकि उन्हे सब तरह की शानो-शौकत के साधन प्राप्त थे । उनका जीवन भी बहुत ऐश 
और आराम में कटता था। उनके पास असरू्य दास-दासियाँ होते थे । राज्य की 
आमदनी का बहुत बडा भाग वे अपने आप पर ही खर्च करते थे। अमीरो के बाद के 
दर्जे मे वे मुसलमान थे जो या तो फौज में नौकर होते थे या स्थानीय अधिकारी बनाये 
जाते थे। मुसलमानों मे मध्य श्रेणी के लोगों में बडे-बडे लेखक, धर्म-प्रधारक, व्यापारी 
आदि होते थे । इन लोगों का राजपरिवार या उच्च श्रधिकारियों के साथ सीधा सबंध 
होता था। इनका जीवन भी काफी सूखी था। सबसे निचलो श्रेणी के मुसलमान लोग 
गूलाम कहलाते थे। वह घरो मे तौकरों के तौर पर छोटे-मोटे काम करते थे । इस 


20 पजाब का इतिहास 


समय के मुसलमान राज्य मे यह विशेषता अवश्य थी कि भ्रगर कोई गुलाम अपनी 
योग्यता से अपने स्वामी को खूश कर लेता था तो उसको उच्च पदों पर भी लगा दिया 
जाता था | यह बात इस काल के कुछ सुलतानो के, जो कि खुद गुलाम थे, सर्वोच्च 
प्रथवा सुलतान पद प्राप्त करने से सिद्ध होती है। मुसलमानों मे बहुत कम लोग ऐसे 
ये जो खेतीबाडी का काम करते थे । बडे शहरो में बहुत से मुसलमान कारीगर उच्च 
मुसलमान वर्गों के लिए ऐसी वस्तुओं के बनाने मे लगे रहते थे जो कि उनके साधारण 


जीवन मे काम म्राती थी । 

हिन्दुओं को समाज का दूसरे दर्जे का और जुदा अग॒ समभा जाता था हालाकि 
उनकी सख्या हाकिम वर्ग से बहुत भ्रधिक थी । हिन्दुओ मे प्राचीन जात-पात के आधार 
पर चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र श्रमी तक चले आ रहे थे । जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है मुसलमानों के प्रभाव से अ्रपने धर्म को बचाने के लिए जात-पात 
और भी कट्टर बन गई थी ताकि इस्लाम के प्रचार से बचा जा सके । हिन्दुओ ने 
अपनी रक्षा के लिए अपने आप को छोटी-छोटी जातियो मे इसलिये भी बॉट लिया था 
कि सब के सब एक बार ही मुसलमान' न बन सके । राजनीतिक तौर पर कमजोर होने 
के कारण उन्होने अपनी रक्षा के लिए जात-पात का खाइयो के रूप मे प्रयोग किया था। 
उनकी दृष्टि मे इस्लाम की बाढ़ को रोकने का यह एकमात्र साधन था। हिन्दुओो में 
जात-पात की कट्टरता उनकी निरबंलता से ही आई थी | साधारणतया हिन्दू छोटे-मोटे 
धन्धे करते थे । उनमें से कूछ लोग भूमि-कर इकद्ठा करने या दूसरे वित्त और राजस्व 
सबधी पदों पर लगे हुए थे। सामाजिक रूप मे मुसलमानी का उनके प्रति घृणात्मक 
व्यवहार था। उनको अपने धर्मंप्रचार अथवा खुले तौर पर पूजा-पाठ आदि करने की 
आज्ञा नही थी | इससे भी अधिक उनको मुसलमानों के बराबर पालकी में तथा घोडे 
पर सवारी करने का अधिकार नहीं था। कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते है कि उनको 
सामाजिक रूप मे निचले दर्ज का नागरिक समझा जाता था। ऐसी स्थिति भे गैर 
मुसलमानों का जीवन किस तरह का हो सकता है, हम इस का अ्रच्छी तरह अन्दाजा 
लगा सकते है। उतकी स्थिति दलित झौर पिछडी हुई थी | उनके ऊपर जजिया व 
विशेष धारमिक कर लगाये जाते थे जिस से कि उतको मुसलमानों से नीचे दर्जे का 


समभा जाये और उनको म्‌ सलमान बनने की प्रेरणा मिले । 


झाथिक् श्रवस्था 
पजाब अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत उपजाऊ प्रान्त रहा है । यहाँ की 
भूमि अच्छी थी । वर्षा और दरियाओं और नदियों के साथ-साथ नहरों और कुँभो से 
भी सिंचाई सुविधाएँ मिलने के कारण पजाब कृषि-अ्रधान था। यहाँ की जनता साधारण- 
तया खेती-बाड़ी करके अपना अच्छा गुजारा कर सकती थी झौर उसके साथ-साथ पशु- 
पालव का काम भी काफी महत्त्वपूर्ण था क्योकि इसके बहुत से हिस्सो में चरागाहे भौर 
जंगल मौजूद थे । ; 
' उत्तर-पद्चिमी सीमा पर न्थित्त होने के कारण पंजाब का मध्य एशिया के 


पजाब की राजनीतिक, घाभिक, सामाजिक तथा आश्िक स्थिति 2 


मुसलमानों के साथ विशेष सबंध हो गया था। इसलिए यह प्रान्त व्यापार का बडा 

केन्द्र बन गया था। उत्तर पश्चिमी दिशा से दूर-दूर के व्यापारी अ्रपनी वस्तुएँ मुख्य 
शहरो मे ऊँचे वर्ग के लोगों के लिए लाते थे और भारत से भी पजाब के रास्ते बहुत 
सी वस्तुएँ विदेश भेजी जाती थी । 


दस्तकारी अच्छे रूप मे केवल बडे-बडे शहरो मे ही केन्द्रित थी । उसमे उन चीजों 
को, जो कि म्रमीर लोगों के काम आती थी, प्रमुखता दी जाती थी। इसमें श्रामतौर 
पर उनके लिए ऐदवर्य की वस्तुएँ होती थी जिसमे कीमती वस्त्र, सजावट का सामान 
ग्रौर सजधज के सामान होते थे । ये दस्तकारियाँ विशेषतौर पर बडे शहरो तक 
सीमित थी । 

छोटे-छोटे ग्रामों मे रहने वाले साधारण लोगो की आवश्यकताएँ वहाँ पर ही श्रपने 
कारीगरो द्वारा, जिन मे मुख्यत जुलाहे, लुहार, तरखान और कुम्हार आदि थे, 
पूरी हो जाती थी । इस रूप मे ग्राम प्राय पूरी तरह आत्म-निर्भर होते थे । आथिक 
रूप मे यह बहुत बडी सुविधा थी और जनजीवन के लिए बडी उपयोगी सिद्ध होती 
थी । राजप्रबध में आये दिन परिवतेन होने पर भी ग्रामीण जीवन उसी तरह से चल 
सकता था। 

मध्य-कालीन पंजाब की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और झाथिक अवस्था 
विशेषतौर पर खराब थी। राजनीतिक ढॉँचा पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त तक काफी 
जर्जर हो चुका था और आपसी फूट के कारण विदेशी हमलों का या आपसी षड्यत्रो 
का अभ्रखाडा बन गया था । पजाब की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण विदेश से 
प्राक्रमण करने वाले इनका लाभ उठा रहे थे । बाबर ने अपने झ्रारभिक चार ग्राक्रमणो 
में यहाँ की दुर्दशा का पूरा लाभ उठाया था ग्रौर पजाब पर श्रपना श्रधिकार जमा 
लिया था श्रौर इसको उसने हिन्दुस्तान पर विजय प्राप्त करने का विशेष साधन बनाया 
था | दौलत खाँ लोधी ने खुद बाबर को निमत्रण भेजा था और उस समय के सुलतान 
इब्राहीम लोधी को पराजित कराने मे उसका विशेष हाथ था। उस समय की शिथिल 
राजनीतिक अवस्था लोधी वश के पतन का और मुगल साम्राज्य की स्थापना का 
कारण बनी । । 

धार्मिक दृष्टिकोण से इस्लाम का आगमन धार्मिक कटुता, असहिष्णुता ओर घुणा 
का कारण बन गया था। मुसलमान शासको की धार्भिक नीति हिन्दुओ और मुसलमानों 
के बीच धामिक मतभेद को दूर करने में बाधक थी । इस्लाम भी अपनी पहली शक्ति 
को खो चुका था और तलवार से घ॒र्म प्रचार करने की उसकी नीति भी काफी कमजोर 
हो गई थी। ऐसे समय में कुछ “सूफी” विचारधारा के मु सलमान धर्म-प्रचारकों ने 
दोनो धर्मों को एक दूसरे के निकट लाने का विशेष प्रयत्न किया था । साथ ही साथ, 
लोगो के पुराने विचारो का इस्लाम पर भी प्रभाव पडा था और इसका अपना स्वरूप 
भी काफी बदल गया था। इस्लाम में भी कुछ ऐसी बाते प्रवेश कर गई थी जो कि 
छसके मूल सिद्धान्तो के प्रतिकूल थी। मुसलमानों में भी यहाँ के कुछ रस्मो-रिवाजों 


22 


पंजाब का इतिहास 


का प्रचलन हो गया था और साधारण मुसलमान भी श्रातियों के शिकार हो गये थे । 
वह भी पीरो, फकीरो तथा कबरो की पूजा करने लगे थे । इस्लाम खुद श्रपना पुराना 
रूप छोड चुका था और मुसलमान बहुत हृ॒द तक स्थावीय परम्पराओ का पालन करने 
लगे थे और हिन्दुओं के मेलो श्रादि में सम्मिलित होने लगे थे । 

उस समय का समाज दो स्पष्ट भागो मे-मुस्लिम अ्रथवा हाकिम वर्ग और गैर 
मुस्लिम बहुसख्यक प्रजा वर्ग में बेटा हुआ था। हिन्दुओं की दशा दूसरे दर्जे के 
नागरिको की सी हो गई थी और उनके सामाजिक और धामिक जीवन पर अनेक 
प्रतिबन्ध लगे हुए थे। 

सब बातो को सामने रखते हुए कहा जा सकता हे कि उस समय में पजाब की 
हालत काफी गिरी हुई थी और इसी कारण इसमे परिवर्तन की बडी श्रावश्यकता थी । 


4 


श्रइन 

(अरछ भा 30००एाग ठ पीठ पराएश्न्‍चद्घए0॥ णी 68 शिक्षा) 2५ डिक्वधा' 
एहाएलशा 35]9--26 (फाल्शंगाड 0 ॥#8 श्क्वीं शंटाता'५ 4 ?॥080) 
प्रमाका एा॑ चाह परपबडांए08 ॥8 $98णबाए. ्ररातागारत 9५ कफ 
िल्दादर ता ॥8 गज़ाए 26 जप शीद्वां शादवांए ? 
पानीपत की अतिम विजय से पूर्व सन्‌ 59 से 26 तक बाबर ने जो पंजाब 
पर आक्रमण किए, उनका सक्षिप्त वर्णन क्रो । इत आक्रमणो में से गुरु नानक 
देव जी ते कौन से आक्रमण का प्रमुख रूप से ओर किस आशय से अपने पदों 
में जिक्र किया है ? 

फऋराबा जल 6 30सॉं8 बात एजा।एवा एजासतणा$ एी (6 एड्त49 07 
ह86 6५७ ० फेब्वॉगक्षा।8 पाएबडं0ा, 

बाबर के आक्रमण के समय पंजाब की सामाजिक तथा राजनीतिक दशा कैसी 
थी? ५ 

326807096 78 ४0८ंब्व 870 फु्णाएडया. ०जठा[005$.. ण धार रिक्षा|ं॥0. . 
सन्‌ 469 से पंजाब की सामाजिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन करो । 
75088 6 502ंड्रों दरात उश्ाहाएा8 0जाताधपएण78 फ़ाल्एांताए 7 6 
रैबप&0 09408 06 5088 जी ह6 450 वटआप्ाए, 

पद्रहनीं शताब्दी के अंत मे पजाब की सामाजिक और घासिक दक्षा का 


वर्णन करो | 


पंजाब में मक्ति आंदोलन और उसकी विद्येषताएँ 
“भक्ति द्रावड उपजी, लाया रामानन्द उत्तर, 
प्रगट कियो कबीर ने सप्त द्वीप नवखण्ड” 


(भावार्थ भक्तिमार्ग सबसे पहले द्वाविड लोगो मे प्र्थात्‌ दक्षिण में पैदा 
हुआ था। रामानन्द ने इसको उत्तर भारत में फैलाया और कबीर ने इसका प्रचार सात 
द्वीपो श्नौर नौ खण्डो मे श्र्थात्‌ सारे ससार मे किया) । जैसा कि ऊपर वाले दोहे से पता 
चलता है, भक्त मार्ग बहुत पुरानी घार्मिक लहर थी । इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगो 
को सच्चा मार्ग बताना था जो समय-समय पर आने वाली धार्मिक कुरीतियों के कारण 
हिन्दू धर्म से पूरी तरह सतुष्ट नहीं थे या जो हिन्दू-धर्मं मे उचित सुधार करने के लिए 
कटिबद्ध थे। मूुलत॒ भक्ति मार्ग एक ऐसे आदोलन के रूप में प्रचलित हुआ था 
जिसका उद्देहय सामाजिक सुधार था। 

इस्लाम के भारत मे प्रवेश से इस प्राचीन धर्म में पैदा हुई कुरीतियाँ और लोगों 
की कठिनाइयाँ विशेष रूप से सामने आने लगी थी । इस्लाम धर्म में केवल एक ईश्वर 
को माना जाता है और जात-पात के विरुद्ध सब मुसलमानों को बराबर का दर्जा दिया 
जाता है। हिन्दू-धर्म मे काफी समय से कुछ वर्ग दलित चले झा रहे थे जिन को समाज 
में बहुत नीचा दर्जा दिया जाता था। इसके साथ-साथ अनेक देवी-देवताओं की पूजा भी 
प्रलचित थी । इस्लाम के राजधर्मं बनने पर कम-से-कम दलित जातियों को उसकी तरफ 
विशेष भ्राकषंण था । मुसलमान शासक ऐसे लोगो को प्रोत्साहन देते थे कि वे हिन्दू 
धर्म त्याग कर मुसलमान बन जाये जिससे उनको आथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक समता का लाभ हो सके । इस दोहरे खतरे का मुकाबला करने के लिए 
कुछ उदार विचार वाले हिन्दू घामिक नेता जिनको भकत कहा जाता था, श्रपने-अपने 
समय में भक्ति-वाद का प्रचार करने लगे थे । 

भक्तिवाद सबसे पहले रामानुज ने द्रविड देश मे झारम्भ किया था। वह उस 
समय के हिन्दू,-धर्म मे सुधार और जोत-पात की बुराइयों के विरुद्ध उनके निराकरण के लिए 
प्रचार करते थे । उनका जीवन काल ग्यारहवी शताब्दी माना जाता है । उनकी शिक्षाओं 
को एक भर प्रसिद्ध भक्त नामदेय ने महाराष्ट्‌ मे काफी जोर से फैलाना शुरु 
किया था। नामदेव खुद जन्म से एक नीची जाति के दर्ज़ी थे। उन्होने 
महाराष्ट्र के दूसरे प्रसिद्ध धार्मिक नेता एकनाथ, तुकाराम के साथ मिलकर भक्तिवाद 
को फलाया था । महाराष्ट्ू से यह आदोलन पूर्व की ओर प्रसिद्ध कवि जयदेब द्वारा 

23 


24 पजाब का इतिहास 


(जिनकी रचना गीत गोविन्द है) और प्रसिद्ध बगाली घामिक नेता चैतन्य महाप्रभु द्वारा 
बगाल में फेल गया । पूर्वी भारत से ही भक्तिवाद का उत्तरी भारत मे प्रचार हुआ | 
उत्तरी भारत मे भक्तिवाद के प्रमुख प्रचारक रामानन्द ही माने जाने चाहिएँ। उनको 
भक्‍त नामदेव जी का चौथा धामिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। कुछ लेखको ने 
रामानन्द को दक्षिण से उत्तर भारत मे भक्तिवाद को लाने के लिए एक पुल के रूप 
में भी वर्णन किया है । 
रामानन्द जी अपनी शिक्षाओं मे विशेषतौर पर ईइवर भक्ति, जात-पात के निराकरण 
और दिखावे के पूजा-पाठ के त्याग पर बल देते थे । उनकी प्रसिद्ध शिक्षा उनकी कविता 
--“जात-पात पूछे न कोये, हर को भजे सो हर का होय” से यह बात स्पष्ट है। 
उन्होंने जात-पात का जोरदार खण्डन किया और इसी कारण उन्होने अपने प्रसिद्ध 
चेले, जिन में पीपा, नर-हरि और कबीर प्रसिद्ध है, खासतौर पर नीची जाति मे से 
चुने । कबीर जिन का जन्मकाल निरिचित नही, परन्तु सन्‌ 398 कथित है, रामानन्द 
के सबसे महाहूर शिष्य थे । उनकी शिक्षाएँ सरल एवं साधारण तथापि उच्च-कोटि के 
विचारो से भरपूर थी जिनके कारण भक्ति आदोलन भारत-वर्ष के कोने-कोने मे फैल 
गया । उनकी शिक्षाएँ जन-साधारण के लिए थी और उन्होंने भक्ति ग्रादोलन को 
जन-साधारण तक पहुँचाने मे बहुत सफलता प्राप्त की । कबीर हिन्दू-म्स्लिम एकता के 
सबसे पहले प्रचारक थे। उनका कथन था कि तृके और हिन्दू एक ही मिद॒टी के बने 
हुए बत॑ंन है और वे जुदा-जुदा रास्तो से एक ही ईद्वर को प्राप्त करने का यत्न करते 
है । इसी कारण कबीर को सबसे पहला घर्म-प्रचारक कहा जाता है जिसने हिन्दू 
मुसलमानों के बीच धामिक मिलाप के लिए खासतौर पर यत्न किया । उनके दोहे हिन्दू 
और मुसलमान दोनो मे ही एक-जैसे लोकप्रिय थे। वह घर्मं की ऐसी मूल बातों का 
प्रचार करते थे जो हिन्दू और मुसलमानों में साकी थी । 

कबीर जात-पात के कट्टर विरोधी थे और ब्राह्मणों की जन्मजात उच्चता और 
उनके अहकार को नही मानते थे । वह मूर्ति-पपूजा में विश्वास नहीं रखते थे । उनका धर्म 
एक ईइ्बर मे विश्वास और मानवता से गहरे प्यार पर आधारित था। उनकी शिक्षा 
स्पष्ट और सरल और जन-साधारण के लिए लाभकारी थी। 
पंजाब सें भक्ति श्रांदोलन की विवेषताएँ 

पजाब मे भक्ति भ्रादोलन के सबसे बडे स्तम गुरु तातकदेव जी थे । उनके ऊपर 
भवित आदोलत के' बडें-बडे संतों का आमतौर पर और कबीर साहिब का 
ख़ासतौर पर प्रभाव माना जाता है । गुरु तानकदेव जी ने कबीर साहिब 
के' उपदेशो को विशेष रूप से लोगों में फैलाया। गृरु तानक देव जी ने अपने 
चित्तन, क्रमण और उस' समय के धार्मिक नेताओं से वाद-विवाद हारा आदोलन 
को पजाब मे एक विशिष्ट दिल्यां दी । जिस रूप में उन्होंने भक्ति आवदोलन को पंजाब 
में चलाया वह भारत के दूसरे हिस्सों के भक्ति श्रॉदोलत से काफी भिन्‍ने हौगया। 
गुरु नानक देव जी ने भक्तिवाद के मुूर्ल सिद्धात्त को मानते 'हुए ग्नाम” की महानता, 
भुरु भक्ति और ईश्वर चित्तन पर विशेष बल दिया । 


पजाब मे भक्ति श्रादोलन और उसकी विशेषताएँ 25 


पंजाब से भक्ति आंदोलन की भिन्‍नता 

जिस रूप में गुरू नानकदेव जी ने भक्ति आ्रादोलन को पजाब में चलाया था 
उसकी कुछ विशेषताएँ निम्नलिखत है 

]. गृरु नातकदेव जी ने ससार को छोडकर मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग का 
पृ रूप से विरोध किया । 

2. अपने चलाए हुए भक्ति आदोलन में उन्होंने एक सशरीर गुरु का खास 
महत्त्व रखा । गुरु से उनका अभिप्राय एक ऐसे आदर व्यक्ति से था जो उस घर्मं को 
मानने वालों के लिए प्रकाश स्तम्भ हो और वह उन शिक्षाओ को अपने जीवन में ढाल 


कर दूसरो को दिखा सके । 
3 गुरु नानकदेव जी ने धर्म के ज्ञान के लिए सस्कृत को जानना जरूरी नही 


समझा तथा देवी-देवताओो और पौराणिक कथाओं का भी खण्डन किया । 

4 गुरु नानकदेव जी जात-पात को बिल्कुल नही मानते थे 

5 गुरु नानकदेव जी का विश्वास केवल एक निराकार ईश्वर मे था। वह 
“चिद्‌-भ्राकार” ईदवर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, उनके विचार में ईश्वर 
सारे संसार मे प्रत्येक से बडा और काल से ऊपर भ्रथवा ' अ्रकाल-पुरुख है । 

इन विशेषताओं के कारण ही पजाब मे भक्ति आदोलन का विशेष स्वरूप बन गया 
था श्र उसने विशेष मार्ग ग्रहण किया था। इन्ही कुछ कारणो से यह झादोलन पजाब 
में निर्बाध रूप से चलता रहा, यही नही पजाब मे भक्ति आदोलन निरतर प्रबल होता 
गया, इसकी गति मन्द नही पडी। अपनी इन्ही विशेषताओं के कारण भक्ति आदोलन 
हिन्दू-धर्म में लुप्त होने से बच गया और पुराने धर्म की कुरीतियों का इस पर कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पडा । इस का डाक्टर इन्दू भूषण बैनर्जी ने सुन्दर शब्दों में वर्णन 
किया है. कि “जहाँ भक्ति श्रादोलन भारत के दूसरे भागो में कुछ समय खूब जोर से 
चलने के बाद धीरे-धीरे गतिहीन हो गया और छोटे-छोटे न समभ मे भाने वाले 
सम्प्रदायो में बँट गया पजाब मे यह आदोलन सिक्ख धर्म के रूप मे एक जुदा ही दिशा 
में चल पडा था जो कालातर में अपने भाप में एक विशिष्ट राष्ट्रीय और धामिक चेतना 


बन गया । 


प्रश्त 


[, शल्माएणा छ7र्त्रीए कढ ताइाालाए2 6878४ ए (8 छाती 770ए९78॥( 
॥6 रिक्षा[ह०,. मि0प्त कि ज़8 शिीशांए॥0 4 एक ् पीठ धराएएद- 


प67 ? 
पजाव में भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का सक्षिप्त वर्णन करो। 


सिवख घर्मं को किस सीमा तक इस आन्दोलन का एक भाग कहा जा 
सकता है ” 


गुरु नानक देव (469--539) 
(उनका जीवन और शिक्षाएँ ) 


आरस्भिक जीवन 
गुरु नानक देव जी का जन्म मैहता कालू के घर माता तृप्ता की कोख से 'तलवण्डी' 
नामक स्थान मे (जिस को आजकल ननकाना साहिब कहा जाता है) जो लाहौर से कोई 
40 मील उत्तर परिचम की ओर है, तीन बैसाख 526 विक्रमी श्र्थात्‌ 5 अप्रैल, 
]469 को हुआ था । 
गुरु नानकदेव जी की जन्म तिथि केबारे में विचार 

सिक्‍खो के पुराने धर्म ग्रन्‍्यो और जन्म साखियो में उनकी जन्म तिथि बैसाख में 
बताई जाती है । परन्तु आजकल उनका जन्म दिवस कार्तिक की पूर्णिमा को मनाया जाता 
है | इस भ्रन्तर के कुछ कारण यूँ बताये जाते है . 

!, सेवादास की जन्म साखी, जो कि सन्‌ 588 ईस्वी मे लिखी गई थी, गुरु 
नानक देव का जन्म बैसाख में बताती है । 

2 भाई मनी सिंह जी ज्ञान रत्नावली मे और भाई गुरदास जी अपनी “वाराँ” 
में बैसाख को सिक्खो का सर्वप्रसिद्ध उत्सव लिखते है । 

3, परम्परागत रूप मे भी सन्‌ 85 तक गुरु जी का जन्म दिवस बेसाख महीते 
में नतकाना साहिब के प्रसिद्ध स्थान (जो कि तलवण्डी का नया नाम है ) पर मनाया 
जाता था। 

4. सबसे पहले जन्म दिवस की तिथि में परिवर्तत का जिक्र ज्ञान नानकप्रकाश 
जो कि सन्‌ 823 ईस्वी में भाई संतोख सिंह ने लिखा था, में आया है भौर इस ग्रन्थ 
में गृथ नानक देव जी का जन्म कातिक 526 विक्रमी में बताया गया है। गुर नानक 
देव जी की मृत्यु की तिथि असूज (आदिवन) 526 विक्नंमी के बारे में कोई मतभेद 
नही है। यह भी बताया जाता है कि उनका जीवन काल 70 साल $ महीने और सात 
दिन था । इस के अनुसार उनका जन्म कातिक की बजाय बैसाख मे बनता है। 

मैकालिफ ने लिखा है कि सबसे पहले उनके जन्म दिवस के लिए कार्तिक की तिथि 
महाराजा रणजीत सिंह के समय में भाई सन्त सिंह जो कि अमृतसर के एक प्रसिद्ध 
घाभिक नेता थे, ने बताई थी। इसका कारण यह बताया जाता है कि कार्तिक की 
पूर्णिमा के मौके पर भ्रमृतसर के निकट रामतीर्थ स्थान पर हिन्दुओं का बहुत बडा मेला 
लग़ता है। इसलिए गुरु तानकदेव जी का जन्म दिवस बैसाख की बजाय कातिक में मनाया 

27 


28 5 पजाब का इतिहास 


जाने लगा ताकि बहुत से सिक्‍्ख लोग रामतीथ मेत्रे में शामिल न हो सके । दूसरा जो 
कारण हो सकता है वह इस तरह से कथित है कि बैसाख के महीने मे बहुत से प्रसिद्ध 
त्यौहार मनाये जाते हैं और कातिक में शरद्‌ ऋतु होती है और जन्म दिवस मे ज्यादा 
लोग इकट॒ठे हो सकते है । 
उनका बचपन बडा असाधारण था । उनकी चितन शक्ति और विवेक सब को चकित 
कर देने वाले थे । ऐसा कहा जाता है कि उनकी कुण्डली से ही श्रनुमान लगाया गया 
था कि या तो वे छत्रधर राजा बनेगे या बहुत मान्यता प्राप्त धर्म प्रचारक । गाँव के पाधे 
से शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होने भ्रपने अ्रदूभुत-ज्ञान का परिचय दिया था | उनके बचपन 
की कुछ घटनाएँ उनकी आाइचर्यजनक चेतना का प्रतीक थी। इन घटनाओ मे प्रसिद्ध है 
उनके पशु चराने जाने और उस समय उनके सो जाने के पश्चात्‌ उनके पशुओं का एक 
खत मे घुसकर खेत को चर जाना । जब किसान ने अपने खेत की बरबादी की शिकायत 
की तो उन्होंने अपने पिता के साथ खेत मे ले जाकर उस किसान को दिखाया कि खेत 
तो उसी तरह से हरा भरा था और यह आरोप निराधार था। यह घटना “क्यारा 
साहिब” के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसी तरह जब उनके पिता मेहता कालू ने उनको कुछ धन देकर व्यापार करने के 
लिए भेजा तो व्यापार की बजाय उन्होने इस धन राशि को रास्ते मे ही कुछ भूखे साधुओं 
को भोजन कराने मे खर्च कर दिया । घर आने पर जब उनके पिता ने पूछा कि वह धन 
किस काम पर खर्च हुआ तो नानक देव जी ने जवाब दिया कि उन्होने "सच्चा सौदा” 
करके वह धन खर्च कर दिया है। उनका भाव यह था कि उन्होने वह रुपया परमार्थ के 
काम में लगा दिया है, जिस को सासारिक्र काम के मुकाबले में वह “सच्चा सौदा” 
मानते थे । इस पर पिता ने उनको दण्ड दिया। इस घटना से नानक की आध्यात्मिक 
वृत्ति का परिचय मिलता है। 
इस बालक की सासारिक कामो में रुचि न होने के कारण माता-पिता ने उनका 
विवाह !4 साल की आयु मे बटाला निवासी मूला खन्नी की सुपुत्री सुलखनी के साथ 
कर दिया (भ्राज भी उनके विवाह की स्मृति में बटाला, जिला ग्रदासपुर, मे वाधिक 
उत्सव मनाया जाता है) । नानक देव जी के दो सपुत्र थे-श्री चन्द और लखमी चन्द । 
उनके बहनोई ने नानक देव जी को भी सुलतानपुर में वहाँ के लोधी फौजदार के पास 
मोदीखाने (स्टोर) में भण्डारी की पदवी पर लगवां दिया। ऐसा कहा जाता है कि वे 
मोदी खाने से खाने की वस्तुएँ खुले तौर पर गरीबो में बॉठ दिया करते थे । ऐसी चीजें 
तोलते समय “तेरा” शब्द (जिस का अर्थ 3 अक या सब कुछ भगवान्‌ को, जिस को 
भी “तेरा” कह कर पुकारा जाता है) उच्चारण करते थे। कहते है कि उन्तमी शिकायत 
होने पर कि वे फौजदार का माल लोगों में मुफ्त बाँट देते है, जब पड़ताल की गई 
तो सब कुछ ठीक मिला था । , 
सुलतानपुर-लोची मे रहते हुए उन्होंने जीवन का सच्चा अर्थ जानने के विशेष यत्त 
किये । वह अक्सर वहाँ पर नदी (जिस को काली मई कहते है) पर जाकर उसमें स्तान 
' करते सनय समाधि में लीन हो जाते थे | ऐसा कहा जाता हैं कि एक दफा वह नहाते 


गुरु नानक देव 29 


समय 3 दिन तक अलोप रहे और उसके पश्चात्‌ उनको यह ज्ञान हो गया कि “न कोऊ 
हिन्दू न कोऊ मुसलमान” और इस चीज का उन्होने लोगो में प्रचार करने का इरादा 
कर लिया । वास्तव में इसको उन्होने अपने जीवन का मिशन बना लिया । उसी उद्देश्य 
को सामने रखते हुए अपने व्यवस्थित जीवन को छोडकर वह जिज्ञासु के रूप मे 
जगह-जगह जाने और भिन्‍न-भिन्‍न मत-मतातर के नेताओ्रो से मिलकर विचारविनिमय 
करने लगे | इसीलिए सुलतानपुर छोडकर उन्होने भ्रमण करने का निइचय किया । 

गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के मिशन को पूरा करने के लिए कुछ प्रसिद्ध 
यात्राएँ की जिन को “उदासियाँ ' कहा जाता है । 


पहली उदासी, पूर्त् तथा दक्षिण दिश्या से 


सुलतानपुर मे ज्ञान प्राप्ति के पदचात्‌ गुरु नानक देव जी ने सासारिक धन्धा छोड़ 
कर अपने नये मिशन का प्रचार करने का कार्यक्रम बनाया। भारत या भारत से बाहर 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर हिन्दू व मुस्लिम धर्म स्थानो की यात्रा का उनका सुख्य उद्देश्य 
वहाँ पर जाकर उस समय के धाभिक नेताओं से मिलकर अपने विचारों की परख करना 
था। वे जानना चाहते थे कि उनके विचार दूसरो के साथ तुलना करके कहाँ तक सत्य 
सिद्ध होते है । इस रूप मे वह एक जिज्ञासू थे जो भिन्‍न-भिन्‍न धर्मो के पालन करने वालो 
को देखकर या उनके नेवाओ्रो से विचार-विनिमय करके यह सिद्ध करना चाहते थे कि 
दूसरो के विचार कहाँ तक मिथ्या है और उनके अपने विचार कहाँ तक सच्चे सिद्ध होते 
है। इन यात्राओ्रो को केवल देश-देशातर मे भ्रमण के रूप मे ही नही लिया जाना चाहिए 
अपितु गुर नानक देव जी की इस प्रबल एषणा का प्रमाण समभना चाहिये जो वह 
सत्य की खोज करने मे रखते थे । उनकी इन यात्राओ्रो को यदि वास्तविक ज्ञान की खोज 
के अनुष्ठान कहा जाये तो, अनुचित न होगा । जो कुछ ज्ञान उन्होने अपने चिन्तन से 
प्राप्त किया था उसको वे सत्सग और विचार-विनिमय की कसौटी पर घिस कर परखना 
चाहते थे ताकि वह अपने तौर पर दुढ निश्चय कर सके कि जो नया धर्म वह स्वय 
चलाना चाहते थे वह वास्तव मे ही सत्य पर आधारित है । 


अपनी प्रथम यात्रा मे पहले वे सयदपुर (एमनाबाद) पधारे, जहाँ पर कि कहा 
जाता है कि उनका सबसे पहले भक्त भाई लालो ने स्वागत किया । यह भी मशहूर है 
कि इसी स्थान पर वहाँ के प्रसिद्ध धनी मलिक भागो ने उनको भोजन पर बुलाया और 
उन्होने उसको अस्वीकार कर दिया और भाई लालो का साधारण भोजन खाना मान 
लिया । उन्होने यह दिखाया कि मलिक भागों के भोजन को हाथ से दबाने पर रक्त 
निकला था और भाई लालो के भोजत को इसी प्रकार दबाने से उसमे से दूध निकला 
था। भाव यह था कि गुरु जी जानते थे कि मलिक भागों की कमाई नेक कर्मो का फल 
नहीं थी और उसके मुकाबले मे' गरीब भाई लालो का भोजन अच्छे कर्मों का फल था । 
गुरु साहिब ने सबसे पहले अपने धर्मं प्रचार का केन्द्र या “मेजी” को भी एमनाबाद में 
ही स्थापित किया था । 


इसके बाद वह तोलम्बा (मुलतान के निकट) पहुँचे जहाँ पर उन्होंने सज्जन नामक 


30 ४ पजाब का इतिहास 


प्रसिद्ध ठग को अपना सेवक बनाया । उसने अपना पुराना लूटने का काम छोड कर उनका 
धर्म ग्रहण कर लिया । तोलम्बा से गुरु जी सूर्य-ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र पधारे जहाँ 
बहुत से यात्री आये हुए थे । कहा जाता है कि इस तीर्थ स्थान पर एक जगत राय नामी 
भक्त ने उनको मृग का मॉस भेट किया, जिसे कि गुरु जी ने पकाना शुरू कर दिया। 
बहाँ इकट्ठे हुए ब्राह्मणो के एक धामिक नेता ने इसको बहुत बुरा बताया । परन्तु गुरु 
नानकदेव जी ने उनको यह उत्तर दिया “मन की पवित्रता ही असली पवित्रता है | 
खान-पान अथवा दूसरी बाहरी बातो से उस पर कोई असर नही पडता” । इसके पर्चात्‌ 
हरिद्वार पहुँचने पर गुरु जी ने अपने विचारों का, लोगो के श्रम झौर मिथ्यावाद को 
मिटाने के लिए अ्रदूभुत रूप से प्रचार किया । कुछ लोगो को स्नान के बाद पितरो को 
पानी छोडते देखकर उन्होने भी लोटा उठाकर उलटी दिल्ला मे पानी गिराना आरम्भ कर 
दिया । लोगो के पूछने पर कि उनके ऐसा करने का क्‍या उद्देश्य है, उन्होने उत्तर दिया 
कि वह करतारपुर में स्थित अपने खेतो को पानी दे रहे है। लोगो के आरचर्य प्रकट 
करने पर कि उनका पानी इतनी दूर खेतो में कैसे पहुँच जायेगा । उन्होने उनसे प्रदन 
किया, तो फिर आपका गिराया हुआ पानी दूसरी दुनिया मे आपके पितरो को कैसे पहुँच 
जायेगा ? उन्तका भाव यह मर्म समभाना था कि यह सब कुछ केवल श्रम है । 

हरिद्वार से चल कर गुरु जी पानीपत पहुचे जहाँ उनका परिचय वहाँ के मशहुर 
सुफी सत शेख शरफुद्दीन से हुआ । यहाँ से वह दिल्‍ली होते हुए बनारस पहुँचे जहाँ यह 
मगहूर हो गया कि एक पजाबी साधू बडे मीठे शब्दों में हिन्दू और मुसलमानों को एक 
नये मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बनारस के चतुरदासी नामी ब्राह्ममण नेता के 
साथ विवाद में गुरु जी ने यह सिद्ध कर दिया कि अच्छे कर्म करने और ताम जपने से ही 
मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बनारस के बाद गोरख-मत्ता स्थान पर जो कि पीली-भीत 
के पास है गुरु जी एक जोगियो के मठ मे पहुँचे जहाँ पर उन्होने उपदेश दिया कि शरीर 
पर बभूत लगाते अ्रथवा कानो में छेद करवाने से ईइवर की प्राप्ति नहीं हो सकती और 
उनके मतानुसार : “मनुष्य मात्र को सासारिक अ्रपवित्रता में पवित्र रहने की कोशिश 


करनी चाहिये ।* 

इससे आगे गुरु जी गया होते हुए कामरूप (असम) पहुँचे । कहा जाता है कि वहाँ पर 
उनकी भेट नूरणाह नामी एक जादूगर सुन्दरी से हुई जिस ने मन्त्र, तन्‍्त्र से गुरु जी को' 
अपने वह में करने का बहुत यत्न किया । परन्तु गृरु जी ने इनको विफल कर दिया | 
यहाँ से होकर गूरु जी उडीसा मे प्रसिद्ध जग्नाथ पुरी मन्दिर में पहुँचे । उतके वहाँ पर 
देवताशों की आरती में शामिल न होने का कारण पूछने पर उन्होने उत्तर दिया कि वह 
भूत्ि पूजा में विश्वास नहीं रखते और उनके विचार मे ईश्वर की आरती सदा ही “गगन 
में थाल ” के रूप में होती रहती है। भाव यह था कि केवल एक ईदवर की पूजा करने 
और नाम जपने से ही मनुष्य की मुक्ति हो सकती डै। वहाँ से चलकर पागल, गुडप्पा, 
मद्रास, नागा-पट्‌टम, रामेश्वरम्‌ से होते हुए वे श्री लका पहुँचे । उनका मुख्य उद्देश्य श्री 
लका पहुँचकर वहाँ के विद्यात राजा शिवनाभ या शिवनाथ से भेट करना था। श्री 


गुरु नानक देव 34 


लंका में उन्होने प्रसिद्ध धामिक स्थान देखे और अपना प्रचार किया। कहा जाता है कि 
उन्होंने 'प्राण संगली' नामक पुस्तक भी वही लिखी थी और वहाँ पर अपनी सगत भी 
स्थापित की थी । वहाँ से वापस आते हुए उन्होने लाहौर के दो प्रसिद्ध खत्रियो, दूनी- 
चन्द और करोडीमल को अपना भक्त बनाया । कहा जाता है कि उनकी सहायता से 
गुरु जी ने अपनी तयी बस्ती करतारपुर (रावी के दाहिने किनारे) डेरा बाबा के निकट 
बनाई । 


दूसरी उदासी, उत्तर दिशा में 


गुरुजी की दूसरी यात्रा सन्‌ 754 में हिमालय की श्रोर थी। इस यात्रा 
में उनके साथ हसन लुहार और सिहाँछिम्ब (छपाई करने वाला) थे। उन्होने इस यात्रा 
में ऊँचे पहाडो पर जाने वाले वस्त्र, चमडे के लम्बे जूते श्रौर जानवर की खाल की 
फरवाली टोपी धारण की थी । इस दिशा में वे तराई के इलाके से होते हुए कश्मीर की 
घाटी में पहुँचे थे । वहाँ पर उन्होने प्रसिद्ध कश्मीरी पण्डित ब्रह्मदास और उनके साथियों 
को शास्त्रार्थ मे जीत कर अपने विचारों को मानने वाला बना लिया था। वहाँ पर 
उन्होने अपने धर्म का केन्द्र अथवा सगत भी स्थापित की थी। कद्मीर से श्रागे कहा 
जाता है कि गुरु जी ऊँचे पहाडो मे जोगियो और सिद्धों को मिलते हुए मानसरोवर और 
कैलाश तक पहुँचे थे । उनको श्रपनी कोई विशेष करामात दिखाने के लिए कहने पर 
उन्होने उत्तर दिया था कि सच्ची करामात 'सत-नाम' है । 


वापसी पर गुरु जी हसन श्रब्दाल (जो श्राजकल पजा साहिब के नाम से प्रसिद्ध 
है) के रास्ते आये थे । वहाँ पर उनकी भेट एक मुसलमान पीर बाबा वली से हुई जो कि 
उस जगह स्थित एक पहाडी के ऊपर रहते थे । कहा जाता है कि बाबा वली ने ईर्ष्या- 
वढ्श गुरु नानक देव जी के ऊपर पहाडी पर से एक बड़ी चट्ठान उनको हानि पहुँचाने के 
लिए लुढका दी थी । गुरु जी ने उस पत्थर को अपने हाथ से रोक दिया । इस हाथ का 
निशान उस पत्थर पर जो कि सिक्‍खो का एक प्रसिद्ध तीर्थ है आ्राज भी मौजूद है और 
इसी कारण उसको पजा साहिब कहा जाता है । 


तीसरी उदासी", पश्चिम एशिया की दिश्ा में 
तीसरी बार गृह जी सन्‌ 5]9 के लगभग पश्चिमी-दिशा में भारत से 


*गुरु नानक देव जी की उदासियाँ परम्परागत पाँच मानी जाती है परन्तु यह्‌ 
वास्तविक नही है। नई खोज द्वारा भ्रब यह सिद्ध हो गया है कि गुरु नानकदेव जी की' 
केवल तीन उदासियाँ थी' जिसका हमने ऊपर वर्णन किया है । यह बात गुरु नानक देव 
जी के समकालीन यात्रा मार्गों से भी सिद्ध होती है कि उन्होने तीन से अ्रधिक यात्राएँ 
नहीं की । साधारणतया यही उचित समझा जा सकता है कि कोई भी यात्री उडीसा 
स्थित जगन्नाथ पुरी तक पहुँचकर भ्रगर उसका उद्देश्य लका तंक जाने का हैं, लौटकर 
पंजाब नही आयेगा श्र दुबारा इतने लम्बे रास्ते पर जाने का जोखम नहीं उठायेगा । 


32 पजाब का इतिहास 


बाहर यात्रा पर गये थे । उनका उद्देश्य प्रसिद्ध मुस्लिम धारमिक स्थानों पर जाकर वहाँ 
के नेताओं से विचार-विमर्श करना था । मुस्लिम देशो में जाने के उद्देश्य से गुरु जी ने 
नीले वस्त्र घारण किये और ऐसा स्वरूप बनाया जैसा कि मुस्लिम दरवेशो का होता है । 
इस यात्रा में उल्लेखनीय बात उनका मक्का पहुँचकर “काबा” की तरफ पाँव करके एक 
वक्ष के नीचे सो जाना था। वहाँ के पुजारी के आक्षेप करने पर उन्होने उससे 
प्रा्थंना की कि वह उनके पाँव उस दिशा में कर दे जिसमे “काबा” नहीं हे । ऐसा कथन 
है कि उनके पाँवों को मोडने पर काबा भी उसी दिशा में घूम गया। भाव यह था कि 
ईश्वर सर्वेव्यापी है । हम उससे बाहर नहीं जा सकते । मक्का से गुरुजी मदीना पहुँचे 
और वहाँ पर उन्होने पवित्र जीवन और नेक कम करने का उपदेश दिया । मदीना के 
पद्चात्‌ गुरु जी बगदाद पहुँचे । कहा जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम सत शेख बहलोल से 
उनका परिचय हुआ श्रौर वह गुरु जी के विचारो को मानने लगा । यह भेट एक शिला- 
लेख जो सन्‌ 96 में कुछ पजाबी सिपाहियोने जो कि पहले विश्वयुद्ध में मैसेपोटेमिया 
गये थे, खोजा था से सिद्ध होती है। इसमे अ्रर्बी भापा मे लिखा हुआ था कि एक हिन्दू 
गुरु, नानक, फकीर बहलोल को मिले थे। इस मुलाकात का साल 97 हिजरी प्रर्थात्‌ 
सन्‌ 520-2] माना जाता है। गुरु जी अपने पुराने भक्त भाई लालो को मिलने के 
लिए सेयदपुर अथवा एमनाबाद पहुँचे । दुर्भाग्य-वश उस समय बाबर बादशाह ने उस 
शहर पर आक्रमण कर दिया था जिस के फलस्वरूप वह बर्बाद हो गया और वहाँ बहुत 
से लोग मारे गये और बदी बना लिये गये । उनमे गूरु नानक देव जी स्वय भी पकड़े 
गये थे और उनको कारागार में दूसरे कैदियों की तरह चक्की पीसमे का काम दिया गया 
था । लोगो की दु्दंशा देखकर ही गुरु नानक देव जी ने उस समय कहा था “बावर शअपने 
साथ पाप की बारात लेकर काबुल से झाया है और लोगो के धन को भपनी दुलहन के 
रूप में प्राप्त करना चाहता है “फलस्वरूप” लोगो की इज्जत और धर्म सब उड गये है 
झौर भूठ हर जगह फैल गया है! । सेयदपुर पर बाबर के आक्रमण का वर्णन जो कि गुरु 
नानक जी ने अपनी अश्राखो से देखा और उनके अपने अनुभव पर आधारित हे, श्रादि प्रल्थ 
में मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु नानक की बाबर से स्वय भेट हुई थी और 
उन्होने ऐसे घामिक नेता को कैद किये जाने पर खेद प्रकट किया था और उनको छोड्ते 
का आदेश दिया था। परल्तु गुरु जी ने उस समय तक आज़ाद न होने का आग्रह किया 
जब तक दूसरे कैदियों को नहीं छोड दिया जाता । 


उसी तरह सेयदपुर की घटना उनकी तीसरी उदासी से सबधित है' क्योंकि पेशावर 
की दिशा से लौटते हुए दूसरे प्रसिद्ध धर्म-स्थानो पर ठहरते हुए सैयदपुर साथ ही लगता 
था। 

तई खोज के आधार पर यह निष्कप निकलता है कि गुरु नानक देव जी की 
उदासियाँ केवल तीन थी, न कि चार या पॉच जैसा कि कुछ लेखकों ते सिद्ध करना- चाहा 
है । यह ऐतिहासिक रूप से केवल तीन ही सिद्ध हुईं हैं । प 


गुरु नानक देव 33 


सेयदपुर से आगे गुरु जी पसरूर और स्यालोकट गये थे । वहाँ पर उन्होने भ्पती संगती 
की स्थापना की थी | इससे आगे मिट्ठनकोट पहुँचकर उन्होने वहाँ के प्रसिद्ध मुस्लिम 
सत मियाँ मिट्ठा को अपना भक्‍त बना लिया । तलवण्डी पहुँवकर उन्होने नई बसाई हुई 
बस्ती करतारपुर का और विकास किया और श्रागे के लिए वहाँ रहने का प्रबध किया। 
अपने जीवन का बाकी समय गृरु जी ने करतारपुर में ही अपने साथियो समेत 
व्यतीत किया । अ्रब उन्होंने अपने बनाये हुए धर्म को व्यावहारिक रूप देकर उसके 
अनुकल रहना शुरू कर दिया । करतारपुर में उन सब का जीवन आम' परिस्थितियों 
जैसा जीवन था । सब लोग सारे कामो मे लगकर अपने घर्मं का पालन इस रूप में करते 
थे जैसे गुरु जी ने प्रचार किया था, “ससार की अ्पवित्रता में पवित्र जीवन धारण 
क्रे ।” 

क्रतारपुर मे रहते हुए अपने जीवन के कोई 5 साल गुरु जी ने अपने साथियों 
समेत बिताये थे । वहाँ सब के लिए एक ही भोजनालय और एक ही प्रार्थनालय थे । 
सब लोग बिना किसी ऊँच-नीच के भेदभाव के सादा और निर्मल जीवन व्यतीत करते 
थे । प्रभात के समय सब मिलकर उपासना करते और उसके बाद अपने-अ्रपने कामो में 
लग जाते और सध्या समय फिर इकदूठे होकर ईश्वर स्तुति करते थे। गुरु जी के 
प्रसिद्ध साथी मर्दाना, बाघीरथ, भाई बुढ़ढा, मियोँ मिद्ठा और भाई लेहणा (जो उनके 
बाद गुरु भ्रगद बने) थे। आपस मे प्रेम के नाते सब एक दूसरे को “भाई” कहकर 
पुकारते थे । इन सब को गुरु के शिष्य होने के कारण “सिक्‍्ख “” कहा जाने लगा। 

सब लोग एक जैसे विचार रखते हुए और नये धर्म के अनुकूल अपना आचार 
बताने के कारण एक ही परिवार के रूप मे रहते थे । 

प्रस्तिम दिनो मे गुरु जी ने भाई लैहणा को अपना उत्तराधिकारी बनाया जो गृह 
झगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए । वह भाई लैहणा को अपने इतना निकट समभते थे कि 
उन्होने उसे अ्रपने जिस्म के भ्रग का नाम दिया था। उन्होने गृरु गद्दी के लिए केवल 
योग्यता को ही महानता दी और अपने पुत्रो को भी इस पद के लिए योग्य नही समझा । 
उन्होने यह प्रबध सन्‌ 538 ईस्वी मे मरने से पहले ही कर विया था । 

40 साल पाँच महीते भर सात दिन की आयु पाकर जोती-जोत समाने से पहले 
गरु जी ने अपने ईश्वर से मिलने की खुशी मे एक “सोहला”' अर्थात्‌ मगल गीत गाया । 
जिससे उतकी ईइवर के लिए अथाह भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण मिलता है । 

मरणोपरान्त कहा जाता है कि हिन्दू और मुसलमानों ने अपने-अपने तरीके से 
उनका अन्तिम सस्कार करने का आग्रह किया । जब मृत देह के ऊपर से सफेद चादर को 
उठाकर देखा गया तो वहाँ मुट्ठी भर फूलों के सिवाय कुछ नही था। चादर को हिन्दू 
और मसलमानो ने बॉटकर क्रमश जला और दफता दिया। गुरु नानक देव जी के 
हिन्दुओ और मुसलमानों मे प्रिय होने का इस कथन से भी ज्ञान होता है कि उनको 
“बाबा नानक दाह फकीर, हिन्दुओ का गुरु मुसलमाना का पीर” कहकर पुकारा जाता 


था। 


34 पजाब का इतिहास 


गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ 


स्वरूप और विशेषताएं 

गरु नानक देव जी ने भक्तिवाद को न केवल नया रूप दिया अ्रपित्‌ु उसको 
विशेष दिशा भी दी । मुख्यत परिवतंन जो उन्होने किये वे नये आन्दोलन के सामाजिक 
और आध्यात्मिक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं । 


मूल सिद्धांत 
तया आन्दोलन मूल रूप मे निम्नलिखित बातो पर आधारित है 
(क) एक' ईदवर में विश्वास, 
(ख) “नाम” की महानता और उपासना, और 
(ग) गुरु की नितात आवश्यकता । 


(क) एक ईश्वर में विदवास 

ईइवर का नया स्वरूप जो गुरु नानक जी समभते थे वह निराकार और 
सर्वव्यापी था । उनके सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा एक है और सारे ब्रह्माण्ड मे समाया 
हुआ है । उनके ईश्वर का स्वरूप करुणा-मय और दयालु है, जिसको सच्ची भक्ति 
और शुद्ध और पवित्र जीवन से प्राप्त किया जा सकता है। ईद्वर भक्ति के लिए हर 
किस्म के अभिमान (काम-क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार) को त्याग कर स्वय को 
ईइवर के भ्रपंण करके उसमे लीन हो जाने को ईद्वर प्राप्ति कहते है । 


(ख) “नाम” की महानता और उपासना 


गुरु नानक देव जी ने “सत नाम” को सब से बडी उपासना बताया । उनके कथना- 
नुसार " जो कोई सत नाम का उच्चारण नहीं करता, वह जीवन-मरण के चक्कर से 
मुक्त नही होगा ।” उनके विचार मे ईश्वर प्राप्ति का सबसे श्रच्छा साधन “ताम” ही 
है । उनके विचार मे “नाम सब देवताओो का परम देवता” है । परन्तु “नाम” की 
उपासना पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता--मन, वचन और कम से होनी चाहिये । 


(ग) गुरु की महानता 


प्राचीन परम्परा “गुरु बिन गत नाही” के अनुसार गृरु नानक देव जी ने गरु पद 
को बहुत उच्च और आवश्यक माना । यह विशेष रूप से गरु साहिब की शिक्षाओं मे 
कहा गया है कि गुरु ही मुक्ति दिलाने वाला है। साधारण रूप से भक्तिवाद में गर 
की, महानता को माना गया है। परन्तु गुरु नानक देव ने इस पदवी को अ्रपने नये 
आन्दोलन की नीवे मज़बूत करने के लिए और उसे अपनी मृत्यु के बाद भी चलाते 


गुरु नानक देव 33 


के लिए इस सस्था को अपने धर्मं का आवश्यक अग बना दिया । वास्तव में सिक्‍न्‍ 
धर्म के सफल रूप से चलते रहने का एक विशेष कारण गुरु सस्था ही है जो कि एक 
के बाद दूसरे को सौप दी जाती थी । गुरु को लगातार और शारीरिक रूप मे स्थापना 
के कारण ही यह नया आन्दोलन अच्छी तरह से चलता रहा और सफल हो 
सका था । 

शिक्षाओं का सामाजिक रूप 


. स्वंसाधारण के जीवन में परिवतन लाने के लिए गृुरु नानक देव ने सबसे 
ज्यादा बल शुभ कम॑ करने पर दिया है। वास्तव मे उन्होने दूसरे भक्तिवाद के प्रवर्तक 
के कथनानुसार “जात-पात पूछे नही कोय, हर को भजे सो हर को होये,” को इस रूप में 
प्रचलित किया था, “करमाँ दे होणगे नबेडे, जात किसे पूछणी नही” । गुरु जी ने कर्म को 
अपने साधारण और आध्यात्मिक जीवन मे एक जैसा महत्त्व दिया है। वह सासारिक 
जीवन को छोडने या वैराग्य धारण करने के एकदम विरुद्ध थे । उन्होने अच्छे कर्मो को 
ही मुक्ति का साधन माना था। उनके शब्दों में, “सत्य बहुत महान्‌ है, मगर उससे भी 
महान सत्य कर्म है ।” 

2. इस सिद्धान्त के भ्रनुसार गुरु साहिब सब प्रकार के दिखावे वाले रस्मो- 
रिवाज को मिथ्या समभते थे । उन्होने इन सब चीजो के विरुद्ध आवाज़ उठाई और 
इन्हे धर्म का बिगडा हुआ स्वरूप बताया । 

3, जहाँ गुरु साहिब ने अच्छे कर्मो की महानता पर बल दिया था, वहाँ साथ 
ही साथ उन्होते यह भी सिद्ध किया, था कि हम ये अच्छे कर्म अपने साधारण 
जीवन में ही करके म्‌वित प्राप्त कर सकते है। यही सिक्‍्ख धर्म की एक बडी विशेषता 
है। अत आम गृहस्थियो का धर्म होने के कारण यह धर्म बहुत जन्‍्दी सर्व-प्रिय बन 
गया । 

4 गुरु नानक जी एक ईश्वर के सब भकती को समान समभते थे । वह जात-पात 
के विरुद्ध थे। ऊँच-तीच की भावना को मिटाने के लिए ही उन्होंने सुलतानपुर मे ज्ञान प्राप्त 
करने के बाद कहा था “न कोई हिन्दू, न कोई मुसलमान” भ्रर्थात्‌ हिन्द और मुसलमानों का 
भेदभाव और उनमे परस्पर घृणा और सघर्ष निराधार है। सब एक ईदवर के बच्चे है । 
गुरु साहिब की शिक्षाओ का उद्देश्य परस्पर प्रेम और सद्भावना उत्पन्न करना है.। 
उनका कहना था कि “ईदवर सब का एक पिता है और सब प्राणी भाई-भाई है” । 
गुरु सानकदेव की शिक्षाओ्रों की सफलता के कारण 


गुरु नानक देव जी के नये आन्दोलन की सफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे : 
]. इन कारणों मे सबसे प्रमुख था उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व | वह स्वभाव 
से कोमल मगर अपने विचारों के बहुत दुढ थे । जहाँ भी वो जाते थे, आम लोगो मे उनके 


प्रचार का बहुत अ्रच्छा प्रभाव पड़ता था | वह भ्पनी मीठी वाणी से सब को मोह लेते 
थे। 


2 गुरु नानक देव जी ने जो कुछ लोगो मे प्रचार किया, उसको स्वयं अपने 


36 पजाब का इतिहास 


जीचन मे ग्रहण करके उच्च आचार और जुच्च विचार का सबूत दिया । धास्तव में वह 
जो कुछ लोगी को कहते थे अपने जीवन मे खूद बसा ही करते थे। उनकी अपनी 
मिसाल का बहुत अच्छा असर पडा । 

3 गुरु नानक देव जी के उपदेश बहुत सरल, स्पष्ट और जनसाधारण के जीवन 
में बिना किसी कठिनाई के पालन किये जा सकते थे । उनकी शिक्षाओं मे कोई 
ऐसी बात नही थी जो कि आम झादमी की समझ मे न आ सके । उनकी एक बहुत 
बडी विशेषता यह थी कि श्रपने प्रचार में गूढ से गूढ बातो को भी जनसाधारण को 
बहुत भ्रच्छे ढहग से समभा देते थे । 

4 गुरु नानक देव जी के प्रचार की सफलता का एक बहुत बडा कारण 
संस्कृत की बजाय बोल-चाल की भाषा (पजाबी) मे प्रचार करता था। इसी लिए उनकी 
शिक्षा अधिक लोगो तक पहुँच सकी और बहुत जल्द ही लोगो मे फैल भी गई । 

5 गुरु तानक देव ने अपनी नई शिक्षाओ को ऐसे रोचक ढग से लोगों मे 
फैलाया कि उनको बुरा भला कहे बगैर ही कुरीतियो का ज्ञान उनको करवा विया। 
उदाहरणार्थं, हरिद्वार मे हिन्दुओ को अपने पितरो को पानी देते हुए देखकर उनका 
उलटी दिशा मे पानी गिराने का उद्देश्य लोगो को यह बताना था कि यह सब प्रपचवाद 
है। मगर जो कुछ उन्होने किया वह व्यग्य रूप मे था ताकि लोगो का ध्यान उनकी 
तरफ आकर्षित हो सके और बिना वाद-विवाद किए लोगो को उनकी गलती बताई 
जा सके । इसी तरह मक्का जाने पर उनके पॉवों की दिशा मुसलमानों के धार्मिक स्थान 
की तरफ करने पर आपत्ति करने वालो को डूनका यह कहना कि “पॉव उस 
तरफ कर दो जिधर परमात्मा नही है”, का उद्देश्य यह जतलाना था कि यह सब कूछ 
मिथ्या है। दूसरे स्थानों पर भी वह अपने हास्य और व्यग्य के लिए सर्व-प्रिय हो गये 
थे | इस ढग से प्रचार करने के फलस्वरूप उनकी शिक्षाएँ बहुत जल्दा फैल गई थी । 

6 गुरु तानक देव की शिक्षाओ की सफलता का एक कारण यह भी था कि 
मुसलंसानो मे उनके उदारमना “सुफी”” सन्‍्तो के प्रचार के कारण अनुकूल बाता- 
वरण उत्पन्न हो गया था । इस्लाम और हिन्दू-धर्मं के अनुयायियों के कई सौ साल तक 
साथ-साथ रहने के कारण जनसाधारण में एक दूसरे के विरुद्ध कदुता बहुत हद तक दूर 
हो गई थी और फिर सन्‍्तो की शिक्षाएँ भी बहुत हद तक वेदान्त के विचारों से मिलती- 
जुलती थी । गुरु तानक देव जी ने दोनो धर्मों के अनुयायियों को परस्पर एक दूसरे को 
समभने की रुचि को बढावा दिया। इस प्रकार उन्होने हिन्दुओ और मुसलमानों को 
परस्पर एक दूसरे के अधिक निकट लाने' में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। अ्रतः जन- 
साधारण यह महसूस करने लगे कि उनकी शिक्षाओ मे दोनों धर्मों की श्रच्छी बातो 
का मिश्रण है। 

उपर्युक्त कारणों से गुरु नानक देव को अ्रपनी शिक्षाओ्रो के प्रचार और प्रसार में 
अद्भुत सफलता प्राप्त हुईै। इन सब कारणों से ही थोडे समय में ही सिक्ख धर्म सर्व" 


छः 


प्रिय बनकर एक प्रबल समुदाय बन गया | 


गुरू नानक देव 37 


गुरु नानक देव की दिक्षाओं का हिन्दू धर्म श्रोर इस्लाम के साथ संबंध 

»- जैसा कि गृरु नानक देव जी की शिक्षाओ की सफलता से सिद्ध होता है 
कि जिन बातो का उन्होने प्रचार किया वे वास्तव में हिन्दू धर्म और इस्लाम में 
साँकी थी। उन्होने मोटे तौर पर उन बातो को अपना लिया जिन पर कि ये दोनो 
धर्मं सहमत थे । इस लिए सिक्‍ख धर्म के बारे मे यह नही कहा जा सकता कि उस मे 
केवल एक धर्म के सिद्धान्तो का ही समावेश है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो 
सिक्‍ख धर्म को उत्पत्ति हिन्दू धर्मं और इस्लाम दोनों को परस्पर एक दूसरे के निकट 
लाने के उद्देदय से हुई थी ताकि यहाँ रहने वाले दोनों धर्मों के अ्रनुयायी श्रापस में 
संघर्ष और घृणा को त्याग दे और मूल सिद्धान्तों पर वाद-विवाद करना छोड दे । 
सिक्‍्ख धर्म को इस रूप मे यदि मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता कहा जाये तो 
भ्रनुचित न होगा । ऐसा लगता है कि गुरु नानक देव जी ने “न कोऊ हिन्दू, न कोऊ 
मुसलमान” कथन से हिन्दुओ और मुसलमानों को यह जतलाने की चेथ्टा की थी कि 
दोनो के मूल सिद्धान्त एक है भौर भिन्‍नता केवल बाहरी आडम्बर के कारण है। 
सरदार खुशवन्त सिह का भी यही कथन है। वह लिखते है कि “सिक्‍्ख धर्म 
हिन्दू और मुसलमानों के धर्म के प्रभावाधीन पुनर्जागरण की एक उच्च मिसाल' है । 
सिक्‍ख धर्म एक ऐसे भवन का प्रतीक है जिसको हिन्दुओं की इंटो और मुसलमानों के 
गारे से बनाया गया हो ।” 
गुरु नानक देव सूधारक या ऋान्तिकारी ेृ 

(क) इस बात पर बहुत से इतिहासकारों मे मतभेद है कि गुरु नानक देव 

मूलत एक सुधारक थे या क्रान्तिकारी । इन्दू भूषण, जिन्होंने सिक्‍्ल इतिहास का विशेष 
भ्रध्ययन किया है, यह मानते है कि “सिक्‍्ख धर्म भक्ति आन्दोलन का एक स्वरूप 
था और उस समय के जनसाधारण में फैलाये जाने वाले धर्मों के परिवार का एक 
सदस्य था” । इस दृष्टिकोण से गुरु नानक देव जी के एक सुधारक होने की बात 
सिद्ध होती है। उन्होने हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों मे कोई मूलभूत परिवर्तंत नहीं किया । 
मात्र उसकी कुरीतियों को दूर करने की ही कोशिश की । उनका उद्देदय हिन्दू धर्म मे 
जो बुरी बाते या उलटी मर्यादाएँ उत्पन्त हो गई थीं उन्हे दूर करना था। उनकी 
शिक्षाएँ दूसरे भक्तों की शिक्षाओ के अनुकूल थी। इसीलिए उत्की वाणी गुरुमन्‍्थ 
साहिब, जो सिक्खो का मूल धर्मग्रन्थ है, मे मिलती है | गुरु नानक देव जी स्वय अपनी 
विक्षाओं मे उनका वर्णन करते थे । डाक्टर इन्दृभूषण बनर्जी के कथनानुसार,“गुरु नानक 
देव का उद्देश्य हिन्दू धर्मं का सफाया करना नहीं, श्रपितु उनको शुद्ध करना था। मार्टन 
लूथर जो उनके समकालीन ही थे, की भाँति ही उनका आदोलन भी धर्म के विद्र,प को 
ठीक करने के लिए ही था । गुरु नानक देव मूर्तिवाद, अन्धविश्वास और मिथ्या कमे- 
काड का विरोध करते थे, जिनके कारण धर्म का शुद्ध रूप लुप्तप्राय हो चुका था और 


लोग ईश्वर से दूर हटते जा रहे थे । 
गूर नानक देव जी को एक क्रान्तिकारी मानने वाले लोगों में से भाईं कोहन सिंह, 


38 पंजाब का इतिहास 


डाक्टर गण्डा सिह, प्रोफेसर तेजा सिह और मैकालिफ के नाम उल्लेखनीय है। 
उनके विचार मे गुरु नानक देव जी एक ऐसे ऋष्तिकारी थे जो “समाज में उथल-पुथल 
लाकर उनके खण्डहरो पर एक नये समाज का निर्माण करना चाहते थे |! उनके 
कथनानुसार यह बात जात-पात के विरोध और सन्यासवाद की आलोचना, मृति पूजा 
का खण्डन और पौराणिक कथाओं मे अविश्वास से सिद्ध होती है । 

गुरु नानकदेव जी के जीवन को भली भाँति समभने और उन की शिक्षाओं के 
भाव से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह प्लमवाद के विरोधी थे। परन्त्‌ उन्होने मूल 
सिद्धान्तो को नष्ट करने की कभी कोशिश नहीं की। हिन्दू घर की कुरीतियों की 
तरफ वि शेष ध्यान दिलाने मे उनका मतलब इसका नाश करना नहीं था। यह तो 
उसके खोट को दूर करने का यत्न था | इस बात को सामने रखते हुए यह मानना पडेगा 
कि गुरु नानक देव जी एक महान सुधारक थे और उनका आ्रान्दोलन हिन्दू धर्म मे से सब 
खोट निकाल कर उसे एकदम विशुद्ध करने का एक भगीरथ प्रयास था। इस दृष्टि से उन्हे 
एक “क्रान्तिकारी” सुधारक की सज्ञा दी जा सकती है । क्योकि वह जो परिवर्तत लाना 
चाहते थे, वे बहुत भ्रतोखे और विशाल थे । गुर नानक देव खुद भी यह मानते थे 
कि वह कोई नया धर्म नहीं चलाना चाहते । वह केवल पुराने धर्म की बुराइयो को जड 
से उखाड कर उसका पवित्र रूप लोगो के सामने लाना चाहते थे । उतका आ्रान्दोलन 
इन क्रीतियो के विरुद्ध था जोकि हिन्दू धर्म मे प्रवेश कर गई थी और जिन्होंने उसके 
असली रूप को बिगाड दिया था। 
गुरु नानक देव का इतिहास में स्थान 

गुरु नानक देव पजाब के इतिहास में बहुत ऊँचा स्थान रखते है। पजाब के बाहर 
भी उनकी महानता यह है कि उनको सदा मानवता के महान रक्षकों मे गिना जाएगा । 
इस लिए उनकी तुलना, ईसामसीह, महात्माबुद्ध कनफ्यूशस और जौराष्टू जैसे धर्म प्रव्तको 
से की जा सकती है। सर गोकुल चन्द नारग ने ठीक ही कहा है, "गुरु नानक देव पजाब 
के हिन्दुओं को जिस श्रवस्था मे वे उनके आने से पहले थे, उससे कही बहुत श्रच्छी हालत 
में छोडकर गये थे । उन्होने हिन्दुओ की विचारधारा और उनके सामाजिक और धामिक 
जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था ।” गुरु नानक देव बहुत बडे सुधारक थे जिसके 
कारण वे इतने सवंप्रिय हो गए थे कि उनकी शिक्षाएँ जल्दी ही घर-धर में फैल 
गई थी । लाखों पजाबवासी--जिन मे हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल थे, उत्तका 
हादिक सम्मान करते थे । उनकी सर्वप्रियता का इससे बडा प्रमाण नहीं मिल सकता 
कि उनके निधन पर हिन्दू और मुसलमान अपने-अपने ढग से उत्तका अन्तिम संस्कार 
करना चाहते थे । उनकी शिक्षाएँ जो कि सारे संसार अथवा प्राणी मात्र के लिए थी, 
उत्तको अमर बताने की विशेष कारण बनी | जो बात उन्होने बार-बार लोगो को 
बताई, वह थी श्रच्छे कम करके झौर सासारिक जीवन में रह कर मुक्ति प्राप्त करता । 
यह ब्रात सब लोगो के मन मे जल्दी ही घर कर गई थीं। इसी कारण गुर नानक देव 
का नाम आज भी उसी सम्भान से लिया जाता है जैसाकि उसके जीवन काल में । 


6 


सिक्‍्ख पंथ की स्थापना और उसका संगठन 
गुरुतावक देव जी के निधन के समय सिक्‍खों की स्थिति 


गुरु नानक देव जी परलोक सिधारने के समय तक सिकख मत न तो स्पष्ट रूप 
से स्थापित हो सका था और न ही उसकी अपनी विशेषताएँ उभर कर सामने ग्राई थी । 
उन्होंने केवल अपने उत्तराधिकारी गुरु श्रगद देव को निथुकत करके अपने पथ को आगे 
चलाने का काम उनको सौपा था । हिन्दू धर्म से अलग सिकक्‍्ख मत के मानने वाले उस 
समय एक छोटे से पथ से ज्यादा तही थे । उनकी एक नये पथ के रूप में स्थापना, अपनी 
विशेष भाषा, साहित्य परम्पराएँ और मर्यादाएँ ग्रभी उत्पन्न नहीं हुई थी। गुरु नानक 
देव जी ने अ्रपने अ्रनुयायियो को सगठित कर एक नये मत का आधार बनाया था, 
नया सदेश दिया था । नये मत का श्रभी अच्छी तरह सचालन न होने के कारण हो 
सकता था कि इसको मानने वाले बहुत थोडे समय में ही फिर से हिन्दू धर्म में समा 
जाते और पिता पुरखी धर्म का भ्रंग बन जाते, जैसा कि सिक्‍्ख मत से पहले के भक्ति 
झादोलनो मे हुआ था। हिन्दू धर्म के बारे मे यह प्रसिद्ध हो चुका था कि जब किसी 
नये आदोलन को चलाने वाला नेता नही रहता था तो यह उस आन्दोलन को हड़प्प 
कर जाता था। गुरु नानक देव ने इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए गूरु श्रगद को 
अ्रपने जीवन मे ही गुद बनाकर नये मत के मानने वालों का सगठन करने का काम 
सौप विया था । 

गुरु अंगद (538-552) का सिक्‍ख सत के संगठन के लिए काम 

अपने गुरु काल में श्रगद देव ने सिक्‍ख पथ के प्रचार और प्रसार के लिए विशेष 
उपाय किये 

। सबसे पहले उन्होने गूरमुखी लिपि के: विकास का काम प्रारभ किया जिस 
के माध्यम से नये मत' का प्रचार किया जा सकता था। उस समय भी प्रचलित लिपियो 
में से एक विशेष लिपि को शुद्ध करके उसका नाम गुरमुखी रखा गया। यह लिपि उस 
समय के पजाब में लँंडे अथवा टाकरी की जगह अपनाई गई । इसकी आवश्यकता इसलिए 
समभी गई कि साधारण लोग सस्कत को जो हिन्दुओ के पत्रित्र प्रत्थों की भाषा थी, 
बहुत कम जानते थे और सिक्‍्ख धम का प्रचार करने के लिए जनसाधारण की बोली 
ही उपयोगी हो सकती थी । . . 

2. गुरु नानक देव जी की वाणी को इकट्ठा करके और नयी लिपि मे प्रतियाँ 


तैयार करवा कर गुरु भ्रगद देव ने अपने नये मत के प्रचार केन्द्रों मे उन्हे भेजने का 
42 


सिक्‍ख पथ की स्थापना और उसका सगठन 4$ 


प्रबन्ध किया । उनका उद्देश्य यह था कि नये मत के अ्रनुयायियों को गुरु नानक देव जी 
के जीवन से परिचित कराया जाए ताकि उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना पैदा हो 
सके । इसी कारण नये मत के मानने वालो का नाम नानक पथी पड गया । इसका दूसरा 
उद्देश्य यह था कि नये मत के मानने वाले हिन्दुओं की धर्म॑ कथाओ्नों के स्थान पर इन 
कथाओं को सुने । 

3 गुरु श्रगद ने लगर की प्रथा भी चालू की | “लगर” जिस का श्रर्थ सब का 
मिलकर एक स्थान पर भोजन करना था, का उद्देश्य नये मत के मानने वालो को 
एक स्थान पर इकट्ठा करके उनमे ऊँच-नीच अथवा जात-पात के विचार को दूर 
करना था। लंगर प्रथा सब को एक जैसा बनाने के लिए बहुत भ्रावश्यक समझी गई 
थी। नये मत के प्रचार का भी यह बहुत बडा साधन बन गई थी । 

4. गुरु श्रगद ने नये मत के मानने वालो को उदासी मत के प्रभाव से बचाने 
का भी विज्ेष यत्न किया । उदासी मत गुरु नानक देव के सुपृत्र श्री चन्द ने चलाया 
था | सिक्‍ख मत की रक्षा के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था ताकि नये मत के 
मानने वाले गृरुनानक देव के सुपुत्र के प्रभाव से अपना मत त्याग कर उदासी न बन 
जाये । 
गुरु अंगद देव के काम का महत्त्व 

उपर्युक्त प्रबन्ध और सिक्‍ख धर्मं के प्रबल प्रचार के कारण इस मत का नया रूप 
उभरने लगा था। गुरु नानक के मत को मानने वाले एक विज्येष पथ का रूप धारण 
करने लगे थे । परन्तु अत तक इस मत को मानने वाले पूरी तरह सगठित नही हुए 
थे और न ही नये मत के कोई विशेष चिह्न बन सके थे । फिर भी गृरु श्रगद का नेतृत्व 
सिक्ख धर्म के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ और इस मत के मानने वालो को ठीक 
मार्ग पर चलाने मे वे काफी सफल हुए । 

गुरु अमर दास ॥ ]552.-]5 74) 

। तीसरे सिक्‍ख गुरु श्रमर दास के लिए सबसे पहले उदासियों के विरोध को 
समाप्त करना जरूरी था। उदासियो के नेता श्री चन्द ने (जो कि नानकदेव के सुपुत्र थे) 
नये धर्म का नेता बनने का अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की थी । गुरु अ्गद के 
बाद वे समभते थे कि उनको नेता माना जाएगा क्योकि उनके पिता ने स्वय गुरु नियुक्त 
किये थे, वह तो उनसे अधिक योग्य समभे जा सकते थे परन्तु गुरु श्रगद की मृत्यु के 
पश्चात्‌ गुरु नानक के बडे सू पुत्र के नाते उनका श्रधिक अधिकार बतता था। गुरु 
भ्रमरदास ने विशेष साधन किये कि नये मत के मानने वाले उदासियों के साथ किसी 
किस्म का सबध न रखे जिससे कि वे सिकक्‍ख पन्‍थ को उदासी सम्प्रदाय से अभ्रलग 
रख सकें । ु 

2. गुरु अमर दास अपना निवास स्थान बदल कर ब्यास के किनारे गोईदवाल 
में चले गये । वहाँ पर उन्होने एक बावली का निर्माण किया जिस की 84 सीढ़ियाँ 
थी । ऐसा प्रचलित है कि जो सिकलख बावली की यात्रा के समय हर एक पौडी पर 


44 पजाब का इतिहास 


“जपु जी” का जाप करेगा वह 84 लाख जूनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर 
सकेगा | इस तरह यह बावली सिक्‍खों का नया तीथ बन गई । 

3. गुरु अमर दास ने लगर प्रथा को बहुत दृढ़ता और सुचारु ढग से लागू 
किया । उन्होने ऐसा श्रादेश दिया “जो कोई भी गुरु के दर्शन करना चाहते है वह पहले 
गुरु के लगर मे भोजन खाये” । गुरुअमर दास ने लगर की महानता पर बहुत बल 
दिया । परिणामस्वरूप | एक ही स्थान पर सब सिक्‍खों के भोजन करने से उनके अन्दर 
ऊँच-नीच की भावना कम हो गई । 

4 “मजी प्रथा” के भ्रन्तगंत धर्म प्रचार के लिए गुरु श्रमर दास ने नये केन्द्र 
स्थापित किये जिन को “मजी” का नाम दिया गया । यह इसलिए हुआ कि जो 


प्रचारक नियुक्त किये गये थे वह इन केन्द्रों मे “मजी ” अभ्रथवा छोटी चारपाई पर बंठकर 
उपदेश दिया करते थे । इस रूप में गुरु श्रमर दास ने 22 “मजी” अथवा प्रचार केन्द्र 


स्थापित किये । फलस्वरूप नये मत का अच्छी तरह प्रचार होने लगा । 

5 गुरु अमरदास ने नये मत के मानने वालो को केवल बैसाखी और 
दीवाली के त्यौहार मनाने के आदेश दिये। उन्होने सिक्‍खो के जन्म और मरण के 
सस्कारो का भी विशेष रूप से मनाने का प्रबन्ध किया । सिक्‍लो के विवाह सस्‍्कार के 
लिए एक नया श्रानन्द गीत रचकर उन्होने नये मत के मानने वालो को उसके ग्रनुसार 
विवाह करने का आदेश दिया । गुरु अमरदास ने सती प्रथा को रोकने का भी श्रादेश 
दिया था । कहते है कि गोईदवाल में सम्राट्‌ अकबर गुरु श्रमरदास के दर्शन करने 
आये थे और उन्होने गुर जी का वडा सम्मान किया था । ऐसा भी कहा जाता है 
क सम्राट अकबर ने उन्हे लगर के लिए भूमि देने की इच्छा प्रकट की थी परल्तु गुरु 
जी ने उसे स्वीकार नही किया था । 
निष्कर्ष 

गुरु श्रगद की भाँति गुरु अमर दास ने भी सिकख मत की स्थापना झ्ौर सगठन के 
लिए विशेष काम किये थे जिनके कारण सिक्‍्ख मत हिन्दू धर्मं से भिन्‍त एक' विशेष रूप 
धारण करने लगा था। इस मत के मानने वाने अब एक बिल्कुल जुदा वर्ग बन गये 
थे और उनके अ्रलग चिह्न भी स्पष्ट होने लगे थे | इन्द्र भूषण बैनर्जी के कथनानुसार 
“गुरु भ्रमर दास के गुरु काल में हिन्दू मत और सिबंख मत का अन्तर स्पष्द होने 
लगा और सिक्‍्ख धीरे-धीरे पुराने हिन्दू क्माज से दूर होने लगे और कालातर 
में एक जुदा वर्ग अथवा एक बिल्कुल नये भाईचारे के रूप में सगठित हो गये ।' 

ग्रुरास दास (574-58) 

गुर रामदास ने पहले तीन गुरुओरों द्वारा सिकंख मत के सगठत के लिए किए गए 
काम को और झागे बढाया । उनकी रखी हुई नीव को और मजबूत किया । उन्होंने नये 
धर्म के केन्द्र के लिये एक नया स्थान चुना श्रौर एक नये शहर की स्थापना के लिए 
500 ब्रीघे भूमि खरीदते का प्रबन्ध किया | तया स्थाल मध्य पंजाब अथवा 'माकका 
में एक ऐसे प्राचीन कुण्ड के किनारे स्थित था जिस के पानी मे बहुत सी बीमारियों 
को दूर करने की शक्ति थी। इसके लिए भूमि, सम्राट अ्रकबर के सौजन्य से सस्ते 


सिक्ख पथ की स्थापना और उसका सगठन 45 


भाव भर्थात्‌ कुल 700 रुपए में तूँग जिमीदार मालिको से 4577 में खरीदी गई थी। 
गुरु रामदास ने वहाँ पर नये सरोवर का निर्माण अपने निरीक्षण मे करवाया। इन 
कारणो से इस स्थान का नाम गुरु का “चक” अथवा गृरु “रामदास पुरी” भी पड 
गया था। कालातर मे कुड के पानी में अमृत के कथित गुण होने के कारण नये शहर 
और सरोवर का नाम अमृतसर हो गया । 


. नये शहर का चुनाव करने के भी कुछ विशेष कारण थे। यह स्थान उन 
बलवान किसानो की भूमि हैं जो कि सर्वाधिक सख्या में सिक्‍्ख धर्म के अ्रनुयायी 
बने और जिन्‍्होने आगे चलकर इस घममं की रक्षा का बीडा उठाया । 

2. गरु जी का विचार नये शहर को व्यापार का केन्द्र बनाना भी था ताकि 
यहाँ से पजाब के मंदानों और शहरी लोगो के साथ व्यापार हो सके | यह शहर के 
उचित स्थान के चुनाव का ही परिणाम था कि आगे चलकर गुरु भ्र्जुत देव जी की 
कोशिशो से अ्रमुतसर उत्तर-पश्चिम भारत मे स्‌ प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र बन गया जिस 
का सबंध एक तरफ तो मध्य ऐशिया और दूसरी तरफ हिमालय के पार लाहौल 
स्पीति एवं तिब्बत के साथ था । 
सम्राद श्रकबर के साथ मिन्नता 

. उदार बामिक विचारो वाले सम्राद्‌ भश्रकबर के सबध सिक्‍्ख गुरुओ के 
साथ मिन्रता-पूर्ण थे। सम्नाद्‌ अपने लाहौर प्रवास के समय पहले भी गोईदवाल 
गुरु अमरदास के साथ भेट कर चुके थे । उन्होंने उन्हे लगर की स्थापना के लिए भूमि देने 
की भी पेशकश की थी जो कि उन्होंने स्वीकार नहीं की थी । सम्नाद भ्रकबर तथा 
उनके उत्तराधिकारी गुरु रामदास की भी इज्जत करते थे और उनके मित्र बन गये 
थे। सम्नाद के साथ मेल के कारण गुरु रामदास जी का प्रभाव जनता मे और भी प्रबल 
हो गया था और उसकी मान्यता भी काफी बढ गई थी । गुरु रामदास ने अपनी 
हरिद्वार यात्रा के समय यात्रियो के ऊपर लगाये जाने वाले टेक्स के कारण सम्नाद 
प्रकूबर से उसे हटाने की अपील की थी और उनकी इच्छा के अनुसार यह टैक्स 
बिल्कुल हटा दिया गया था । 

2, मुगल सेता, जो कि अबकर के साथ लाहौर के पास ठहरी हुई थी, ने झ्ाम 
वस्तुओं के भाव बढा दिये थे और उससे साधारण लोगो को बडी कठिनाई हो रही 
थी । गुरु रामदास की प्रेरणा पर सम्राट्‌ श्रकबर ने इस इलाके के लोगो को भूमि कर से 
एक साल के लिए मुक्त कर दिया था। इन कारणो से जनसाधारण गुरु की बहुत प्रशसा 
करने लगे थे और उनके भारी सख्या में अनुयायी बन गये थे । जनता की भलाई के इन 
कामों के कारण माझा और मालवा में सिक्‍्ख धर्म को बहुत प्रोत्साहन मिला । 
गुरु प्रथा का पिता पुरखो बताया जाना 


गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी, जो कि तीसरे गुरु रामदास की सुपुत्री थी, 
ने अपने पिता की बडी लगन के साथ सेवा की थी । कहा जाता है कि एक बार 
अपने पिता को स्तान कराने के लिए लकडी की चौकी पर बैठाते समय एक लोहे की 
कील उनके हाथ मे लग गई परल्त्‌ उन्होंने बिता किसी किस्म का दुख प्रकट किये अपने 


46 पजाब का इतिहास 


पिता को स्तान कराया । इस श्रद्धा से प्रभावित होकर गुरु अमरदास ने अपनी सुपुत्री को 
वर माँगने के लिए कहा था | इस पर बीबी भानी ने अपने पिता से यह माँग की थी 
कि वे आगे के लिए गुरु प्रथा उनके परिवार मे रहने का वर दे और इसको पिता पुरखी 
बना दे । इस वरदान का सिक्‍्ख धर्म के विकास पर विददेष प्रभाव पडा । गुरु की पदवी 
जो कि पहले केवल धामिक रूप ही रखती थी, अ्रब एक ही परिवार से सबधित होने के 
कारण राजनीतिक महत्त्व भी ग्रहण करने लगी । इसका अर्थ यह हुआ कि गृरु रामदास को 
बाहर से नया ग्रु नियुक्त करने की आवश्यक्रता नही रही । हाँ, अपने ही परिवार मे बे 
जिस किसी को पात्र समभे,उसकी नियुक्ति कर सकते थे । गृरु की पदवी पिता-पुरखी 
बनने के कारण गुरु को “सत्‌ गुरु” के साथ-साथ लोग “सच्चा पातशाह” भी कहने लगे 
थे | इस परिवतंन से गुरु के शिष्य उनको अपना सासारिक पिता अ्रथवा राजा भी 


मानने लगे थे । 


मससनन्‍द प्रथा 
जैसा कि हम जान चुके है सिक्‍्ख गुरुओ ने धमम प्रचार के लिए कुछ केन्द्र स्थापित 


किये थे जिन को “मजी” कहा जाता था । इसी प्रथा मे थोडा परिवतंन करके गुरु पद 
के लिए भेट एकत्रित करने का साधन भी बना दिया गया था। गुरु के लिए धन तथा 
वस्तुएँ इकट्ठी करके पहुँचाने के लिए विशेष व्यक्ति नियुक्त किये गये थे जिन के नाम 
आरभ मे रामदासिये और बाद में मसन्दिये रखा गया | वह अपने-अभ्रपने इलाके मे गुरु 
के ऐजेंटो के तौर पर भेट एकत्र करते थे। कुछ विशेष मसन्द दूर-दूर तक भेजे गये ताकि 
वहाँ से गुरु के निर्माण के कामो के लिए घन एकत्र करके लाएँ। इस पद्धति से जो 
आगे काम आरभ हुए थे उनको सम्पन्त करने के साधन जुटाने का प्रबंध हो गया । 

धर्म प्रचार 

]. निर्माण के कामो के साथ-साथ गुरु रामदास ने हण्डाल नामी जण्डियाला 
निवासी, प्रसिद्ध आदमी को अपना अनुयायी बनाया और उसे गावो में जाकर सिक्‍्ख 
धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया । 

2. गुरु रामदास ने भाई ग्ररदास को, जो कि प्रसिद्ध विद्वान और भक्त थे 
अपना प्रचारक बनाकर आगरा भेजा । 

3. गुरु रामदास ने उदासियो का विरोध कम करने का भी यत्न किया । वह 
बाबा श्री चन्द (सुपुत्र श्रीगुरु नानक देव) को बड़ी नम्रता से मिलने गये। कहा 
जाता है कि उन्होने अपनी दाढी से उनके चरणों को छुआ । प्रसन्‍तर होकर बाबा श्रीचन्द 
ने गुरु रामदास को भ्रपना पूज्य मान लिया और प्राशीर्वाद दिया। इन सब बातों के 
कारण ही गुरु रामदास जी को जो 48 बर्ष की छोटी) आयू मे ही परलोक सिधारे 
थे, सिक्ख गुरुश्नो मे एक महान गुरु माना जाता है। उनके द्वारा किए गए काम सिक्‍्ख 
धर्म के लिए बडे महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए। गुरुरामदास अमृतसर शहर के स्थापक थे और 
आज, तक्त. भी उनके. नाम पर इस शहर के बसने का दिन अमृतसर मे घृम-धाम से 
मनाया जाता है। 


सिक्‍ख धर्मतंत्र (थियोक्रसी) की स्थापना 


गुरु अज न देव (58-- ]606 ) 


विशेष गुण. गुरु अर्जुत देव एक महान व्यक्ति थे। बह जन्म से ही कवि, 
वास्तविक दार्शनिक, प्रबल सगठनकर्ता और नीतिवान थे। अपने पूर्वजों की तरह 
भ्रपनी सत-वृत्ति और उच्च आत्म-शक्ति के लिए भी वह बडे प्रसिद्ध थे । 


सिक्‍ख धर्म के संगठन के लिए कास 

गुरु शर्जुन देव के समय तक सिकख घर्म का विशिष्ट स्वरूप काफी निखर श्राया 
था। स्वय गुरु के प्रभाव और शक्ति मे काफी वृद्धि हो गई थी और 22 धर्म प्रचार के 
केन्द्र (मजियाँ) स्थापित हो चुके थे। इसके साथ ही लगर प्रथा सुदृढ हो गई थी और 
मसन्‍्द ससस्‍्था भी कायम हो चुकी थी। मुगल बादशाह के साथ श्रच्छे सबधो के परिणाम- 
स्वरूप सिक्‍ख गृरुओ का बहुत सम्मान होने लगा था। इस तरीके से सिक्ख धर्म की 
नीव काफी पक्‍की हो चुकी थी और अब धर्म के आधार पर एक धममंतत्र 
(थियोक्र सी) का ढाँचा उभर रहा था। 

गुरु अर्जुन देव के इस काम के लिए परिस्थितिया अनुकूल थी और उन्होने साहस- 
पूर्ण रूप से सिख पथ को संगठित करने का यत्न किया । 

4. श्ादि प्रनन्‍्थ का सकलन . सबसे पहले गुरु अर्जुन देव ने सिक्खो की उस 
समय तक की शिक्षाओ्ं को पुस्तक का रूप देने का काम आरभ किया । इस काम की 
विशेष तौर पर कमी महसूस की जाती थी। उस समय तक सिक्‍्ख धर्म की शिक्षाएँ 
बिखरी पडी थी । इस सबंध मे गुरु श्रगद ने गरृरु नानक देव जी की शिक्षाओं को 
लिखित रूप में लाने के और सगृहीत करने के सबंध में कुछ काम किया था । उनकी 
प्रतियाँ तैयार करवा कर सिक्‍तखों के धर्म-प्रचार केन्द्रों मे बॉँटी गई थी। परन्तु इस 
किस्म का कोई विशेष सग्रह उपलब्ध नही था । 

2. सामग्री का संग्रह करता इस उद्देश्य से गुरु अर्जुन देव ने सामग्री एकत्र 
करने का काम आरभ किया । उन्होने गोईदवाल मे बाबा मोहन (सुपुत्र गुर रामदास ) 
के पास भाई गुरदास और बाबा बुढ़ढ़ा को भेजा । परल्तु उन्होंने जो सामग्री उनके 
पास थी, उसे देने से इन्कार कर दिया और गुरु अर्जुन देव से खुद वहाँ आने का अनु- 
रोध किया | गुरु श्र्जुन देव खुद जाकर बाबा मोहन से यह सामग्री ले आये । इसी तरह 
उन्होने भक्तिवाद के दूसरे नेताओं के पास निमत्रण भेजे कि वे अपनी विशेष रचनाएँ 


50 पजाब का इतिहास 


गुरु अर्जुन देव को भेजे । कहा जाता है कि एक विशेष दूत प्यारा सिंह को श्री लद्धा 
भेजकर वहाँ से “प्राण सगली”, जो कि कहा जाता था कि गुर नानक देव वही छोड 
आये थे, को प्राप्त करने का उपक्रम भी किया गया । 

3 संकलन की तैयारी. सामग्री सगृहीत होने के पद्चातू्‌ श्रादि ग्रन्थ के 
सकलत का काम करने का प्रबन्ध किया गया। इस काम के लिए गुरु अर्जुन देव ने 
सरोवर रामसर को बनवाया और वहाँ सतो, फकीरो, भाटों और सगीतज्नो के विश्वाम 
का प्रबन्ध किया | भाई गुरदास को लिखने का काम दिया गया। यह महान काम 
सन्‌ 604 में समाप्त हो गया। तत्परचात्‌ यह ग्रन्थ हर मन्दिर साहब में रखा गया 
और भाई बुढ़्ढा को सबसे पहला ग्रन्‍्थी नियुक्त किया गया । 

4 गुरु ग्रन्थ की विषय सूची. आदि ग्रन्थ जिस को गृरु ग्रन्थ अर्थात्‌ ग्रन्थ 
साहिब कहा जाता है निम्नलिखित उपदेशो का सम्रह है 

(क) प्रथम पाँचो गुरुप्ों की बाणी जिसमे 226 शब्द गुरु अर्जुन देव के है 
और उसमे गुरु गोबिन्द सिंह के समय मे कुछ शब्द गुरु तेगबहादुर के भी शामिल 


किये गये थे । 
' (ख) ॥6 दूसरे भक्‍तो और सन्‍्तो, जिनमे हिन्दू श्र मुसलमान दोनो शामिल 


है, की बाणी । 

(ग) भाटों की कविता जिनमे काल, नाल मथारा अ्रसिद्ध है । 

(घ) गुरु भ्र्जुन देव और उनसे पहले होने वाले यगुरुओ की स्तुति मे लिखी 
कविताएँ । ये सत्ता, बलवन्द और मर्दाना जैसे प्रसिद्ध लोक कवियों की है । 

(झ) अन्तारा और एपैन्डिक्स-मुडा बाणी और राग माला (इन मे प्रसिद्ध 
राग और रागनियो की सूची दी गई है। इन के आधार पर सब शिक्षाओ का सकलन 
किया गया है) । 

(च) भाषा मुख्य रूप से आदि ग्रल्थ की भाषा पजाबी का 5 वी शताब्दी 
में प्रचलित रूप है । इसके अतिरिक्त हिंदी, गृजराती, मराठी, सस्कृत और फारसी के 
शब्द भी इसमें है जिन का भवतो ने अपनी बाणी में प्रयोग किया था। 

संकलन क्रम . प्रथम कुछ पृष्ठ जो 'जपुजी,, 'सोपुरख' और 'कीतंन सोलहा' 
से सबधित है और ईइवर स्तुति के निमित्त है, को छोड़ कर सारे ग्रन्थ साहिब का क्रम 
9] रागो के अनुसार हैं। हर एक राग के अधीन सबसे पहले गुरु नानकदेव की बाणी 
और उसके पदचात्‌ बाकी चार गुरुओ की बाणी का संकलन किया गया है। उसी राग 
के अ्रश्नीन फिर सतो, कवियो और भक्‍तो और सगीतज्ञों की रचनाएँ लिखी गई है। 

महत्व. भ्रावि ग्रन्थ सिकखो की सबसे प्रसिद्ध धामिक पुस्तक है। इसका 
सकलन होने पर सिक्खों मे अपनी विशेष पुस्तक न होने की कमी दूर हो गई । भब 
वह भी मुसलमानों भौर ईसाइयो की तरह “एहले किताब” हो गए। प्रसिद्ध इतिहास- 
कार, सरदार खुशवन्त सिंह के शब्दो में, “भ्रादि भ्न्थ एक अतुल ऐतिहासिक पुस्तक 
है । शायद यह अपने किस्म की एक ही धामिक पृस्तक है. जिसमें बर्गर किसी टीका- 


सिख धमंतन्न (थियोक्रेसी) की स्थापना । 


टिप्पणी और सजावट के धार्मिक नेताश्रो की रचनाएँ सुरक्षित है। इसमे शामिल करने 
से ही उस समय के कुछ कवियो की रचनाएँ श्रमर हो गई है। ग्रन्थ साहिब सिक्‍खो के 
लिए पूजा और कर्म-काण्ड की मूल प्स्तक है (जपूजी, पृष्ठ ] से 2) | उपर्युक्त 
विशेषताझ्रो के कारण सिक्खो की यह धामिक पुस्तक ऐतिहासिक सामग्री, तथा सामा- 
जिक, सास्क्ृतिक, धामिक, राजनीतिक और ग्राथिक अ्रवस्था के बारे मे हमे उस समय के 
पजाब के बारे मे ज्ञान कराती है | उदाहरणार्थ, गुरु नानक॒देव ने जिन शब्दों मे सैयदपृर 
(एमनाबाद ) की बर्बादी, साधारण लोगो की दुदंशा, लोधी हाकिमों की कायरता और 
बाबर की बबरंता का वर्णन किया है, वह गुरु प्रन्थ साहिब में सम्मिलित है। इसी 
तरह उन्होने अपनी शिक्षाओ में हिन्दू धर्म के पतन और उस समय हिन्दुशओ ओर मुसल- 
मानो में प्रचलित ब्‌ राइयाँ का भी बहुत स्पष्ट वर्णन किया है श्ौर सब तरह की 
कुरीतियो का खण्डन किया है । 
7 भवन-निर्माण और नये शहरों की स्थापना 

गुरु भ्रर्जुत देव ने चौथे गुरु राम दास के अमृतसर शहर और सरोवर के निर्माण 
के लिए शुरू किये हुए काम को सम्पन्त करने का विश्वेष यत्न किया। उन्होंने भाई 
बुढ़ढा को वहाँ पर चल रहे काम का निरीक्षण करने को कहा | यह काम सन्‌ 589 मे 
पूर्ण हुआ | सरोवर भ्ौर हरमन्दिर के बन जाने के साथ-साथ गुरु श्रर्जुत देव ने नये शहर 
को एक बडा व्यापारिक केन्द्र बनाने का भी प्रबन्ध किया। उनकी प्रेरणा से श्रधिक 
सख्या मे सिक्‍्ख वहाँ जाकर रहने लगे । गूरु जी ने अ्रपना हैडक्वार्टर भी वही स्थापित 
किया और वहाँ के निवासियों को व्यापार के कामो में अधिक रुचि लेने की प्रेरणा दी । 
इसी कारण धीरे-धीरे अ्रमुतसर इस प्रदेश का एक महान व्यापारिक केन्द्र बन गया जहाँ 
पर दूर-दूर से लाई हर प्रकार की चीजे प्राप्त हो सकती थी, चाहे वह मध्य एशिया या 
हिमालय से पार लद॒दाख भ्रौर तिब्बत और समरकन्द श्रौर बुखारा से श्राती हो । 
अमृतसर की विशेषता यह है कि उसके भिन्‍त-भिन्‍न भाग मण्ठियों के रूप में बसोबे गये 
थे जहाँ विशेष वस्तुएँ उपलब्ध हो सकती थी । श्रमृतसर का व्यापारिक महत्त्व रस बात 
से सिद्ध होता है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य काल मे व्यापारिक कर से ही 
यहा से 9 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय होती थी । 


ता. दूसरे शहरों और पवित्र स्थानों की स्थापना 

गुरु भ्र्जुत देव ने मध्य पजाब श्रर्थात्‌ माझा में दुसरे शहर और. धर्म-स्थान 
स्थापित करने का भी प्रयत्न किया। सन्‌ 590 मे उन्होने श्रमृतसर की तरह तरन- 
तारण, जो बारी द्वाब मे स्थित है, के स्थान पर एक सरोवर और मन्दिर बनवाया जो 
कालातर में अमृतसर की तरह ही माभा के सिक्‍खों का प्रसिद्ध धर्म-सथान बन गया । 
गुरु भ्र्जुन देव ने जालन्धर के निकट एक नए छाहर करतारपुर की स्थापना की और 
वहाँ पर एक सरोवर, जिस का नाम गगसर है, का निर्माण किया । लाहौर मे (डब्बी 
बाजार के निकट) एक बावली की नीत्र भी रखी । कहा जाता है कि इस बावृली के 
निर्माण के लिए लाहौर के सूबेदार ने घत दिया था। _ 


52 पजाब का इतिहास 


अपने सृपुत्र के नाम पर डेरा बाबा नानक के निकट एक नया शहर हर गोबिन्द- 
घुरा भी बसाया। 


7९ अदप्न्द प्रथा 

निर्माग के कामो का अधिक विस्तार होने के कारण गूरु अर्जुन देव को बहुत धन 
की जरूरत थी । घन प्राप्त करने का प्रबन्ध ठीक करने के लिए उन्होने मसनन्‍्द प्रथा 
को, जो उनसे पहले से चल रही थी, सुसगठित किया। इस प्रथा को उन्होने धन 
प्राप्ति का विशेष साधन बना दिया | आमतौर पर सिक्‍्खो को आदेश था कि वह गुरु 
के लिए यथाश्रद्धा भेट दे । परल्तु गुरु अर्जुन देव ने इसको सुधार कर अनिवायं बना 
दिया । सिकखो को अपनी झाय का दसवां हिस्सा अर्थात्‌ “दसौध” गुरु के लिए देने का 
हुक्म उन्होंने ही दिया था। इस घन को मसनन्‍्दो के द्वारा इकट्ठा करके बैसाद्वी और 
दीवाली के त्योहारो के मौके पर अमृतसर पहुँचाने का भी आदेश दिया । मसन्‍्दो को 
यह भी चेतावनी दी गईं कि गुरु के घन मे किसी प्रकार की बेईमानी करने पर उनको 
आप लगेगा। मसन्द प्रथा के सुधार के साथ-साथ मसनन्‍्दों को उच्च पदवी भी दी ताकि 
वे गुर की गोलक के लिए घन इकट्ठा करने का काम अच्छी तरह से कर सके । इस 
धन को देने के पश्चात्‌ अमृतसर से रसीद प्राप्त की जाती थी। मसन्‍्द अपने-अपने 
इलाके मे काम को अच्छी तरह से करने के लिये ऐजेन्टो को भी नियुक्त कर सकते थे । 
घन इकट्ठा करने के साथ-साथ मसन्‍्दो को धर्मप्रचार का काम भी दिया जाता था और 
सिक्‍खो में छोटे-मोटे विवाद दूर करने की जिम्मेदारी भी मसन्‍्दों पर थी। मसनन्‍द किसी 
विशेष इलाके के सिक्खों की समस्याओ्रो से भी गुरु को अवगत कराते थे । 

इस तरह से गुरु अर्जुन देव ने धर्म के आधार पर एक प्रकार से सिक्‍खों के राज- 
तीतिक सघ की भी नीव रखी और सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर मसन्‍्दों को यह 
काम दिया । गुरु के काम को पूरा करने की बहुत हृद तक जिम्मेदारी मसन्‍्दों को दी 
गई जिन का अपना स्थान इसी कारण बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा । मसन्द प्रथा 
का पुनर्गठन गुरु अर्जुन देव जी की विशेष उपलब्धि मानी जाती है। 


५. सुगल बादशाहों के साथ संबंध और शहीदी 


गुरु भ्र्जुत देव जी की बढती हुई शक्ति और उनके शाही ठाठ-बाठ से रहने के 
कारण उनको सच्चा पातशाह कहा जाने लगा। पथ प्रकाश में इस परिवर्तंत को इस 
तरह्‌ द॑र्शाया गया है “जब कि घन और दुनियावी दिखावा गुरु नानकद्देव से 20 मील 
दूर था, यह फासला गुरु अगद के समय में केवल 6 मील रह गया था । धन सम्पत्ति 
गुर अमरदास के दरवाजे तक पहुँच गई थी और ग्‌रु रामदास के काल में उनके पाँव 
तक छूने लगी थी । परन्तु गुरु अर्जुन देव के गुरु काल मे थह दोनो चीजे उतके घर में 
प्रवेश कर चुकी थीं ।” गुरु अर्जुन देव के बढ़ते हुए प्रभाव से उनके बडे भाई पृथिया ने 
उस समय के एक सुसलमान अधिकारी सूलही के साथ मिलकर मुगल साआ्रज्य के कान 
भरने शुरू किये। उनके विरुद्ध मुगल सम्नाट्‌ अकबर के पास रिपोर्ट पहुँची कि उन्होंने 
जो ग्रल्थ रचा है उसमें मुसलमानों के लिए अपमानजनक शब्द बरते है। इसका जवाब 


सिक्‍ख धर्ंतत्र (थियोक्रेसी) की स्थापना 53 


माँगने पर गुरु अर्जुन देव ने भाई गुरदास और भाई बुढ़ढा को सम्राट्‌ अकबर के पास 
भेजा, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि गुरु ग्रन्थ साहिब मे कोई आपत्तिजनक शब्द नही 
लिखा गया है । म्रकबर ने गुरु ग्रन्थ साहिब में लिखी हुई शिक्षाओं के सब के हित मे 
होने के श्राघार पर यह कहा था, “यह पुस्तक सब के लिए सम्मान योग्य है ।” 

परन्तु सन्‌ 605 में अ्रकबर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी जहॉगीर के 
धार्मिक विचार उनसे बिल्कुल भिन्‍न थे । ऐसा सिद्ध होता है कि जहॉगीर के ऊपर मुल्ला 
पार्टी का अधिक प्रभाव था। ग्रत उनके काल में मुगलो की धार्मिक नीति मे विशेष 
परिवर्तन हुए । उनके पास गुरु अर्जुन देव जी के बारे मे फिर रिपोर्ट की गई जिस के 
आधार पर सप्नाट्‌ जहाँगीर ने तोजके-जहाँगीरी मे अपने शब्दों मे लिखा है, “गोईदवाल 
में, जो कि दरियाए ब्याह (व्यास) के किनारे है, श्र्जुन नामी एक हिन्दू साधु के वेश में 
झौर सन्त के रूप से काम करने के कारण कुछ साधारण हिन्दुओं और कुछ भज्ञानी 
झ्ौर मूखें मुसलमानी पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। पिछली 3-4 धामिक पुछ्तो से 
यह काम चला भ्रा रहा है। कई बार मेरे मन मे आया कि उन के इस पाखण्ड को 
समाप्त कर दिया जाए या उसको मुसलमानों के विशाल समूह मे मिला लिया जाए ।” 
इससे स्पष्ट होता है कि मुगल साम्राज्य के विचार गुरुजी के विरुद्ध थे। सम्राट 
जहाँगीर गुरु भ्र्जुत देव जी के इस कारण से और भी विरुद्ध हो गये थे कि गुरु 
साहिब ने अभागे शहजादा खूसरों को उस समय आ्राशीर्वाद दिया था जब कि वह अपने 
पिता जहाँगीर के खिलाफ बगावत मे असफल होकर और भाग कर पजाब की दिशा मे 
श्राया था और गुरु जी की सेवा में पहुँचा था। गुरु के द्वारा उसके माथे पर तिलक 
लगाना तथा उसको थोडा-सा घन देना जहाँगीर की नजरों में बहुत बडा अ्रपराध था 
हालाकि गुरु जी ने यह व्यवहार मानवता के नाते किया था जिसे भारी राजद्रोह की 
शक्ल दे दी गई। 

गुरु भ्र्जुत देव और जहाँगीर के सबध खराब करने में गुरुजी के बडे भाई 
पृथिमरा और उनके मित्र प्रसिद्ध मुसलमान कर्मचारी सुलही का भी काफी हाथ था। 
रही-सही कसर उस समय के लाहौर के हिन्दू दीवान चन्दू शाह ने पूरी करदी। 
गुरु जी के लडके हरगोबिन्द के लिए चन्दू ज्ञाह की लडकी का रिश्ता स्वीकार न 
करने पर चन्दू शाह ने बदला लेने की भावना से उनके विरुद्ध सख्त कारवाई करने का 
मन बना लिया। गुरु साहिब को हुकम दिया गया कि वह आदि ग्रन्थ में से कुछ कथित 
इस्लाम विरोधी शब्द निकाल दे और दण्ड के रूप मे दो लाख रुपया सरकार को दे । 
गृरु जी ने दोनों बातो से इन्कार किया । वे समझते थे कि जो कुछ आदि ग्रन्थ मे लिखा 
गया है वह बहुत सोचविचार कर लिखा गया है और सत्य पर आधारित है । दण्ड के 
बारे मे उन्होंने कहा कि यह सम्पत्ति लोगों की है सन्‍्तों का कोई अपना घन नही होता । 
इस स्थिति मे बताया जाता है कि लाहौर के हिन्दू और सिक्‍खों ने यह राशि देने की 
इच्छा प्रकट की और कथित है कि चन्दू शाह ने भी यह घन देकर गृरु साहिब को 
मुक्त कराना चाह मोहसिन फानी के शब्दों मे “बादशाह ने अर्जुन मल (गुरु साहिब) 
को कद करके लाहौर के रेगिस्तानी भाग में भेज दिया और दड की रकम न देने और 


54 पंजाब का इतिहास 


इस्लाम मे प्रवेश न करने पर उनको बहुत पीडित किया गया जिससे वे प्राण त्याग गये ।” 
सिक्‍्ख परम्परा के अनुसार गुरु साहिब को बडे 'लोह' (बडा तवा) पर आग के ऊपर 
बैठा कर गरमं-गर्म रेत उनके शरीर पर डाली गई। अत्यन्त दुखी होने पर उन्होने 
दरिया में स्नान की इच्छा प्रकट की और पानी में लोप हो गये | आग से शरीर जलने 
के पश्चात्‌ ठण्डे पानी मे एकदम कूदने से जो अत्यन्त पीडा और कष्ट हो सकता है 
उसका अन्दाजा लगाना मुहिकिल है। उनका लोप हो जाना ठीक ही था क्योकि ऐसी 
अवस्था मे तुरन्त मृत्यु हो सकती है । 


गुरु जी की गहीदी और उसका महत्त्व 


गुरु अर्जुन देव की दु खदायी मृत्यु से सिक्खो को पूर्ण विश्वारा हो गया कि 
उनको श्रपने धर्म की रक्षा के लिए सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार होना होगा | उनकी 
दहीदी से सिद्ध हो गया था कि मुगल साम्राज्य केवल धर्म के भिन्‍न होने की हालत मे 
कठोर से कठोर कारवाई करने से नहीं चूकेगा और गुरु जी की शहीदी इस दमन चक्र 
का पहला वार थी | गुरुजी ने स्वय अपने शब्दों मे अपने उत्तराधिकारी को श्रादेश 
दिया था, “अगर उसको अपने धर्म की रक्षा करनी है। तो उसे चाहिये कि अपने 
सिंहासन पर शस्त्र धारण करके बैठे ।” स्पष्ट शब्दों मे इसका अर्थ यह था कि सिक्‍खो 
को अपने धर्म की रक्षा के लिए सावधान होना चाहिये और शस्त्र धारण किये बिता 
धरम की रक्षा नही हो सकेगी । 


कुछ इतिहासकारो ने गुरु की शहीदी को राजनीतिक रुप देने की चेष्टा की है 
जो कि निराधार है। राजनीतिक रूप मे केवल एक ही घटना उनके विरुद्ध जाती है 
भ्रौर वह खुसरों की सहायता है। यह सहायता एक सन्त के लिए राजद्रोह नही समझी 
जा सकती । उन्होने केवल करुणावश ही यह कारवाई की थी। माथे पर तिलक लगाना 
किसी प्रकार से भी राजद्रोह का चिह्न नही समभा जा सकता और तुच्छ धन राशि, 
जो साधारण भोजन आदि के लिए किसी को भी दी जा सकती है, राजतीतिक सहायता 
का रूप नही ले सकती। जैसा कि सर जद्‌ नाथ सरकार ने कहा हे कि इस किस्म के 
दण्ड उन लोगो को दिये जाते थे जो सरकार का कर ,नही चुका सकते थे। गुरु प्र्जुन 
देव ने किसी सरकारी कर को चुकाने मे किसी किस्म की चूक नही की थी । 

इसलिए गुरु शर्जुन देंव की शहीदी केवल धारमिक वेमनस्थ पर भ्राधारित थी। 
उन्हे किसी प्रकार से भी राजनीतिक अपराधी नहीं कहा जा सकता । 


गुरु भ्र्जुन देव जी की शहीदी सिकख घर्म के इतिहास में एक बडी महान घटना 
है । यह मुगल बादशाहीं के साथ गुरुओं के सबधो मे एक नए मोड की परिचायक है । 
एक तरह से अब सिक्‍्ख गुरुओ न अपने धार्मिक कर्तव्यों के साथ-साथ राजनीतिक कत्तंव्यो 
को भी अपना लिया यानी सत्‌गुरु के साथ-साथ ही उनको सच्चा पातशाह भी माना 
जाने लगा । दूसरी भोर इस धर्म को मानने वालों ले भ्रतुभव किया कि श्रव केवल 
शान्ति की नीति से काम नहीं चलेगां। उनको सशस्त्र संघर्ष के लिए भी तैयार रहना 
चाहिये । इस तरह साधारण सिक्‍खों के विचार बदलने शुरू हो गये और वे भ्रब' केवल 


सिक्‍्ख धमंतत्र (थियोक्रेसी) की स्थापना 55 


सन्त बने रहने से सतुष्ट नही हो सकेते थे बल्कि सिपाही बनने के लिए भी उत्सुक 
थे। आचंर ने अ्रपनी पुस्तक “दि सिख्ज” मे पृष्ठ 77। पर ठीक ही लिखा है कि “इस 
घटना के पश्चात्‌ सिक्खो का शान्तिमय जनसमूह एक सनिक सघ बन गया ।” 


प्रस्न 


झत्ण वि हब 38 (एप (0 838ए वा परावेंटा एप्प 207 जिट57 278- 
7606 9 769 97458 द्वात 98297 40 855पर76 7708 4९॥7 [70707 (7078 
88 ॥॥ 3078]]7 #९ण़ 0079 

यह कहना कहा तक सच है कि गुरु अर्जुन देव के समय में सिक्‍्खो ने एक नए 
दौर में प्रवेश किया और वे एक विशेष एवं पृथक्‌ सम्प्रदाय के रूप मे प्रकट 
हुए । 

हिाएवए खाट्योा।५ 6 टॉएएपरा8(87085 वच्ववंध2 70 6 प्रा एव07 ए 
छफाप शवाक्षा,.. 0.58858 78 अहतरएच708 | 0६870]870 लाइफ 

गुरु अर्जुन देव का बलिदान जिन परिस्थितियों मे हुआ, उन का विवेचना- 
त्मक श्रध्ययन कीजिए । पजाब के इतिहास मे इस घटना की क्या महत्ता है ” 


3, र6एा०ज णार्लए 6 थाएप््राईक्षा085 [हद्ता8 40 068 प्रक्चाज्रत0गा 


ठफाप 47] 8३, 90 ए0प7 88९6 जाती हा वर, इ्यांटवा! (040 ६6 
(फप 8पीलिर्त 906९8758 06 ए३४ 8 एण[९ब 07670 67/ ? 


, गुरु अर्जुन देव का बलिदान जिन परिस्थितियों में हुआ, उन का संक्षिप्त 
वर्णन कीजिए । श्राप जदु नाथ सरकार के इस मत से कहाँ तक सहमत है 
कि गुरु का वध राजनीतिक अपराधी होने के कारण किया गया। 

4, (78 8 ००४०4] 78ए०6एण 07 06 0878९8४ 8704 ९००08 0 0४8 ग्रावएं॥ 407 
० एप्प 40ए0॥. 


गुरु अर्जुन देव के बलिदान के कारणों एवं प्रभावों की विवेचनात्मक व्याख्या 
कीजिए । 


5. जञ॥8६ 9०8 76 ॥7007406 07 06 शणज' एणी 0प्राप &/&॥ 7/06ए [07 
॥॥6 07ह2॥75407व 6००९०[॥४७७६ 07 986 जटा5. 
गुरु अर्जुन देव ने सिक्‍्खी के संगठन के विकास के लिए जो काम किया, 
उसका क्या महत्त्व था ? 
6 


प्रए0ए 8704 जाकक्षा ए३३ 076 हैता (बा) ००7ए7०१ ? 8फप49 ०7०7५ 
8 78 7486 द्रात (6 म्लांपा8 078 0078678. 

आदि ग्रन्थ का सकलन कैसे और कब हुआ ? इसकी विषय-वस्तु के स्वरूप 
और भाषा का अध्ययन कौजिए | 


गुरु हरगोबिन्द (606--645) 


सद्स्त्र विद्रोह का आरम्भ 

गुरु अजु न देव के आदेशानुसार !! वर्षीय गुरु हरगोबिन्द ने गुरु पद सम्भालते 
समय भाई बुढ्ढा से कहा था कि भ्रब वह “सेली” (ऊन की बनी हुई माला) के स्थान 
पर तलवार धारण करेगे और कलगी से सजी हुई पगडी । इसी बात को सिद्ध करने के 
लिए उन्होने उसी समय से दो तलवारे एक अपने दाये और एक बाये धारण करनी 
आरम्भ कर दी थी | एक तलवार “पीरी” श्रर्थात्‌ उनकी धार्मिक पदवी की प्रतीक थी 
और दूसरी तलवार “मीरी” श्रर्थात्‌ उनकी राजनीतिक पदवी को दशने के लिए थी । 
इसी तरह से गुरु साहिब ने सिक्‍्खो के धघामिक तथा राजनीतिक नेता के रूप में अपना 
काम आरम्भ किया । अपने नये कत्तंव्यो को निभाने के लिए उन्होने उचित प्रबन्ध करने 
शुरू कर दिये । उन्होने अपने भक्तो को कहा कि वह उनको धन की बजाय दास्त्र, घोड़े 
आदि भेट करें। इन सब चीजों को भेट में लेने का औचित्य' उनकी सैनिक आवश्यकता 
की पूर्ति था । उन्होने अपने अनुयायियो को संनिक जीवन के लिए तैयार रहने का भी 
आदेश दिया । 


झकाल तख्त की स्थापना 

प्रपते नये मिशन की पूर्ति के लिए गुरु हरगोबिन्द ने हरमन्दिर, जिस को श्रेष्ठ 
धार्मिक स्थान समभा जाता था, के इलावा अकाल तख्त की स्थापना की । यह स्थान 
हरमन्दिर के सामने थोडी दूरी पर बनाया गया। श्रकाल तख्त गुरु साहिब के राजनीतिक 
कामो भ्रथवा गतिविधियों का केन्द्र था। इसका झाकार भी एक ऊँचे तख्त जैसा था। 
इस स्थान पर बैठकर गुरु साहिब अपने साथियों की सैनिक ट्रेनिंग का निरीक्षण करते थे 
और राजनीतिक मामलों पर विचार करते थे। यहाँ पर बैठकर गुरु साहिब कुश्तियाँ 
और सैनिक प्रतियोगिताएँ भी देखते थे। इसी स्थान पर सैनिक सगीत, जो कि सिक्‍खों 
में सैनिक भावना और उत्साह पैदा करने के लिए जरूरी था, गाया-बजाया जाता था। 
प्रसिद्ध भाट और सगीतकार लोगों को वीरता के गीत सुनाकर उत्तेजित करते थे | यह्‌ 
भवन सन्‌ 609 में तैयार हुआ था। इसी स्थान पर गुरु साहिब भक्तो भौर मसन्‍्दो से 
भेंट स्वीकार करते और अपने निर्णय देते थे और भिन्‍न-भिन्‍न महत्त्वपूर्ण मामलो का 
अ्रध्ययत्त करते । गुरु हरगोबिन्द इस स्थान पर एक प्रकार से राजसिहासन पर विराज-* 
मान होते थे और राजाओं की वेश-भूषा मे तलवार, कलगी और बाज से सुसज्जित 

56 


गुरु हर॒गोबिद 37 


होकर छत्र के नीचे बैठते थे। इस स्थान को अमर समभा कर इसका नाम अकाल तख्त 
रखा गया था । 


सेनिक तेयारियाँ 


गुरु हरगोबिन्द ने अपने धर्म की रक्षा के लिए सेनिक प्रबन्ध करने शुरू कर दिये 
थे। इस उद्देव्य की पूर्ति के लिए उन्होने अपने आपको एक सैनिक लीडर के रूप में 
सिद्ध करने के लिए काफी सख्या मे सेनिक नौकर रखे जिन मे काफी संख्या मुसलमान 
सैनिको की भी थी । कहा जाता है कि उनके पास 800 के लगभग घोडे थे। उन्होने 
300 घृडसवार और साठ बन्दूकधारी सैनिक अपने अ्रग रक्षक के तौर पर रखे हुए थे । 
यह सख्या उन 500 स्वय सेवकों के अलावा थी जिन को कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी 
और वे सब गृरु के लगर मे भोजन खाते थे और हर प्रकार की सेवा के लिए हर समय 
तैयार रहते थे । गुरु साहिब ने उनके लिए घोडो और शस्त्रो का प्रबन्ध कर रखा था । 
वे अपना सब कुछ न्‍्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। गूरु साहिब ने अपने 
कार्य-क्रम भी सनिक तैयारियो के अनुरूप तबदील कर लिये थे । उनका रहन-सहन भी 
बिल्कूल बदल चुका था । वह हर समय सनिक तेयारियो, कृश्तियों, शिकार और दूसरी 
खलो मे लगे रहते थे । इसी कारण उन्होने अपने अनुयायियो को खान-पान की भी छूट 
दे दी थी और उन्तको मासाहार करने से नही रोका जाता था। इन सब बातो से ऐसा 
लगता है कि गृरु साहिब ने अपने घर्मं को मानने वालो का स्वरूप ही बदल दिया था। 
उनको साधारण जीवन की बजाय अब सेनिक जीवन के लिए तैयार रहना था । 


गुरु साहिब के सैनिक कामों की तरफ विश्वेष ध्यान देने के सम्भवत* विशेष 
कारण ये थे () अपने पिता की शहीदी का बदला लेना; (2) अपने घर्मं को मानने 
वालो को मुगल अत्याचारों से बचाना, (3) अपने निकट सबधियों से अपनी जीवन 
रक्षा, और (4) उनका अपना स्वभाव व सनिक रुचि । 


रक्षा प्रबन्ध 

सैनिक तैयारियों के साथ-साथ गुरु हरगोबिन्द ने रक्षा प्रबन्ध भी आरभ किये | 
श्रमृतसर के घामिक स्थान की सुरक्षा के लिए 'लोहगढ” नामक एक किले की स्थापना 
की । इसके साथ-साथ अमृतसर शहर के चारो ओर एक फसील बनाई गई। गुरु 
हरगोबिन्द ने अपने अ्रग रक्षकों के अलावा काफी सख्या मे पठान सैनिकों को नौकर रखा 
ताकि किसी सकट की स्थिति मे उनकी सहायता ली जा सके | इस बात पर कई लोगों 
ने आक्षेप भी किया कि गूरु साहिब ने हर किस्म के लोगो को अपना नौकर रखकर धर्म 
का मान नही बढाया है । जो भुसलमान सेनिक उनके पास नौकर हुए थे वे आमतौर पर 
मुगल सेनाओ से भागकर आये थे और अच्छे आचार वाले भी नही समभे जाते थे । 

गूरु साहिब के स्वंथा सैनिक कामो मे लग जाने के कारण उनके निकट सहयोगियों 
को भी इस बात का सदेह होने लगा था कि ग्रु साहिब ने अपने धर्म कार्यो को बिल्कुल 
त्याग दिया है और सारा समय और शक्ति सैनिक कामो में लगादी है | ऐसा विचार करने 


58 पजाब का इतिहास 
वाले भाई बुढ़ढा, भाई गुरदास और उनकी माता भी थी । ये पुराने विचारो के लोग 
थे जो कि मुख्यत. धर्म प्रचार को ही गुरु का कत्तंव्य मानते थे । उनको यह देखकर 
झ्राइवयं होता था कि गुरु साहिब सारा समय सेनिक तेयारियो और शिकार आदि मे 
बिता रहे है । ऐसा अनुमा न शायद उनको समय की आवश्यकता को न समभने के कारण 
पैदा हुआ था । वे लोग गृरु साहिब की सुभबूक की पूरी तरह कदर नहीं कर सके थे । 
वास्तव में स्थिति बिल्कूल भिन्‍न थी । डा० इन्दू भूषण बनर्जी के इस बारे मे ये विचार 
द्रष्टव्य है. बाहरी और भीतरी दोनो रूपो से स्थिति बदल रही थी और गुरु साहिब को 
भी अपनी नीति इसी के आधार पर बदलनी पडी थी .. गुरु अश्रजु न अनुभव कर 
चुके थे और हरगोबिन्द भी स्पष्ट तौर पर देख रहे थे कि सिक्‍खो के लिए शास्त्र धारण 
किये बिना अपने धर्म और अपने सम्प्रदाय की रक्षा करना असम्भव होगा । जिस तरीके 
से गुरु हरगोबिन्द ने इस स्थिति का सामना किया उससे उनकी विशेष राजनीतिक सुझ- 
बूक और योग्यता का प्रमाण मिलता है ।7 
मुगल सम्राद के साथ संबंध 

गुरु हरगोबिन्द को सन्‌ 606 से लेकर सन्‌ 627 तक जहाँगीर सम्राट से 
निपटना पडा था | जहॉगीर के गुरु अ्रजुन देव जी के खिलाफ कठोर व्यवहार से यह 
स्पष्ट था कि वह सिक्‍ख धर्म का विरोधी हो गया था । अत नये गुरु को बडी सावधानी 
से काम लेना पडा । फिर भी मुगल सम्राट्‌ के मन मे गुरु हरगोबिन्द के शाही ठाठ-बाठ 
की बाबत कई शकाएँ पंदा कर दी गई थी । इसलिए जहाँगीर ने उनके विरुद्ध भी सख्त 
कारवाई करने का विचार किया । गूर हरगोबिन्द को उनके पिता के ऊपर किए गए 
जुमते को श्रदा करने के लिए कहा गया और उनके ऐसा न करने पर उनको राजनीतिक 
बंदी बनाकर ग्वालियर के किले मे भेज दिया । ऐसा कहा जाता है कि वह काफी समय 
वहाँ कद रहे | कुछ इतिहासकार इस समय को 2 साल और कुछ 5 साल मानते है । 
गंडा सिंह, व तेजा सिह के अनुसार यह अवधि केवल दो साल की थीं। इसका सबूत गुरु 
जी की सतान से मिलता है जो कि उस समय उत्पन्न हुई थी । 

गुरु हरगोबिन्द को ग्वालियर के किले से छोडे जाने के समय कहा जाता है कि 
उन्होने मुगल संञ्राट्‌ से अपील की थी कि दूसरे राजनीतिक बन्दी भी छोड दिये जाएँ। 
उनकी यह प्रार्थना इस रूप मे स्वीकार कर ली गईं कि उनके मंगरखे की 'कलिया' 
(जोड) पकड कर जितने आदमी भरा सकते हो उनको छोड दिया जाएगा। कहा जाता 
है कि इस प्रकार 52 दूसरे कैदी भी छूट गये और गुरु हरगोबिन्द को इसी कारण 
“्वन्दी छोड बाबा” भी कहा जाने लगा । गढानी (जिला लुधियाना) में गुरु हरगोबिन्द 
का एक अगरखा पडा है। कहा जाता है कि यह उन्होंने ग्वालियर से लौटते समय वहाँ 
छोडा था। जब कि वह उस स्थान पर ठहरे थे। यह अंगरखा एक शीशे में लगवाकर 
रखा गया है, जिसे देखा जा सकता है । ग्वालियर से लौटने के पश्चात्‌ गुरु हरगोबिन्द ने 
बडी सोच-समर्छ कर अपनी फौजी तैयारियों जारी रखी | वह कई बार मुगल समप्राद के 


[, ऋरणप्रांता ज॑ ॥6 हरा छए 4900 छाप्शशा 8800068, 9.3 । 


गुरु हरगोबिन्द 39 


पास भी जाते रहे और स्वय को उनका मित्र जाहिर करते रहे परन्तु अन्दर ही अ्रन्दर 
उन्होंने अपनी फौजी शक्ति बढाली और अ्रपनी सुरक्षा का उचित प्रबन्ध कर लिया । 


सन्‌ 627 से 634 तक गुरु हरगोबिन्द को शाहजहाँ से निपटना पडा। शाह- 
जहाँ का सुपृत्र दाराशिकोह उदार विचोरों वाला व्यक्ति था। गुरू हरगोबिन्द 
से उनके ग्रच्छे सबध थे । परन्तु शाहजहाँ के साथ कुछ बातो पर गुरु जी का विरोध हो 
गया * 

। लाहौर के काजी की सुपुत्री जिन का नाम कौला था झौर जिन के नाम पर 
अ्रमुतसर मे कौलसर तालाब बनाया गया था, गुरु जी की बडी भक्त थी और उनके 
पास अमृतसर मे आकर रहने लगी थी । इस बात से नाराज होकर काजी ने गुरु के 
विरुद्ध मुगल सम्राट से शिकायत की थी । 


2 मुगल सम्राद्‌ गुरु हरगोबिन्द से इस बात से भी नाखूश था कि उन्होने बहुत 
से उन पठानो को अपनी सेना में नौकर रख लिया था, जो मुगल सेना से भागकर ञ्राये 
थे | इनमे पैडा खा का नाम प्रसिद्ध है । 


3 शाहजहाँ ने एक हुक्म जारी किया था कि मुसलमानों को किसी और धर्म में 
प्रवेश न लेने दिया जाये । इसका भाव सिक्ख धर्म को मुसलमानों मे फैलने से रोकता 
था। 

4 गुरु जी के कुछ भक्‍तो ने एक बार एक बाज को जो कि शाहजहाँ का अपना 
बाज बताया जाता था पकड लिया था । इन को वापिस न देने पर उनमे भर मुगलो में 
भडप्प हो गई थी। इन सब घटनाओं से यह सिद्ध होता था कि गुरु हरगोबिन्द और 
मुगलो में शक्ति परीक्षा होने का समय अभ्रब निकट झा रहा था। इसका प्रमाण उनके 
समय में हुए निम्नलिखित युद्धों से मिलता है 


।. अमृतसर की लड़ाई, (सन्‌ 628) सिक्‍्खो के शाही बाज को पकड़ने पर जो 
वादविवाद हुआ, वह एक छोटे से युद्ध का रूप धारण कर गया । मुगलो ने दण्ड के 
लिए मुखलिस खान के नेतृत्व मे काफी सख्या में मुगल सेना ने भ्रमुतसर पर आक्रमण 
कर दिया । उन्होने शहर को लूट लिया और गुरु हरगोबिन्द की सम्पत्ति नष्ट कर दी । 
परन्तु सिक्खों के काफी नुकसान होने पर भी मुगलो को स्पष्ट विजय प्राप्त न हो सकी । 
मुखलिस खान युद्ध मे मारा गया । गुर साहिब अमृतसर से करतारपुर चले गये । यह 
युद्ध सिक्खों और मुगलो में पहली खुली टवकर थी और इसी कारण यह पहली शस्त्र. 
परीक्षा कही जाती है । 

2 लेहरा का युद्ध (सन्‌ !63) गुरु के लिये उसके मसन्‍दों द्वारा काबुल से भेजे 
हुए दो घोडे मुगल ग्रधिकारियों ने लाहौर में पकड लिये थे। इस घटना की सूचना 
मिलने पर गुरु के एक भक्त बिधी चन्द ने ये घोड़े लाहौर से छुडाकर लाने का 
साहस किया । वह मुगलो के पास घसियारे के तौर पर नौकर हो गया था और मौका 
पाकर घोड़े लेकर भाग आया । मुगलो ने गुरु के विरुद्ध कारवाई की जिससे यह युद्ध 


60 पजाब का इतिहास 


हो गया । मुगलों की एक सेना कमरबंग को नेतृत्व मे गुरु को दण्ड देने के लिए 
बठिण्डा की ओर बढी। लेहरा के स्थान पर जो युद्ध हुआ उस में कमरबेग मारा 
गया । 

3. करतारपुर का युद्ध (सन्‌ 7634) ग्रुजी के मित्र पैडा खाँ किसी 
कारण उनसे नाराज होकर मुगलो से जा मिला और उनको गुरु साहिब को दण्ड देने 
के लिए प्रेरित किया । फलस्वरूप मुखलिस खाँ के भाई काले खा काफी सेना लेकर 
करतारपुर के स्थान पर गुरु साहिब से जा भिडे। इस यूद्ध मे गुरु साहिब के सुपृत्र 
बाबा ग्रदित्ता और उनके एक परम भक्त भाई बिधी चन्द ने डटकर मुकाबला किया । 
इस युद्ध मे पैडा खा जरूमी होकर घोडे से नीचे गिर पडा । गुरु साहिब ने भ्रपनी ढाल 
से उसके मूह पर साया किया और उसको मरने से पहले कलमा पढने को अवसर दिया 
ताकि वह एक अच्छे मुसलमान की मौत मर सके । इस घटना की याद में करतारपुर में 
एक ऊँचा चबूतरा बना हुआ है जिसको “दमदमा”” कहते है। काले खाँ भी इस युद्ध मे 
मारा गया। 

करतार पूर के युद्ध के बाद गुरु हरगोबिन्द अपनी सुरक्षा के लिए पहाड की 
शोर चले गये जहाँ अपनी आयू के बाकी दस साल उन्होने एक नये बसाये हुए कस्बे 
कौरतपुर मे गुजारे । उन्होने यह भ्रनुभव किया कि अ्रभी उनके पास इतने व्यापक साधन 
नही है, कि वह मुगल साम्राज्य का खुले तौर पर मुकाबला कर सके । उनके परिवार 
में भी बहुत सी मौते हो चुकी थी। (भाई गुरदित्ता, अटलराय और अ्रनीराम उनके 
तीन पुत्र मर चुके थे ।) इस स्थिति मे उन्होने युद्ध के काम को त्याग कर बाकी दस 
साल सिक्ख घमं के प्रचार में लगाये। इसके परिणामस्वरूप सिख धर्म हिमाचल से 
'फैलना शुरू हो गया था भौर जनजीवन पर इसका काफी प्रभाव पडा था। 

गुरु जी का पोता घीर मल (सुपुत्र बाबा गुरदित्ता) उनसे नाराज होकर मुगलों 
से जा मिला था और श्रादि ग्रन्थ की बीड देने से उस ने इन्कार कर दिया था। इस 
बात से क्रोधित होकर गुरु हरगोबिन्द ते अपने दूसरे पोते हरि-राय को अगला गुरु 
नियुक्त किया । 
मूल्यांकन 

गुरु हर॒गोबिन्द को बहुत से लोगो ने गलत समझा था। उनके कुछ निकट सबधी 
भी उनकी भावत्ता को श्रच्छी तरह से नहीं समझा सके थे । इसमे भाई गूरदास, भाई 
बुढ़ढा और उनके माता जी भी थे। उनको ऐसा विचार हो गया था कि गुरु जी ते धर्म 
अ्रचार का काम बिल्कूल' त्याग दिया है और वह अपना सारा समय भौर शक्तित युद्ध 
'अश्ववा शिकार के कामो में लगा रहे है। इन विचारों की पृष्ठि इस बात से होती थी 
कि उन्होंने बहुत से मुसलम्नान फौजियों को नौकर रख लिया था भौर कुछ मुसलमानों 
को संरक्षण , दिया था। परन्तु इन्दू भूषण के शब्दों मे गुरु जी की कारवाई उनकी दूर- 

दशिता का प्रमाण थी। वे आने वाले खतरों को अच्छी तरह समझते थे और उनसे 


गुरु हर॒गोबिद 6]. 


टक्कर लेने की तैयारी मे लग गये थे । उन्होंने अपने असली मार्ग को नही छोडा था ॥ 
यह तो समय की ललकार के अनुरूप कार्य था जिसे परिश्रमपूर्वक किया जाना बहुत 
जरूरी था। 
गुरु हरगोबिन्द सर्वंप्रिय थे जैसा कि ग्वालियर के किले से छूटने के समय दूसरे 
कंदियों ने उनको “बन्दी छोड बाबा” कहा था । बहुत से दूसरे मित्र भी उनमे बहुत श्रद्धा 
रखते थे। कहा जाता है कि उनको चिता मे जलाते समय उनके दो भक्त चिता के बीच 
में कूद पड़े थे । उस समय के मुसलमान सत मिया मीर उनकी बहुत इज्जत करते थे और 
कुछ प्रसिद्ध मसबदार---वजीर खा और यारखा उनके बडे मित्र थे । गुरु ह रंगोबिन्द ने 
अपनी सेनिक तैयारियो से सिक्खों मे नई भावना पैदा करने का बहुत महत्त्वपूर्ण काम 
किया । परतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपने धामिक कत्तंव्यों 
को भुला दिया था। 
प्रदन 
].,. (०१67 हर #तराएक्‍6 0० 6 ैप्878) 00ए७ए7७7/ ६0ण805 ६86 
शा ॥0एथाशाए १तण्यंएड़ 4.0. 526-627 (8807 (0 उंवगक्ा870. 
सन्‌ 526-627 के दौरान (बाबर से ले कर जहागीर तक) मुगल सरकार 
गे धर्म के आन्दोलन के प्रति जो रवैया अपनाया, उसपर विचार 
क्रो। 
&>. 72080798 ठपफ्ाए घब्कवाइकाआधव'ड 7छ0दववाणा8 छात्र (७ 'शपहाव! 00ए५ 
मुगल सरकार के साथ गुरु हरगोबिद जी के सबधो का वर्णन करो । 


3, “6ठफाप् छन्ा807व 99९875 [0 2898 फैशशा 3 पापी प्राध्70088000 
77877, (,8, 828786760). फिफ़ांशा) 

“गुरु हरगोबिद को इतिहासकारो ने बहुत गलत समझा है ।” व्याख्या कीजिए ॥ 

4... 26९० ए2बां073 ए 6प्एप प्॥४००00, (पाए प्तव्त रि्ठा आ0 (प्र 
पडा 84677 ज्रांत [06 'शएपड्ान (00ए९७शपा67.. 
मुगल सरकार के साथ गुरु हरगोबिद, गुरु हरि राय श्रौर गुरु तेग बहादुर के 
सबधो की समीक्षा कीजिए । 

5, "्रढ णराएंडाए7ए 6 एप मसक्ा20070 8 6 फुलाएव ए हएकाशा0ा 
ज़ी।65 जातांशा फ़ब8 0शाएह एक्ा्ईण60 एणा 8 20०76७7॥004 "० 
[008 06ए0688 [0 थ॥ णश्क्राइब्राणा ती 80767 $8्चा।क्‍97,. करफ़ाथों। 
< 20 ण 06 3860797053  ०॥76 ॥6०ए #?णां०प 97 ४6 85] 
।& |! । ३४ मे 
गुरु हरगोबिद का गुरुकाल एक प्रकार से सक्रमण काल है जिस के दौरान 
पवित्र-भकतो के भाईचारे ने सन्‍्त-सिपाहियों के सगठन का रूप भअ्रहण कर 
लिया था ।” इस कथन की सविस्तर व्याख्या कीजिए । छठे गुरु द्वारा 
झपनाई नई नीति पर टिप्पणी भी दे । 

6. खबर एछंक्राणाड ०. ठप्राए मक्वाइण्णात शांति उद्याक्षा! & जिन 
है (: | :॥॥ व 


9 


शान्तिमय प्रगति (645-675) 


गुरु हरिराय हरिकृष्ण और तेगबहादुर का गुरु काल सिक्‍ख धर्म के इतिहास में 
शान्तिमय प्रगति का काल कहा जा सकता है । इस समय मे तीनो गुरुओ ने अपना ध्यान 
सिक्‍्ख धर्म के प्रचार की तरफ लगाया और शान्तिमय साधनों मे उन को फैलाया । 


गुरु हरराय (सन्‌ 7645 से 66]) 


गुरु हरगोबिन्द सिह की इच्छा यह थी कि उनके बाद ऐसा उत्तराधिकारी 
सिक्‍्ख धर्म की अग॒वाई करे जो उस समय की झावश्यकता को भ्रच्छी तरह पूरा कर 
सके । उन्होंने श्रपने ज्येष्ठ पुत्र तेगवहादुर को गुरु नियुक्त नही किया क्योकि उनके विचार 
में तेगबहाढुर सासारिक कामो में रुचि नही रखते ये । परन्तु उनके दूसरे पुत्र गुरु हर- 
राय जो कि उन्तके बाद इस पद पर नियुक्त किये गये , स्वभाव की दृष्टि से अपने पिता के 
बिल्कुल उलट निकले । वह बहुत ही नम्र स्वभाव भर तीब्र श्रनुभूति वाले व्यक्ति थे । 
उनके बारे मे प्रसिद्ध था, कि “वह पहाडो मे एकान्त जीवन और एकाग्र समाधि लगाते 
को शिकार और युद्ध की उत्तेजक कारवाइयो से अ्रच्छा समभते थे ।”” वह इतने कोमल 
हृदय के थे कि फूल तोडने मे भी वह दुख का अनुभव करते थे और घायल पक्षियों 
और जानवरों को प्रपन्े पास लाकर उनकी देखभाल करते थे। ऐसे शान्तिमय 
स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए गुरु हर॒गोबिन्द की नीति पर चलना अ्रसम्भव था । इसलिए 
उन्होने शास्त्र नीति का त्याग करके अपना ध्यान शान्तिमय कामों में लगाया। उन का 
मुख्य उद्देश्य सिक्‍ख धर्म का प्रचार करना था । 

गुरु हर॒राय ने भक्त गिर नामी साधु को सिक्‍ख धर्म में प्रवेश कराकर उनका 
नाम भक्त भगवान रखा और उनको अपना सदेश फैलाने के लिए पूर्वी भारत में भेजा । 
ऐसा कथित है कि उनके इस शिष्य ते हिन्दुस्तान मे कई स्थानों पर अपने केन्द्र श्रथवा 
गदिदयाँ कायम की । इसी तरह भाई सगतिया को भाई फेरू का नया नाम देकर बारी 
दुवाब मे प्रचार के लिए भेजा। भाई गोण्डा को सिक्‍ख धर्म फैलाने के लिए काबुल 
में भेजा गया। 

धर्म यात्रा : गुरु हर-राय ने मालवा से धर्म का अचार करने का प्रोग्राम 
बनाया । थाना के स्थान पर ठहर कर उन्होने इस इलाके मे सिक्‍ख धर्म का प्रचार 
किया और वहाँ के प्रसिद्ध परिवारों को सिक्‍्ख धर्मं मे प्रवेश कराया । 

फूल और उसकी संतान का सिक्‍्ख धर्म में प्रवेश * गुरु हरराय ने मालवा मे 
काला और कर्मचन्द से सम्पर्क बनाया । कहा जाता है कि एक बार काला श्रपने भतीजे 

63 


64 पजाब का इतिहास 


सदली और फूल को साथ लेकर उनको मिलने आया । भेट के समय फूल, जो गूँगा 
था, ने पेट पर हाथ मारना आरम्भ किया । गुरु जी के पूछने पर उसने बताया कि इस 
बालक को भूख लगी है और यह बोल न सकने के कारण इस तरह से सकेत कर 
रहा है। उसको देखकर गुरु हरराय ने आशीर्वाद दिया, “एक दिन वह बहुत प्रसिद्ध 
और धनवान बनेगा । उसकी सतान के घोडे जमुना तक पहुँचकर पानी पियेगे और 
राजभाग उसी मात्रा मे उनको प्राप्त होगा जिस मात्रा मे वह गुरु की सेवा करेगे! । 
फूल घराने की उन्नति इसी आशीर्वाद का फल समझा जाता है। नाभा के निकट भाई 
परिवार को भी गुरु हरराय ने सिक्‍ख धर्म मे प्रवेश कराया था। इस परिवार के पूर्वज 
भाई भगत गुरु जी के मित्र थे। आज तक भी इस बॉगडिया परिवार को सिक्‍तों 
में गुरु हरराय के कारण बहुत सम्मानित माना जाता है। 

दारा से मित्रता: शाहजहाँ के उदार धार्मिक विचारों वाले पृत्र दाराशिकोह 
गुर हरराय के मित्र थे। ऐसा कथित है कि गुरु जीने बीमारी के समय मे 
उसको दवाई भी दी थी जिससे वह स्वस्थ हो गया था । गुरु हरराय ने पराजय 
के समय, दारा की जब वह भागकर पजाब की ओर आया था, सहायता की थी। 
कहा जाता है कि उन्होंने उसको कुछ धन और सिपाही भी दिये थे ताकि वह्‌ बचकर 
काबुल की शोर चला जाये । इसी कारण औरगजेब गुरु हरिराय से नाराज हो गया था 
झौर उनको अपने पास बुलाया था कि वह सिक्‍सखो के धर्म ग्रन्थ में मुसलमानों के 
विरुद्ध कुछ श्रनुचित बातो के लिए जवाब दे । इसपर गुरु हरराय ते भ्रपने बडे पुत्र रामराय 
को देहली भेज दिया था । सिक्‍ख परम्परा के अनुसार रामराय ने अपनी चतुराई से उस 
आपत्तिजनक शब्द के स्थान “बे-ईमान” कहकर अपने आप को बचा लिया था ।“ “भआ्रासा 
दी वार” मे जो मुसलमान शब्द को बरता गया है उसे राम' राय ने बे-ईमान बताया था । 
गुरु हरराय, रामराय की इस कारवाई से खुश नही हुए थे क्योकि इससे यह सिद्ध 
होता था कि रामराय का श्रपने सिद्धान्तों पर अडिग विश्वास नहीं था अथवा इसमे 
सत्य बोलने का साहस नहीं था । परिणामस्वरूप उन्होत्रे उसको अ्रपती सम्पत्ति से वंचित 
कर दिया और अपने बाद अपने छोटे-से पाँच वर्षीय पुत्र हरकिशन को गुरु नियुक्त 


किया । 
गुरु हरकिशन (सन्‌ 66। से 664) 

गुरु हरकिशन के गुरु बनने पर उनके बड़ भाई रामराय ते अपने भ्रधिकार 
को मुगल सम्राट के पास सिद्ध करते की कोशिश की। उन्होंने औरणज़ेब 
के सामने साबित करना चाहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और एक बच्चे 
के गूरू बताये जाने पर उनके पूव॑ंजों की बषौती नष्ट हो जाएगी और सिक्‍ख धर्म के 
मानने वाले कुछ स्वार्थी लोग काबू से बाहर हो जाएँगे और पंजाब में गड़बड़ पैदा 
करेगे । रामराय ने कूछ प्रभावशाली मसन्‍दों को भी अपने साथ मिला लिया था । परन्तु 
सिक्‍्खों की बहुसंज्या ने उनको स्वीकार नही किया । 

गुरु हंरकिशन को दिल्ली बुलाया गया । वहाँ जाकर वह॒प्रसिद्ध राजपूत दरबारी 
मिरजा राजा जय सिंह के पास ठहरे । उस स्थान पर आजकल नई दिल्‍ली में बगला 


शान्तिमय प्रगति 65 


साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है | औरगजेब के समक्ष उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह 
ही गुरु गद्दी के सच्चे अधिकारी है। इसी काल में गुरुजी को चेचक निकल आई । 
सख्त बीमार और मूछित गअ्रवस्था में उन्होंने “बाबा बकाला,' के शब्द उच्चारण किये 
जिस का अर्थ यह लिया गया कि नये गुरु को बाबा बकाला जाकर स्थापित किया 
जाए । इस काम के लिए उन्होने 5 तॉँबे के सिक्के और एक नारियल भेजा। उनका 
देहात्त होने पर सन्‌ 664 मे बाबा बकाला में नये गुरु की स्थापना के लिए कारवाई 
की गई । 
गुरु तेगबहादुर (7664 से 675) 

उनके गुरु बनाये जाते की बडी रोमाचकारी घटता है| गुरु हरकिशन के देहान्त 
के बाद बकाला स्थित बहुत से सोढियों ने अपने श्रापको गुरु माने जाने का दावा किया 
क्योकि किसी व्यक्ति को गृरु साहिब ने अपनी बीमारी के समय नाम से गूरु नियुक्त नही 
किया था । परन्तु गुरु तेगबहादुर ही सच्चे उत्तराधिकारी होने के कारण अपने आप को नौवें 
गुरु सिद्ध कर सके । उनको पाने के लिए एक अद्भुत घटना इस प्रकार घटी कि एक 
प्रसिद्ध सिक्‍ख व्यापारी मक्खन शाह ने गूर को 500 मोहरे इस लिये भेट करनी थी 
कि उनकी दया से उत्का जहाज तुफान में डूबने से बच गया था। बाबा बकाला पहुँच 
कर उन्होने जो लोग अपने आप को गृरु कहते थे सबको दो-दो मोहरे भेट कर दी परल्तु 
गुरु तेगबहादुर को मोहरे भेट करते समय उन से यह प्रश्न किया गया, शिष 498 
मोहरे भी उनको मिलनी चाहिये । उसने सकट के समम 500 मोहरे भेट करने का वचन 
जो दिया था । इस पर मक्खन शाह ने प्रसन्‍न होकर घोषणा की कि “गुरु लाधो 
रे” अर्थात्‌ सच्च गुरु को उन्होने दूँढ लिया है। गुरु तेगबहादुर के इस प्रकार नौवे 
गुरु सिद्ध होने के बावजूद उनके भतीजे धीरमल (जो कि गुरु हरगोबिन्द सिंह के सुपुत्र 
बाबा गुरदित्ता का पुत्र था) और कुछ मसन्‍दों ने उनका विरोध जारी रखा। उन्होने 
कुछ मूर्ख सिक्लो को अपने साथ मिलाकर गुरु तेगबहादुर को मारते की कोशिश भी 
की और उन पर हमला करके उनको जरूमी कर दिया । गुरु तेगबहादुर के प्नुयागयियों 
ने इस बात से नाराज होकर यह धीरमल' को दण्ड देते का निर्णय किया और उनकी 
सम्पत्ति लूट ली । गुरु तेगबहादुर जो कि बडे दयालु स्वभाव के थे, इस बात से बहुत 
दुखी हुए, और अपने मानने वालो को आदेश दिया कि धीरमल और उनके साथियों की 
सम्पत्ति लौटा दे । गुरु तेगबहादुर “क्षमा को सबसे बडा गुण” समभते थे । 

श्रमृतसर और वलला जाना : गुरु तेगबहाढुर ते बाबा बकाला में दूसरे सोढियों 
से दुखी होकर भ्रमृत्सर जाने का विचार किया परल्तु अमृतसर के भ्रष्ट मसन्‍्दो ने 
यह समझा कि वह उन से हिसाब लेने के लिए आा रहे है । उन्होने गुरु तेगबहादुर को 
हर मन्दिर मे दाखिल नहीं होने दिया जिस कारण तेगबहादुर अमृतसर के निकट 
वल्‍ला गाँव में कूछ देर ठहरे। भ्रमुतसर के मसन्‍्दों के दुव्यंवहार के कारण गुरु 
तेगबहादर ने उनके बारे मे कहा था कि “अमृतसरिये नही है परन्तु अन्दर सडिये है” 
अर्थात्‌ उनका अन्त करण अ्रपवित्र है। वल्‍ला से चलकर गुरु तेगबहादुर कौरतपुर मे 
आकर ठहरे । वहाँ पर भी उनके निकट सबधियों ने जो उनके साथ ईर्ष्या करते थे 


66 पजाब का इतिहास 
और भ्रष्ट मसन्‍्दो ने उन्हे चैन से न रहने दिया । इन बातों से दुखित होकर उन्होने धम 
प्रचार के लिए पजाब से बाहर जाते का प्रोग्राम बनाया । 

पूर्व की दिशा में दौरा : गुरु तेगबहादुर अपनी धर्ंपत्नी और माता के साथ 
पूर्व की दिशा मे चल पडे । रास्ते मे सगतो ने उनका हादिक स्वागत किया । दिल्ली के 
निकट रामराय ने, जो कि अभी तक औरगजेब के पास दिल्‍ली मे ठहरा हुआ था, 
उनको भूठ इल्जाम लगाकर पकडवा दिया। इल्जाम गलत सिद्ध होने पर उनको 
छोड दिया गया और गुरु साहिब को एक सिसोदिया राजपूत, जो कि आसाम (असम) 
भर चटागाँव की तरफ एक सनिक कारवाई के सबध मे जा रहा था, के साथ जाने 
दिया । रास्ते मे गुरु तेगबहादुर आगरा, इलाहाबाद, गया और बनारस मे ठहरे और 
धर्म प्राचर किया । पटना पहुँचकर उन्होने अपनी घमंपत्नी के वहाँ ठहरने का अपने 
साले कृपाल चन्द के पास प्रबन्ध किया | चूँकि उनकी घर्मं पत्नी गर्भवती थी, झत वह 
आगे अकेले ही ब्रह्म-प्‌त्र नदी पार करके सिलहठ, चटगाँव, सौन्दीप (पूर्वी बगाल आदि) 
स्थानों पर गये । 

ढाका में विशाल ससागम : ढाका में आपने बुलाको नामी प्रसिद्ध मसद द्वारा 
वहाँ एक विशाल समागम का प्रबन्ध किया। उस इलाके की सब सगतो को इकट्ठा 
करके धर्मोपदेश दिया । इसी समय मे उनको गुरुगोविन्द सिंह जी के पटना में जन्म 
की शुभ सूचना मिली थी। इसी खूशी मे ढाका में गुरु तेगबहादुर ने एक घमंणाला 
स्थापित की थी । 

असम की यात्रा : श्रागे चलकर गरु तेगबहादुर असम पहुँचे | जहाँ पर उनके 
प्रभाव से दो विरोधी दलो मे, जिन के कारण राजपूत सरदार को श्राना पडा था, 
सुलह करादी । इसके उपलक्ष्य मे घुबरी के स्थान पर एक टीला बनाया गया था जो 
कि गुरु नानक टीले के नाम से प्रसिद्व है। असम में कोई तीन साल ठहरने के पर्चात्‌ 
गरु तेगबहादुर अपने परिवार को सिलने के लिए पटना पहुँचे । 

पंजाब मे वापपी गुरु जी जितना समय पजाब से बाहर रहे उनको पजाब 
के बारे मे चिन्ताजनक रिपोर्ट मिलती रही कि वहाँ पर स्थिति बहुत गम्भीर होती 
जा रही है। इसका प्रमुख कारण मुगल सम्राट की दमननीति थी। औरणजेब के 
आादेजानुसार हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाने लगा था और क्मीर के 
गवर्नर शेर-अफगान के बारे मे यह मशहूर हो गया था कि वह कर्मीरी पण्डितों को 
मुसलमान बनाने मे सबसे आगे है । गुरु साहिब ने ऐसी स्थिति मे पजाब लौटने का 
प्रोग्राम बनाया ताकि हिन्दुओं और सिक्‍खों मे साहस पैदा किया जाए जिससे कि वे अपने 
धर्म पर दृढ रह सके । 

पंजाब सें दोबारा आना, अपने मानने बालों को नया उपवेश गुरु तेगबहादुर 
ने पजाब में दोबारा आकर विशाल दौरा श्रारभ किया । इस दौरे का उद्देश्य स्थान- 


एथान परजाकर लोगो मे यह प्रचार करना था कि वहू डर कर अपना धर्म न छोडे | 
जब वह श्रानल्दपुर मे ठहरे हुए थे तो उन्होंने कश्मीरी पण्डितो के प्रतिनिधि मण्डल 


से भ्रपनी एक भेट मे यह भविष्यवाणी की थी कि ऐसी ग्रग्भीर स्थिति में किसी 


शान्तिमय प्रगति 67 


महान्‌ व्यक्ति को बलिदान के लिए तैयार होना पडेगा और इसी समय बालक गोबिन्द 
राय ने भोलेपन से कहा था कि हिन्दुओं के तिलक और यज्ञोपवीत की रक्षा केलिए 
उनसे बढकर साहसी, धर्मात्मा और श्रंष्ठ व्यक्ति कौन होगा ? इन साधारण शब्दों से 
प्रेरित होकर ही गुरु तेगबहादुर ने कश्मीरी पण्डितों से कहा था कि वह औरगजेब 
को जाकर कह दे “सिक्‍खो के नौवे गुरु तेगबहादुर आनन्दपुर साहिब में गुरु नातक 
देव के तर्त पर बंठे है । वह हिन्दू धर्म के रक्षक है । पहले उनको मुसलमान बनाइये 
उसके बाद बाकी सब लोग, जिन में वह पण्डित भी है, भ्रपने-आप मुस्लिम धर्म मे प्रवेश' 
करलेगे” | इस घोषणा के बाद गुरु जी को दिल्‍ली बुलाया गया। परन्तु उन्होने कहा 
कि वह अपने साथियों और अनुनायियो को मिलकर जल्दी ही अपने-आप दिल्‍ली पहुँच 
जाएँगे । गुरु साहिब दिल्‍ली जाने से पहले अ्रधिकाधिक अनुयायियो की मिलकर उनको 
अपना नया सदेश देना चाहते थे । मुसलमानों को लेकर उनके प्रति कई सदे ह पैदा किये 
गए और उन्तको न्याय विरोधी घोषित कर उनको पकडने के आदेश जारी कर दिये' 
गये। गुरु साहिब को अपने कुछ साथियों समेत आगरा के निकट पकड कर काजी के 
सामने पेश किया गया जिसने उनको दिल्ली भेज दिया। 
गुरु साहिब के विरुद्ध कारवाई के बारे मे भिन्‍न-भिन्‍न विचार 

इतिहासकारो मे गुरु तेगबहादुर की इस कारवाई के बारे मे मतभेद है। दुम्प 
और करनिधम ने मुहम्मद हुसेन, की “सेर-उल-मुताखरीन” के आधार पर यह 
विचार प्रकट किया है कि उनको उनके धर्म-प्रचार या घािक विचार के लिए नही 
पकडा गया था बल्कि उनके विरुद्ध लूटमार करने या सरकारी लगान न देने 
का इल्जाम था । ऐसा कहा जाता था कि उन्होने एक मुस्लिम फकीर हाफिज आदम के 
साथ मिलकर लोगो को लगान न देने के लिए उकसाया था। इन्दूभूषण और दूसरे कई 
इतिहासकारो ने यह सिद्ध किया है कि गुरु साहिब को राजनीतिक अपराधी होने के लिए 
नही बल्कि उनके धार्मिक विचारों के किए दण्ड दिया गया था | इन लोगों की राय 
में गुरु तेगबहादुर स्वभाव से ही शान्तिप्रिय व्यक्ति थे जिसके कारण उनको 
“तेगबहादुर” कहा जाता था। ऐसे श्ान्तिप्रिय व्यक्ति के लिए किसी किरम के 
राजनीतिक अपराध का दोषी होना अ्रसम्भव था | इसीलिए मुसलमान इतिहासकारों 
ने उनको जानबूक कर राजनीतिक अपराधी बनाने की कोशिश को है | यह बात बिल्कुल 
निराधार है ! 

यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय गुरु तेगबहादुर ने हिन्दुओं और सिक्खो मे 
अपना धर्म प्रचार का आन्दोलन आरम्भ किया उस समय उत्तर पश्चिमी भारत और 
पजाब की स्थिति गडबडाई हुई थी । इससे आऔरगजब जैसे कट्टर मुसलमान को यह 
भय था कि उनके धर्म का मनोरथ राजनीतिक है या उनके इस आन्दोलन का परिणाम 
राजनीतिक विद्रोह को प्रोत्साहन देने का कारण हो सकता है । 

उत्तर पश्चिमी भारत मे राजनीतिक स्थिति सन्‌ 667 से लेकर सन्‌ 675 
तक बहुत गम्भीर हो गई थी। इस उत्तर पर्श्चिमी प्रदेश में सरहदी कबीले मुगल 
साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। यूसफजई कबीले ने अ्रटक तक विद्रोह करके 


68 पंजाब का इतिहास 


वहाँ मुगल राज्य समाप्त कर दिया था | सन्‌ 672 में काबुल के गवर्नर अमीन खाँ 
(जो मीर जुमला के पुत्र थे) भ्रकरमल खा की अगवाई में भ्रफरीदियों के विद्रोह को 
दबाने मे असफल रहे थे। भ्रमीन खाँ काबुल से भाग कर अ्रली मस्जिद चले आये थे । 
इसी समय पाठानो के प्रसिद्ध लीडर और राष्ट्रीय नेता खुशहाल खा खटन ने इस 
सारे इलाके में स्वतन्त्रता आदोलन आरभ कर दिया था। उत्तर पश्चिमी इलाके मे 
इस विशाल गडबड के कारण औरगज ब को स्वय दक्षिण भारत से, जहॉपर वह युद्ध 
भे फैसा हुआ था, उत्तर भारत थ्राना पडा था। उसने हसवश्नब्दाल (तक्षसिला) पहुँच- 
कर कबाइलियों को काबू में लाने के लिए की गई कारवाई की निगरानी की थी और 
वह बडी मुश्किल से सन्‌ 675 मे इस विद्रोह को दबा सका था। ऐसी स्थिति 
में यह सम्भव है कि गुरु साहिब की निडरता और धर्म पर दृढ रहने की कारवाई 
को मुगल सम्राट्‌ ने राजनीतिक आन्दोलन समा हो श्रौर इसको दबाने में इसको 
राजनीतिक रूप दे दिया हो । 

इस बारे में सारी बातो पर विचार करने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 
गुरु तेगबहादुर का अश्रपराध राजनी तिक नही था भले ही उनको राजनीतिक अपराधी 
घोषित करके औरगज़ंब ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की थी । 
गुरु तेगबहादुर की शहीदी 

गुरु तेगबहादुर को बन्दी बनाकर दिल्ली मे कुछ समय रखने के परचात्‌ उनको 
कहा गया कि या तो वह मुसलमान बन जाएँ या अपनी कोई करामत दिखाएं जिससे सिद्ध 
हो कि वह वास्तव मे सच्चे गुरु है। गुरु साहिब ने उत्तर दिया कि उनके पास एक 
ऐसा मन्त्र है जिस के गले मे पहनने से उनके ऊपर किसी तलवार का वार निष्फल 
हो जायेगा । इस तरह तलवार से उनके सिर को धड़ से जुदा कर दिया गया और उनके 
गले में डाले हुए उस कागज पर यह लिखा हुआ था “सिर दिया पर सिरड न दिया” 
भ्र्थात्‌ सिर कटा दिया परन्तु असली भेद नहीं दिया । उनके सिर को बडी बहादुरी 
से दो सिक्‍्खो के आनन्दपुर साहिब लाने पर उन्तका दाह-संस्कार किया गया परन्तु 
प्रसिद्ध स्मारक “गुरुद्वारा सीस गंज ” चांदनी चौक देहली मे बनाया गया। यह घटना 
] नवम्बर 675 को घटी थी । 
गुरु तेगबहादुर की शहीदों का महत्त्व 

गुरु तेगहबादुर की बबंरतापूर्ण शहीदी से पजाब में सिक्खो और हिन्दुओं मे 
गुस्से की लहर दौड गईं। उन्होंने बहुत दुखी होकर मुगल साम्राज्य का फिर से 
मुलाबला करने का प्रण किया । उनको एक बार फिर यह अनुभव हो गया कि अपने 
धर्म की रक्षा के लिए हर किस्म की कुरबानी देने के लिए तैयार रहना होगा। इस 
घटना के फलस्वरूप सारा पजाब उत्तेजित हो उठा। लोग सोचने लगे कि उनके बलिदान 
का बदला लिया जाए। माझ्का के शक्तिशाली किसान एक बार फिर मुगल साम्राज्य 
से टक्कर लेते के लिए तेयार हो गये । अ्रगर उन्हे किसी चीज की श्राव्यकता थी तो 
वह एक योग्य लीडरी की जो उनको गुर तेशबहादुर जी के सुपुत्र गुरु गोबिन्द सिंह में 


शान्तिमय प्रगति 69 


प्राप्त हो गई । गुरु गोबिन्द सिंह जी ही वास्तव मे एक ऐसे नेता थे जो कि मुगल 
साम्राज्य से हिन्दुओं और सिक्‍खो को मुक्त कर सकते थे । 
गुरु तेगबहादुर की सिख धर्म को देन 

गुरु तेगबहादुर ने अपने गूरुकाल मे सिक्‍्ख धर्म की भरसक सेवा की। वह 
उच्च कोटि के कवि थे और उनके कुछ शब्द गुरु ग्रन्थ साहिब मे शामिल किये गये थे । 
उनकी शिक्षा मे श्रसाधारण क्षमता और दुृढता थी। उनकी कविता में बडे उच्च 
भाव पाये जाते है जिनसे प्रात्मा को शान्ति मिलती है। भ्राज भी उनके शब्द श्रद्धा- 
पूर्वक गाये जाते है । 


अरत 
र९ए९ए़ 97९9 [॥6 शापक्रातणा 0 ॥6 ४ ए्ञ 7#७०श678 (02ए2०॥ 
८०९८ बा6 ॥६॥ए9०७१) ० 76 +ैए8४॥8)] शायूआ8 तपापाह 4672-75 बात 
6 827 शा65 ए ठप 788॥ 84407" तंपरायप्&8 08. ए९/8 673-75 
(070 768 0प्रापर$ ६६९०या0ा) 78 सीछा6 दरार ाशाएं8 8९४१९708 (0 
९०॥76८0 ॥888 6एशश$ द्रात॑ शावण86 ॥#6 एशत्ज़ 47 6 2796०" 
(&प्राव्ा8260) लाश" 80 8९708 8907९0060580॥ ॥9 ॥086 (एप्प 
2470677728 शाह) छणएव 568 ढा0प४॥ [00 ए70५6 8 64028" ६0 ॥॥6 
शशि ? 
वर्ष ! 672-75 के दौरान मुगल साम्राज्य की उत्तर परिचमी सीमाओ (खबर 
और भ्रटक की मध्यवर्ती ) की स्थिति और वर्ष 673-75 के दौरान (गुरु जी 
का वध किए जाने तक) गुरु तेगबहादुर की गतिविधयों का सक्षिप्त वर्णन 
कीजिए | क्‍या हमारे पास कोई ठोस साक्ष्य है जिस से हम सम्राद (औौरगजेब) 
के इस दृष्टिकोण की, कि गुरु तेगबहादुर जी के सशक्त होने से राज्य की सुरक्षा 
को गभीर खतरा पैदा हो जाएगा, पुष्टि कर सके और इन घटनाओं का सबंध 
उसके साथ जोड सके । 
ढ“पृफ& गराबए।एत07 ०0 0770 ॥68॥ ऐश्यो4त7 ॥8 8 268 कठा॥ार 70 
॥#6 जिद! गाई0ए7 कफ़ह्रा॥ ए6का)ए (78 ०8७४७४ 8॥06 8807 0408 
0०06 एाक्षाए90०7 


“गुरु सेग बहादुर का बलिदान सिक्‍ख इतिहास की एक महान्‌ घटना है।” 
उनके बलिदान के कारणों एवं महत्ता का वर्णन कीजिए । 


'जानाह & सरापंट्यां ॥08 णा ॥॥6 0६प528 ह्वा0 शरींडर$ 0 6 कर ए/(0ता 
णएउऊपाफ 8१27॥ 847467५ 


गुरु तेग बहादुर के वलिदान के कारणों और उसके प्रभावों पर विवेचनात्मक 
टिप्पणी लिखिए । 


(ए6 ॥ तैं886 80०0पा 0 6 70005 बाद 9जा608) ०७०॥१(०75 
एाहइएशावह ता ताला शातान धीद्ा [66 ६0 थी8 जिव्ा।प्ातंठा 0 
(पर [९४॥ सि890 प्रा" 


उत्तर भारत में विद्यमान जिन धामिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के 
कारण गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ, उनका स्विस्तर वर्णन करो । 


80 


दशान्तिमय सिक्‍सों से सठास्त्र खालसा : 
गुरु गोबिंद सिंह (7675-..] 708) 
गुरु तेगबहादुर के देहान्त पर स्थिति __खतरे और कठिनाइयां 


श्रान्तरिक : गुरु तेगबहादुर के देहान्त क॑ समय सिक्‍्खों की स्थिति बहुत गम्भीर 
थी । नये गुरु गोबिन्द सिंह 9 साल के बच्चे थे । उनके पिता की शहीदी से सारी सिक्‍्ख 
जनता भयभीत हो गई थी । सिक्‍खो मे आपस में मतभेद थे । गृरु की कमजोरी भ्रनुभव 
करते हुए लालची मसन्द दहवितशाली हो गये थे । उन्होने लोगो को अपने साथ मिलाकर 
छोटे-छोटे दल बना लिये थे और गुरुयाई पद को प्राप्त करने वालो का विरोध और 
समर्थन करके यह समभने लगे थे कि गुरु केवल उनके हाथ की कठपुतली है। परिणाम - 
स्वरूप जो लोग किसी कारण से गरु नहीं बन सके थे, गूरु के बालक होने के कारण 
अ्रपता नया सम्प्रदाय बनाकर बालक गुरु को अपनी पदवी से हटा देना चाहते थे । जिन 
में मोणे, धीरमलिये, और रामराइये प्रसिद्ध थे । 

बाहुरी सिक्‍ख धर्म के मानने वालो को बाहर से भी खतरा बढ गया था । 
तेगबहादुर की शहीदी इस बात का प्रमाण. था कि मुगल सपम्नाद औरगजेव सिक्‍खो का 
दमन करना चाहता था और यह उनकी उस नई नीति का सबूत था जो कि उन्होने लोगो 
को जबरदस्ती मुसलमान बताने के लिए धारण की थी। उद्देश्य था कि भारत को 
“दारु-उल-इस्लाम” अर्थात्‌ केवल इस्लाम के मानने वालो का देश बना दिया जाए । 
इस कारण गुरु तेगबहादुर का शायद यही अ्रपराध था कि वह लोगो को अपना धर्म 
न छोड़ने की प्रेरणा देते थे और उनको अपने घर पर दुढ रहने का उपदेश देते थे । 

गुरु गोबिन्द सिंह के गुरु बनते ही उनको अन्दर और बाहर से बड-बड खतरों 
का सामना करना था । इसमे सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि गुरु पद को अच्छी तरह 
स्थापित करके उसका प्रभाव और शक्ति बढाई जाये। सिक्‍खों के श्रन्दर भिन्‍्त-भिन्‍न' 
दली और मतो का होना बहुत भारी खतरा था। उनकी एकता केवल गुरु के नियंत्रण 
से ही सुरक्षित रखी जा सकती थी। सिक्‍्ख मत की स्थापना और उसकी सफलता का 
मुख्य कारण गुरु की पोजीशन ही थी, इसलिए गुरु गोबिन्द सिंह के सामने सबसे बडा 
सवाल गुरु पद की,महानता को कायम' करना था। यह बिल्कल' स्पष्ट था कि सिक्‍खों 
को इकट्ठा करने का एकमाच सूत्त गुर ही था। कई कारणो से गुरु हरगोबिन्द के बाद 
गुरु की पोजीशन काफी कमजोर हो चुकी थी । उत्तरवर्ती गुरुओ के शान्तिमय स्वभाव से 
विरोधी दल जोर पकड गये थे और सिक्‍्ख धर्मं को दोबारा सगठित करना नये गुरु की 
महानता और शक्ति पर ही निर्भर था । 


शान्तिमय सिक्‍खो से सशस्त्र खालसा गा 


गुरु गोबिन्द सिह का जोवन 


गुरु गोबिन्द सिंह के जीवन को मुख्यत दो भागो मे बॉटा जा सकता है 
< खालसा की स्थापना से पहले का काल, सन्‌ 675 से 699 तक । 
प्र खालसा कौ स्थापना के बाद का काल, सन्‌ 699 से 708 तक | 

गुरु गोबिन्द सिंह का जन्म 5 दिसम्बर, 666 को पटना मे हुआ था । बाल्या- 
वस्था से गुरु बनने के पदचात्‌ गुरु गोबिन्द सिंह के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण काम अपने 
पिता की हत्या का बदला लेना और अपने अ्नुयायियो को मुगल साम्राज्य का मुकाबला 
करने अथवा उस दमनचक्र को, जोकि मुगलो ने उनके धर्म के विरुद्ध चलाया था, तोडने 
का था | इस महान कार्य के लिए सब स्थिति को हर प्रकार से ध्यान मे रखते हुए 
अपने आपको और अपने साथियो को तैयार करना था । 

। खालसा की स्थापना से पहले का काल 

शिक्षा और झाथिक तैयारियां नौ साल के गुरु की शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी 
थी | इसलिए उनके मामा कृपाल चन्द ने उनको आननन्‍्दपुर की बजाय किसी सुरक्षित 
स्थान पर रखकर उनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया। इस काम के लिए पौण्टा जो कि 
पुरानी नाहन रियासत और वतंमान हिमाचल प्रदेश में जमुना के निकट एक बहुत ही 
सुन्दर स्थान पर स्थित है, उचित समभा गया | इस स्थान पर शान्तिमय और प्राकृतिक 

सौन्दयं के साथ-साथ गुरु की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया गया। उनको सस्कृत, फारसी, 

ब्रजभाषा अ्रादि की उच्च शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षको का प्रबन्ध किया गया | साथ 
साथ ही उनको अभ्रपने नये पद की जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी करने का ज्ञान भी 
कराया गया | इस काम के लिए एक बडे प्रसिद्ध राजपूत शिक्षक का प्रबन्ध किया गया 
जिसने तलवार, बन्दूक, घुडसवारी, नेजाबाजी मे गुरु जी को बिल्कुल निपुण कर दिया | 
इन चीजों में स्वाभाविक रुचि होने के कारण उन्होने विशेष योग्यता प्राप्त कर ली | इस 
तरह से गोविन्द सिंह को अपने गुरु पद की महान्‌ चुनौतियों का सामना करते के लिए 
तैयार किया गया । ऐसा करना उचित ही था क्योकि उनका गुरु काल सकटमय था | 

अपनी शिक्षा-दीक्षा को प्राप्त करने के परचात्‌ गुरु गोबिन्द सिंह ले श्रपना जीवन 
लक्ष्य भ्रच्छी तरह और स्पष्ट तौर पर समझ लिया | इसका वर्णन उन्होने अपनी प्रसिद्ध 
रचना “विचित्र नाटक” मे इस प्रकार किया है, “कि मै ससार मे इस कर्तव्य का पालन 
करने के लिए आया हूँ कि सत्य को स्थापित किया जाये' और अन्याय श्र अधम का 
नाश किया जाए ।” यह नया उद्देश्य शान्तिमय उद्देदय से बिल्कुल भिन्‍न था और 
गुरु के नये विचारों का प्रतीक था जो कि उन्होने अपने गुरु काल में फैलाये श्ौर जिस 
काम के लिए उन्होंने सिक्‍्खो को तैयार किया। उनका गुरु काल श्ञान्तिमय नहीं रह 
सकता था और उसके स्थान पर उन्होने अपने आपको और अपने साथियो को सशस्त्र 
विद्रोह के लिए तैयार करने की तरफ अपनी सारी शक्ति और ध्यान लगाया | 

भगाणी का युद्ध (सन्‌ 686 ) : गुरु गोबिन्द सिंह के पौण्टा में ठहरने के समय 
उनकी युद्ध की तैयारी को देखते हुए पहाडी राजाओ्री के दिल मे कई किस्म के सशय 


प2 पजाव का इतिहास 


पैदा हो गये । उनके ठाठ-बाठ देखकर उनके दिल मे ईर्ष्या पैदा होने लगी थी । इन 
कारणो से गुरु गोबिन्द सिंह और पहाडी राजाओं में मतभेद पैदा होने ग्रारम्भ हो गए 
थे | राजा भीमचन्द कहलूर (बिलासपुर) नरेश सबसे पहले नाराज हुए । कारण यह 
बताया जाता है कि उन्होने गुरु गोबिन्द सिंह को दिये गये कुछ विशेष उपहार अपने 
लिये मांगे । गुरु गोबिन्द सिह के भक्तों ने उनको एक हाथी, और एक बहुत सुन्दर 
शामियाना भेट किया था। भीमचन्द ने यह दोनों चीजे अपने लिये मॉँगी और गुरु 
गोबिन्द सिंह के इन्कार करने पर उनसे क्रोधित हो गये । वास्तव में ईर्ष्या का कारण 
यह था कि गुरु गोबिन्द सिंह का बढता हुआ ठाठ-बाठ और शक्ति उनके लिए खतरा 
बन रहे थे । साथ ही साथ गुरु साहिब का प्रचार जो कि जात-पात अथवा ऊँच-तीच 
के विरुद्घ था, हिन्दू राजाओं को नहीं भाता था। इससे उनके प्रभाव के खत्म होने का 
डर था। 

पहाडी राजाओ ने बिलासपुर नरेश के सुपुत्र की जादी, जो कि राजा फतेहशाह श्री 
नर्र वाले की सु पुत्री के साथ हुई थी और जिस अवसर पर सब राजा इकटठे हुए 
थे, के मौके का फायदा उठाकर गुरु गोविन्द सिंह के विरुद्ध मिलकर कारवाई करने 
का निर्णय किया । गुरु गोबिन्द सिह को भी इस बात का ज्ञान हो गया था कि फतेह- 
शाह की लडकी की शादी पर उनकी तरफ से भेजे गये उपहार अस्वीकार कर दिये 
गये थे और जो लोग उनको लेकर गये थे उन पर लौटते समय झाक्रमण कर विया था । 
इसलिए दोनो ओर से युद्ध की तैयारियाँ होने लगी। 

यह युद्ध भगाणी के स्थान पर, जो पौण्टा से 6 मील के फासले पर है, हुआ था । 
इसमे गुरु गोबिन्द सिह ने अपनी नई शक्ति और यूद्ध कौशल का प्रमाण दिया । उन्होने 
अपने थोडे से साथियो की सहायता से पहाडी राजाओं की भारी गिनती की फौज को 
पराजित कर दिया । इय युद्ध के समय गुरु गोबिन्द सिंह को भम्भीर सकट का सामना 
करना पडा था। उस समय उनके 500 मुसलमान सिपाही जो कि सढौरा के मुसलमान 
पीर बुद्धशाह के कहने पर नौकर रखे थे, युद्ध से बिल्कुल पहले उनके वेतन में चार 
गुना वृद्धि के लालच में आकर पहाडी राजाओं सेजा मिले थे। साथ ही गुर 
गोबिन्द सिंह के सहायक उदासी साधु भी एक दो के सिवाय युद्ध के समय उनका साथ 
छोड गये थे । गुर गोबिन्द सिंह ने बडे साहस और गभीरता से इस स्थिति का मुकाबला 
किया और बडी वीरता से पहाडी राजाओं को पराजित कर दिया । इस युद्ध मे प्रसिद्ध 
पहाडी राजा हरिचन्द और पठानों का सरदार भीखत खाँ मारे गये। भगाणी के युद्ध 
का वर्णन गुरु गोविन्द सिंह ने अपने शब्दों मे विचित्र नाठक में बहुत अ्रच्छी तरह से 
किया है जिससे हमे उनकी वीरता और यूद्ध नीति का ज्ञान होता है । 

भंगाणी के युद्ध का महत्व... बीस साल' के युवा गरु गोबिन्द सिंहु के जीवन में 
भंगाणी का युद्ध सबसे पहला युद्व था और इसके बडे गंभीर परिणाम निकल सकते थे । 
अगर उनकी इस युद्ध में हार हो जाती तो गृह साहिब का सारा जीवन विफल हो जाता 
और जो उद्देश्य उन्होंने अपने सामते रखा था बह भंग हो जाता । इतना ही नहीं शायद 
उन्हे पहाडी इलाके के मिकट रहता भी कठिन होता' क्योकि पहाड़ी राजा उसको इस 


शान्तिमय सिक्‍खो से सशस्त्र खालसा 79 


सारे प्रान्त मे टिकने न देते | नये गृरु के लिए यह सबसे पहली परीक्षा थी कि वह 
अपने गुरु बनने का अधिकार जमा सके और अपने साथियों मे विश्वास पंदा कर सके। 
भगाणी के युद्ध से गृह गोबिन्द सिह का प्रभाव बहुत बढ गया था। उनके साथियों में 
विश्वास हो गया कि गूरु गोबिन्द सिंह के लिए जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने का हार 
खुल गया है | 

भगाणी के यूद्घ मे विजय प्राप्त करने के बाद गुरु गोबिन्द सिंह बड़े सलमान से 
पौण्टा से आानन्दपुर साहिब जा सके और उस स्थान को अपना केन्द्र बना सके । 

नदौण का युद्ध (सन्‌ 687) * आनन्‍्दपुर पहुँच कर गुरु गोबिन्द सिंह ने अपना 
रक्षा प्रबन्ध और मजबूत कर लिया। अपने निवास स्थान के चारो ओर चार 
छोटे-छोटे किले-प्रानन्दगढ, लोहगढ, केश गढ और फतेहगढ बनवाये । भगाणी के युद्ध 
के बाद उनके सबध बिलासपुर के राजा भीमचन्द के साथ अच्छे हो गये क्योकि वह 
इनकी हाक्ति का सम्मान करने लगा श्रौर इसी कारण से उसने गुरु गोबिन्द सिंह से 
भुगलो के विरुद्ध युद्ध मे सहायता माँगी । पहाडी राजाओं ने कुछ समय से मुगलो को 
नजराना देना बन्द कर दिया था । उनको ऐसा करने का साहस इसलिए हुआ था कि 
औरगरजेब बहुत समय से दक्षिण मे युद्ध में फैसा हुआ था और उत्तर भारत की तरफ 
पूरा ध्यान नही दे सकता था। पहाडी राजाओं के विरुद्ध लाहौर के मुगल सूबेदार ते 
गलिफ खाँ की कमान में फौज भेजी । नदौण के स्थान पर, जो कि कागडा से 20 
मील दक्षिण पूर्व की तरफ ब्यास के किनारे है, यूदूध हुआ । पहाडी राजाओो की विजय 
हुई और यह केवल इसलिए हो सका कि गुरु गोबिन्द सिंह ने इस युद्ध मे भगाणी की 
तरह बहुत वीरता और साहस का प्रमाण दिया था | परन्तू पहाडी राजाओं ने विजयी 
होते हुए भी मुगल साम्राज्य से सुलह कर ली और गुरु गोबिन्द सिह को अकेले ही 
मुगलो के साथ युद्ध करना पडा । गुरु गोबिन्द सिंह ने बहुत वीरता से मुगलों को 
विफल कर दिया । 

उत्तर भारत की स्थिति से चिन्ति हो कर मुगल सम्राट्‌ औरगजेब ते अपने सुपुत् 
शहजादा मुश्नज्जमम (जो कि बाद में बहादुरक्षाह के ताम से सम्राट बना) को पहाडी 
राजाओं के विरुदूध कारवाई करने के लिए भेजा । शहजादा ने लाहौर पहुँचकर मिर्जा 
बेग को काफी फौज देकर पहाडी राजाओो के विरुद्ध कारवाई करने के लिए भेजा जिस 
के फलस्वरूप पहाडी राजाओं ने मुगल साम्राज्य की अधीनता मान ली। परल्तू गुरु 
गोबिन्द सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। शहजादा ने उनके विरुद्ध कोई विशेष 
कारवाई नही की । इसका कारण यह समझा जाता है कि गुरु गोबिन्द सिंह के एक 
परम भक्त भाई नन्‍्द लाल, जो फारसी के बडे प्रसिद्ध विद्वान थे, मुगल साम्राज्य में 
शहजादो के शिक्षक रह चुके थे। इस प्रकार भगाणी के युद्ध से लेकर खालसा की स्थापना 
के समय तक गुरु गोबिन्द सिह को काफी अ्रवकाश मिल गया और इस समय मे उन्होने 
बहुत अध्ययन करके अपने साथियों को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयारी 
में लगाया | इस !2 साल के समय मे उन्होंने अपने साथियों का पुनर्गठन किया और 
उनमे नये जीवन की रूह फू की । ऐसा कहा जाता है कि उनके दरबार में 52 विद्वान्‌ 


फ्व पजाब का इतिहास 


और कवि थे जिन को उन्होने रामायण, महाभारत और दूसरे प्रसिद्ध ग्रन्थों के श्रनुवाद 
में लगाया, जिन को पढ़कर सर्वसाधारणः लाभ उठा सके और गरु जी के नये मिशन 
की पूर्ति के लिए स्वय को तैयार कर सके । (उनके दरबार के एक कवि टैहकन द्वारा 
पजाबी मे रचित महाभारत की पाण्डुलिपि के कुछ अश्रश, जो कि सचित्र है, पजाब 
राज्य पुरालेख विभाग, पटियाला मे सुरक्षित है) । 
गुरुगोबिन्द सिंह ले यह अनुभव कर लिया कि सिक्‍खो को सशम्ब संघर्ष के लिए 
तेयार करना होगा परन्तु पहले उनमे फैली हुई कुरीतियो को दूर करना आवश्यक था । 
उन्होने अपने साथियो में नई जागृति के साथ-साथ उनको मुगल साम्राज्य के विरुद्ध 
घर्ष के लिए भी उद्यत करने का परिश्रम किया । 


खालसा की स्थापना (सन 699) 

गुरु गोबिन्द सिंह ने बंसाखी के शुभ दिन पर आनन्दपुर मे केशगढ़ के स्थान 
पर एक बहुत बडे समागम का प्रबन्ध किया। पहले से ही दूर-द्ृर तक इस बात की 
सूचना भेज दी गई कि उनके अ्रनतुयायी भारी सख्या में वहाँ एकत्र हो जाएँ क्योक्ति उस 
दिल वह एक विशेष घोषणा करेंगे । इस तरह विशाल जनसमू ह के सामने उन्होने भ्रपने 
साथियों मे से एक ऐसे व्यक्ति को खडे होने के लिए कहा जो गुरु के लिए अपना शीर्ष 
देने को उद्चत हो । सारे उपस्थित लोगो मे एक तरह से सन्नाटा छा गया परन्तु एक 
वीर ने उठकर गुरु साहिब के लिये अपना शीर्ष देने का साहस किया । गुरु गोविन्द सिंह 
उसको साथ लगे हुए खेमे में ले गये । कुछ देर बाद अपने हाथ में एक नगी तलवार, 
जो कि खून मे डूबी हुई थी, लेकर श्राये । एक बार फिर उन्होंने एक और व्यवित का 
बलिदान माँगा । एक दूसरे साहसी पुरुष के खडे होने पर उसको भी खेमे में ले जाकर 
उसी तरह खून से लथपथ तलवार लेकर लोगो से अपील की । इस तरह 5 भसिक्‍वों 
को बलिदान के लिए तैयार हो जाने के पर्चात्‌ गुरु साहिब उन सब को खेमो मे से 
जीवित बाहर लेकर आये और सब के सामने यह घोषणा की कि वह उनके सच्चे भक्त 
है और उतको पाँच प्यारों का सम्मान दिया | ये भाग्यवान व्यक्ति थे दयाराम, कम चन्द, 
मुहकम चन्द, साहिब चन्द और हिम्मतराय | 

गुरु साहिब ने उनको नये नाम देकर खालसा के रूप में सबके रामने पेज किया | 
इस अनौखे भ्रौर प्रभावशाली ढग से खालसा की स्थापना की गई । जिस का नग्रा 
उद्देश्य और नया जीवन आदर्श उनके सामने रखा। 

नई 'पाहुअँ सबसे पहले उनको नये रूप में 'पाहुल' देकर एक तरह से नये 
धर्म में. प्रवेश कराया गया। वह 'पाहुल' का तरीका पुराने चरणामृत के ढंग से 
ब्रिल्कूल जुदा था ' एक स्वच्छ बतंन में पानी लेकर उसमें कुछ पतासे मिलाकर उसके 
अन्दर खण्डे को धुमा दिया जाता था। इस मीठे जल को नये खालसा बनने वाले 
व्यक्ति को पिला दिया जाता था श्र उस समय शब्द उच्चारण करके इस रस्म को 
पूरा किया जाता था। इस को साधारण" रूप भें अमृत छकाणा' कहते है। पाँचों 
प्योरों को भ्रमृत छकाणे के बाद गुरु गोबिन्द सिंह नें अपने आपको भी उनसे पाहुल 


शान्तिमय सिक्‍खो से सशस्त्र शालसा 75 


लेकर 'खालसा' के रूप में परिवर्तित किया । सब के नामो के साथ सिंह दब्द लगा 
कर अपने लिए भी नया नाम गोबिन्द सिंह धारण किया । 

नये चिक्नः खालसा के लिए नये चिह्न-कडा, केश, कच्छा, कृपाण और कघा 
नियुक्त किये गए। उनको जीवन पयेन्‍त ये चिह्न धारण किए रहने के लिए 
कहा गया । 

नई शिक्षा जो ग्रु के खालसा बने उनको एक दूसरे के साथ वराबर का 
व्यवहार करना, सब किस्म की जातपात के भेदभाव को मिटाना और केवल आ्रापस 
मे ही शादी विवाह करने का आदेश दिया गया। उनके लिए धूम्र-पान करने और 
बाल कटाने का निषेध किया गया। उनको यह भी कहा गया कि जो लोग अपनी 
लडकियो को मार देते थे या पृथिया, घीरमल या रामराय के परिवार से सम्वन्ध रखते 
थे उन के साथ कोई मेल जोल श्रथवा लेनदेन न करे । 

खालसा के लिए यह भी अनिवाय था कि ने और सब काम घन्धघे छोड कर 
केवल धर्म युदृध के लिए उपस्थित रहे। सब कमंकाण्ड और पारिवारिक कत्तंव्यों से 
मुक्त हो कर गुरु की सेवा के लिए अपने आपको प्रस्तुत करे | खालसा को एक तरह 
से गुरु गोबिन्द सिह का नया परिवार माता जाने लगा और सब अपने आपकी गुरु 
की सन्‍्तान कहने लगे | 

खालसा के सामने गुरु साहिब ते जो नया आदर्श रखा वह यह था कि वे सदैव 
धर्मं की रक्षा और युद्ध के लिए तैयार रहे । 

प्र, खालसा की स्थापना के बाद का काल 

सन्‌ !699 ई० मे खालसा की स्थापना के बाद आनन्‍दपुर साहिब में शस्त्रधारी 
सिक्‍ख गुरु गोबिन्द सिंह के पास अधिक सख्या में आने शुरू हो गये । आानतन्दपुर से 8हहिब' 
एक रूप से खालसा का कैम्प बन गया। गुरु साहिब के नए आदेश ने सिक्‍खों में तये 
जीवन का सचार किया और उनके नेतृत्व मे सघर्ष करने के लिए चारो झोर जो 
सिक्स खालसा बनना चाहते थे उमड आये । खालसा की स्थापना ने एक तरह से 
सिक्‍्खो पर जादू का असर किया । तेजा सिंह और गडा सिंह के शब्दों मे, 'वे लोग जोकि 
हिन्दू समाज मे दलित समभे जाते थे, खालसा बनने के प्चात्‌ बिल्कुल बदल गये थे | 
भगी, नाई और हलवाई, जिन्होंने कभी तलवार को हाथ भी नहीं लगाया था और 
जो पीढियो से उच्च जातियों के गुलाम बने रहे थे एकदम गुरु साहिब की भ्रगवाई 
मे वीर सैनिक बन गये थे । उनके नये मन्त्र से वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने 
के लिए तैयार हो गए । वे मौत के म्‌ह मे जाने से भी नही डरते थे ।? 

कर्निंघम ने भी इस बात की इस प्रकार पुष्टि की है " “खालसा की स्थापना से 
गुरु गोबिन्द सिंह ने एक तरह से एक पराजित दल कौ गुप्त शकिति को पुनर्जन्म दिया 
और उनके सामने धार्मिक स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय उन्‍नति का ऊचा आदर्श रखा।” 
सर जदुनाथ सरकार इससे सहमत नहीं है । उनका विचार है कि 'गुरु गोबिन्द सिंह 


/ए शार्ट हिस्टरी झ्राफ दी सिक्खज” पृष्ठ 72, लेखक गेंडा सिंह तेजा सिंह 


76 पजाब का इतिहास 


ने सिकखो की शक्तियो को केवल एक ही दिद्या मे सचार करके उनको पूर्ण रूप से 
आध्यात्मिक उन्‍तति नही करने दी। गुरु गोबिन्द सिंह ने सिक्‍्खों की धामिक एकता 
को राजनीतिक पूर्ति का एक सिद्धान्त बना लिया।” परन्तु इन्दृभूषण बैनर्जी जिन्‍्होने 
सिक्‍्ख इतिहास का अच्छी तरह अध्ययन किया है इस विचार को नही मानते | वह 
गुरु गोबिन्द सिंह की शिक्षा को गुरु नानक की शिक्षा के बिल्कुल अनुरूप मानते हुए 
केवल इतना अन्तर समभते है कि गूरु गोबिन्द सिंह ने अपने साथियो को धर्म युद्ध के 
लिए तैयार किया । उस समय की स्थिति को समभते हुए ऐसा करना बिल्कुल ठीक था | 


क्या गुरु गोबिन्द सिह ने सिकख धर्म मे कोई परिवर्तत किया ? ऊपर के वाद- 
विवाद से ऐसा भ्रम हो सकता है कि गुरु गोबिन्द सिंह ने सिक्‍्ख धर्म मे कई परिवतेन 
किये या इसको अनुचित मोड दिया ? ये दोनो बाते निराधार है। गुरु गोबिन्दर्सिह 
ने सिक्‍्ल धर्म मे किसी किस्म का परिवर्तन नहीं किया । वह इसके मूल सिद्धान्तो 
को बाकी गृरुओ की भाँति ही मानते थे । अन्तर सिर्फ इतना था कि सिक्‍्रखों की 
स्थिति को देखते हुए उन्होंने उनकी रक्षा का एक नया उपक्रम दिया | उनका उपदेश 
ऐसा ही है जैसा कि श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को गीता मे दिया था । गुरु गोबिन्द सिह ते 
भी धर्म युद्घ के लिए ऐसे ही साधन जुटाने का प्रयत्न किया | खालसा धर्म-युद्ध करने 
वाली सेना का ही रूप समझा जाना चाहिये । उनका ऐसा करना एक उचित 
व्यवस्था थी । 


प्रभाव: खालसा की स्थापना का बडा महत्त्वपूर्ण और तात्कालिक प्रभाव पडा ) 
सिख धर के मानने वालों की इससे एक तरह से कायाकल्प हो गई । गुरु गोबिन्द 
सिंह के अधिक अनुयायी माका के जाट बने जिनको सशस्त्र विद्रोह करने में खास 
रुचि थी और यह उनके स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल बात थी । वह मुगल अन्याय श्रौर 
अ्त्याचारों का मुकाबला करने और धर्म की रक्षा के लिए खास तौर पर उद्युत थे। 
वह गुरु साहिब की अगवाई में नये रूप मे खालसा बनकर सपर्ष करने के लिए कटिबद्ध 
हो गए । खालसा की स्थापना का एक सामाजिक परिणाम यह हुआ कि आगे के लिए 
सिक्‍खों के लीडर शहर के खत्रियो की बजाय माझा के जाट बन गये। खालसा की 
स्थापना के साथ-साथ जाटों की राजनीतिक शक्ति को बढावा मिला और समय शाने 
पर उन्होने सत्ता अपने हाथ मे ले ली । 


झानन्वपुर का पहला युद्ध (सन्‌ ।704)  खालसा की स्थापना के बाद 
पहाडी इलाकों में सिक्खों का विशाल समूह और उन्तकी फौजी कारवाइया पहाडी 
रोजाओ के लिए एक खतरा बन गईं । उनको शअ्रपनी सत्ता और साथ ही मुगल साम्राज्य 
की झोर से कारवाई का भय हो गया । बिलासपुर के राजा भीमचन्द ने जो कि उनके 
'बिल्कुल भिकठ थे गुरु साहब से झानन्दपुर की भूमि का कई सालो का किराया 
भाँगा | किराया व देने पर भीमचन्द ने बाकी पहाडी राजाओो के साथ मिलकर उनके 
विरुद्ध फौजी कारवाई की | गोविन्द सिह ते आननन्‍्दपुर के किले में अपने साथिग्रों समेत 


शान्तिमय सिक्‍खो से सशस्त्र खालसा #8॥ 


डटकर मुकाबला किया और आक्रमणकारियो को भगा दिया। पहाड़ी राजाओो ने गुरु 
साहिब के विरुद्ध अपनी कारवाई विफल होने पर बाहरी तौर पर उनसे सुलह कर ली 
परन्तु साथ ही साथ उनके विरुद्ध मुगल सम्राट्‌ औरगजेब के पास यह रिपोर्ट कर दी 
कि गुरु साहिब फौजी तेयारियो में लगे हुए है और उन्होने अपनी शक्ति बहुत बढा ली 
है । परिणामस्वरूप सरहिन्द और लाहौर के सूबेदारों को हुकम दिया गया कि वह 
पहाडी राजाओ के साथ मिलकर गृरु गोविन्द सिंह के विरुद्ध कडी कारवाई करे | 
मुगल सम्राट की सहायता के साथ भी पहाडी राजा गुरु गोबिन्द सिंह को पराजित 
ने कर सके । तब उन्होने उनके साथ सन्धि कर ली । 

गुरु गोबित्द सिह अपनी सुरक्षा के लिए आनन्दपुर से हटकर निर्मोह चले गये । 
वहा से चलकर उन्होने बसौली के स्थान पर रहना छुरू कर दिया। शअ्रतत पहाडी 
राजाओ ने गुरु साहब से सुलह करके उनको आनन्दपुर लौट आने के लिए प्ररित किया । 

आननन्‍्वपुर की दूसरी लड़ाई (सन्‌ 705 ) बाहरी तौर पर सुलह करने के 
बावजूद पहाड़ी राजा गुरु गोबिन्द सिंह के विरुद्ध षड़यन्त्र रचते रहे । उन्होंने मुगल 
सम्राट औरगजब जो कि उस समय दक्षिण मे था, के पास यह शिकायत भेजी कि गुरु 
साहिब का झानन्दपुर मे रहना पहाडी राजाओं और मुगल साम्राज्य के लिए खतरा 
है । वास्तव में जो खालसा गुरु साहब के पास आनन्‍्दपुर मे आ गए थे उनको अपने 


लिए रसद इत्यादि पहाडी इलाको से प्राप्त करनी पडती थी । इसीलिए इस इलाके में 
आतंक फैल गया था । 


पहाडी राजाओं और लाहौर और सरहिन्द के मुगल सूबेदारों को बिलासपुर के 
राजा की सहायता के लिए सम्राट ने आदेश दिया श्रौर बडी सख्या मे फौजो ने 
आननन्‍्दपुर को घेर लिया | किले के अन्दर रसद खत्म हो गई और गुरु साहब के साथियों 
की बाहर निकलने की कोशिश निष्फल रही । ऐसी स्थिति में गुरु साहब के साथियों 
के लिए आनन्दपुर मे ठहरना कठिन हो गया। गुरु गोबिन्द सिंह आनन्दपुर छोडना 
नही चाहते थे। उनके 40 साथियो ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके उनसे प्रार्थना की 


कि वह आनन्दपुर छोडना चाहते है, चाहे उनको भपना धर्म भी छोडना पडे । उनके 
कहने पर गुरु गोबिन्द सिंह ने उनसे ऐसा पत्र लेकर उन्हे जाने दिया । 


जब और ज्यादा मुकाबला करना असम्भव हो गया तो गुरु साहिब ने श्रानन्दपुर 
को इस आइवासन पर छोडना मान लिया कि उनको वहा से सकुशल जाने दिया 
जाएगा । इस समभौते के झ्राधार पर आनन्दपुर को छोडने की तैयारी की गई। 
सब कीमती वस्तुएं बाँद ढी गई और बाकियों को आग लगा दी गई। उनके किला 
खाली करने के बाद मुगर्लों और पहाडी राजाओो ने अपने वचन का पालन नही किया | 
अभी वे आनन्दपुर से कुछ मील ही गए थे कि सिरसा नदी पार करते समय उनपर 
श्राक्मण कर दिया गया | इस भगदड मे गुरु गोबिन्दर्सिह की माता उनके दो छोटे 
साहिबजादों समेत उनसे बिछुड गईं। उनके परिवार के एक पुराने सेवक ने उन के 
दोनों सुपुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मोरिडा की कोतवाल को सौप दिया 
जिस ने उनको सरहिन्द के गवर्नर वजीरखा के पास भेज दिया । दोनो साहिबजादों 


78 पजाब का इतिहास 


को जैसा कि इतिहास मे वर्णित है सरहिन्द (जिस को अब फतेहगढ साहिब भी कहते 
है) मे जीवित दीवार मे चुन दिया गया। इस दुघंटना के कारण माता गुजरी भी 
परलोक सिधार गई । 

चमकौर का युद्ध (सन्‌ 705) गुरु साहिब बडी मुश्किल से अपने थोडे 
से साथियो के साथ चमकौर पहुँच सके | वहा जाकर उन्होने एक छोटे से किले मे 
जितनी देर हो सका दुब्मन का मुकाबला करने की कोशिश की । उनके साथी 
छोटी-छोटी ट्कडियो मे बाहर आकर मुकाबला करते हुए मारे गये और उनके दोनो 
सुपुत्रन अजीत सिंह और जुकार सिंह भी शहीद हो गये | अपनी शक्ति का ह्वास होते 
देखकर ग्रु गोबिन्दसिह चमकौर से बडी मुदिकल से भेष बदलकर चले गये ' 

चमकौर के बाद गृह गोबिन्द सिह सतलुज के किनारे जगलो मे होते हुए माछी- 
वाडा पहुँचे । वहाँ उनको उनके भक्त गुलाबा और पजाबा ने पहचान लिया और उनको 
सरक्षण दिया । (जिस स्थान पर गुरु गोविन्द सिंह को पहचाना गया था और जिस 
मकान में वह ठहरे थे उनके स्थान पर आजकल गुरुद्धारा चरन कमल स्थापित है।) 
माछीवाडा से बचकर आगे जाने के लिए गुरु साहिब को एक मुसलमान पीर के नीले 
कपडे धारण करवा कर एक चारपाई पर बिठा कर उनके दो माछीवाडे के मुसलमान 
मित्र गली खा, नबी खा की सहायता से निकालने का प्रबन्ध किया गया था| माछीवाडा 
से कुछ दूर जाकर मुगल फौजो के पहुचने पर उनसे पूछताछ की गई । परन्तु उनके 
पुराने मुसलमान गुरु कहने पर कि वह उच्चकोटि के प्रसिद्ध मुसलमान पीर है, जो कि 
उस इलाके भे दौरा कर रहे हे, उनको आगे जाने दिया गया । 

माछीवाडा से बचकर रायकोट पहुचने पर उनको अपने दो छोटे लडकों को 
सरहिन्द मे दीवार मे चुने जाने का शोक समाचार मिला । इसके वाद उन्होंने मगलराज्य 
का अन्त करने का दृढ निश्चय कर लिया | रायकोट से चलकर दीता मे उन्होने अपने 
एक पुराने मसन्द के पुत्रों के पास विश्राम किया और यहा से ही मगल सम्राट औरगजेब 
को वह प्रसिद्ध लम्बा पत्र लिखा जिस को “जफरनामा” कहते हैं । इस लम्बे पत्र मे 
उन्होंने मुगल अत्याचारों का विशेष वर्णव किया और अपने परिवार के विरुद्ध किये' 
गये श्रत्याचारों का बडे स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया। दीना से आगे गुरु गोबिन्द सिह 
'खिदराना पहुँचे । 

खिदराना का युद्ध (सन्‌ 7706 ) खिदराना के मरुस्थल में पहच कर 
गुरु साहिब ने अपनी रक्षा का प्रवन्ध किया। इस स्थान पर उनके बहुत से साथी 
उत्तके पास पहुँच गये । सरहिन्द के सूबेदार वजीर खा ने उनके विरुदध सेना भेजी । 
इस युद्ध मे गुरु साहिब के वे 40 साथी जो कि उनको आतनन्दपुर साहिब मे 
छोड गए थे, बडे उत्साह से लडे और शहीद हुए। गरु साहिब ने उनको भुक्‍तो की 
उपाधि प्रदात की और इस स्थान का नाम इसी कारण मृवतसर रखा गया और भादो के 
शुभ अवसर पर यहाँ हर साल मेला लगता है और विशाल सरोवर में स्तान करने 
के लिये लोग दूर-दूर से आते हैं । 


शान्तिमय सिक्‍खो से सशस्त्र खालसा 79 
दीना से श्रागे चलकर गुरु साहिब तलबडी साबो, (दमदमा साहिब) जाकर 
ठहरे । यह स्थान श्रधिक सुरक्षित था । तलबडी में उनको कुछ अवकाण मिला । 
उसका उन्होंने काफी लाभ उठाया। एक साल के थोडे समय मे उन्होंने अपना ध्यान 
साहित्यिक कामो की तरफ दिया और आदि ग्रन्थ को सम्पन्त किया जिसमे गुरु तेग- 
बहादर के कुछ शब्द भी शामिल किए और उन्होने अ्रपनी प्रसिदृध रचना “दशमपातशाह 
का ग्रन्थ ” लिखा । गुरु साहिब की साहित्यिक रचनाओं के कारण ही दमदमा साहिब 
को “गुर की काशी” भी कहा जाता है। इसी काल मे गूरु साहिब ने पजाब के दक्षिण 
पश्चिमी भाग मे सिक्‍्ख घर्मं का प्रचार किया। मालवा में सिक्‍्ख धर्म का प्रचार उन 
के इस इलाके मे कुछ मास ठहरने का परिणाम माना जाता है । इसी स्थान से 
गुरु गोबिन्द सिंह ने एक और पत्र औरगजेब को लिखा जिसमे उन के वजीर खा 

सुबेदार सरहिन्द के विरुद्ध कारबाई करने के लिए स्मरण कराया गया था । 
ऐसा प्रतीत होता है कि उनके दूसरे पत्र के मिलने पर मुगल सम्राट ने महसूस किया 
कि गुरु साहिब के साथ बडा अन्याय हुआ है । यद्यपि श्रौरगजेब ने वजीर खा के विरुद्ध 
कोई कारवाई नही की तथापि उसने हुकम दिया कि उनके विरुद्ध और कोई कारवाई 
न की जाए और उनको मिलने के लिए बुलाया | गुरु गोबिन्द सिंह अभी राजपूताना 
तक ही पहुंचे थे कि उनको 2 मई, !907 को औरगजेब की मृत्यु का समाचार 
मिला | औरगजेब के मरने के पद्चात्‌ उनके बेटों में गददी पर बैठने के लिए युद्ध 
आरम्भ हो गया । शहजादा मुश्रजज्म बहादुरशाह के ताम से नया मुगल सम्राट बना । 
यह शहजादा गुरु साहिब के कट्टर विरोधियों मे नहीं था क्योकि वह भाई नन्‍्दलाल 
का जो कि गुरु साहिब के भक्‍त थे, आदर करता था। गुरु साहिब मुगल सम्राट को 
झ्रागरा के स्थान पर मिले। कहा जाता है कि सम्राट ने उनका स्वागत किया और 
उनको काफी उपहार दिये। मुगल सम्राट और किसी किस्म की कारवाई किये 
बगैर दक्षिण की ओर अपने भाई काम बर्श के विरुद्ध कारवाई करने के लिए चला 
गया । गुरु साहिब अपने कुछ साथियों समेत बहादुर शाह के साथ दक्षिण की ग्रोर 
चल पडे | नानदेड के स्थान पर (जो कि आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी के किनारे स्थित 
है) वह अपने खेमे मे अकेले थे जब उन पर दो पठानो ने छूरे से वार करके उनको 
जर्मी कर दिया । कुछ दित पश्चात्‌ जरुम के खुल जाने और ज्यादा रक्त बहने के 
कारण अपने अन्तिम समय को निकट जानकर गुरु साहिब ने अपने साथियों को पास 
बुलाया और उनको आदेश दिया कि उनकी मृत्यु के परचात्‌ वह केवल धर्म ग्रन्थ को 
ही गुरु माते भऔर गुरु परम्परा आगे से बन्द समझी जाये। इस प्रकार 7 अ्रक्तूबर, 

708 की रात को गूरु साहिब परलोक सिधार गये । 
गुरु गोबिन्द सिह के चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन : 
गुरु गोबिस्द सिह एक जन्मजात नेता और पंजाबियों के प्रेरक 

गुरु गोबिन्द सिंह अपने विशेष गुणों के कारण जन्म से ही नेता थे। वास्तव 
मे वह पजाबियो के नेतृत्व के लिए एक आदर्श व्यक्ति थे क्योकि वे उनकी प्राकाक्षाओ्रो 


शभ्ौर उमगो के प्रतीक थे। गुरु गोबिन्द सिह ऐसे महान व्यक्ति थे जो कि अपने 
जीवन काल में ही लोगो के आदर बन गए। उनको लोग “नीले घोडे दा सवार, 
“चिट्टिया बाजा वाला और “कलगिया वाला” कह कर पुकारते थे | गुरु गोबिन्दसिह 
एक सच्चे योगी, वास्तविक नेता, एक सत, सिपाही और नीतीवान थे | उनके विशेष 
कार्यो का वर्णन विशेष गुणों के आधार पर इस प्रकार किया जा सकता है * 

] संत: गुरु गोबिन्द सिंह उतने राजनीतिक या फौजी लीडर नही थे, 
जितने कि एक सत और धार्मिक नेता थे । उनके जीवन का उद्देश्य जैसा कि उन्होने 
खुद ही “विचित्र नाटक” से स्पष्ट किया है श्रधर्म और श्रन्याय का नाश करके धर्म 
की रक्षा करना था। अगर उन्होने अपने साथियों को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रेरित 
भी किया तो केवल इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए | 

2 विद्वात्‌ गुरु गोबिन्द सिह अपने समय के उच्च कोटि के विद्वान थे | 
उन्होने अपने समय मे कितनी ही भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। वह सस्क्ृत, 
फारसी, ब्रज भाषा, और पजाबी के बहुत अ्रच्छे ज्ञाता थे | उनकी इन सब भाषाश्रों मे 
रचनाओो से सिद्ध हो जाता है कि इत भाषाओं मे उनको विशेष गति प्राप्त थी । 
अपने आ्रानन्दपुर काल मे उन्होने भ्रपने दरबार को बडे-बडे विद्वानों से सुसज्जित किया । 
उनकी महानतम रचना “दशम पातशाह का ग्रल्थ”, “विचित्र नाटक” और फारसी मे 
“जफर नामा” उनकी विद्धत्ता के प्रमाण है | 

3. सगठनकर्ता इन विशेषताओ्रो के साथ-साथ गुरु गोबिन्द सिंह का 
सबसे बडा गुण यह था कि वह बडे महान सगठनकर्ता और संयोजक थे । इन्दृभूषण 
बैनर्जी के शब्दों मे “गुरु गोबिन्द सिह अपने समय के श्रद्वितीय निर्माता थे । उन्होने 
अपनी योग्यता से सिक्‍खो को पुनर्जन्म दिया और खालसा की स्थापना से उनमे नये 
जीवन का सचार किया। खालसा ससस्‍्था की स्थापना एक चकित कर देने वाली 
बात थी और यह गुरु गोविन्द सिह की महान सूकबूक और सगठन शक्ति का एक 
ज्वलत प्रमाण है। 

4. सिपाही के रूप से. गुरु साहिब ने अ्रपने श्रारम्भिक जीवन से ही सशस्त्र 
विद्रोह की तेयारी आरम्भ कर दी थी। शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करके उन्होने 
कई युद्धों मे श्रपनी वीरता और कौशल का परिचय दिया। उन्होने सशस्त्र विद्रोह 
अपने किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया बल्कि धर्म युदूधः के लिए 
किया था। 

साधारण रूप में भी गुद गोबिन्द सिंह का स्थान बड़ा ऊँचा है। यदि उनको 
एक युग पुरुष कहा जाये तो श्रनुचित न होगा । उन्होंने उस समय के सिक्‍खों की 
स्थिति का पूर्ण अध्ययन करके ऐसे सुधार किये जो कि बड़े दूरगामी शौर महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध हुए, जो सिक्खों मे एक तरह से कायाकल्प करने वाले थे | सबसे पहले उन्होने 
सिक्‍खों में फूट के कारण मसनन्‍्द प्रथा, जो कि उस' समय तक बडी कश्रष्ठ हो चुकी 
थी और जिस के कारण ससंद गुरु को दी गई भेंट खुद हडप्प कर लेते थे और साथ 


गुरु गोबिद सिंह 8! 


ही गुरु के विरोधियो की सहायता से सिक्‍खो में फूट डालते थे, का सदा के लिए श्रन्त 
क्र दिया और गुरु निमित्त सिक्‍खों को सीधे भेट करने का आदेश दिया । 
इसी तरह गुरु श्रथा जो कि एक ही परिवार में होने के कारण काफी वाद- 
विवाद पेदा करती थी का भी उन्होने भ्रत्त कर दिया । गुरु साहिब ने अनुभव किया 
था कि जब भी नये गृरु बनते थे उसी समय उन्ही के परिवारों मे उन के विरोधी भी 
उत्पन्न हो जाते थे । श्रत उन्होने यह निर्णय बडी गम्भीर सोच विचार के बाद लिया 
और इस प्रकार सिक्खो में फूट का एक बडा कारण दूर कर दिया गया । 
गुरु गोबिन्द सिंह ने सिकखो मे ऐसी शक्ति का सचार किया जो कि कभी समाप्त 
न होने वाली थी । सारे सिक्‍्खो को खालसा का रूप देकर उन्होने उनको लगातार 
सघर्ष के लिए तैयार कर दिया । इस तरह उन्होंने एक ऐसी शक्ति पैदा कर दी जो 
कि कभी समाप्त न होने वाली थी। 
गुरु गोबिन्द सिह ने अपनी योग्यता से एक नये समाज की नीव रखी जो कि 
लोकतस्त्रीय थी और पजाबियो के जीवन के बिल्कुल अनुकूल थी । 
गुरु गोबिन्द सिंह के गुरु बनने के समय जहा पर घोर निराशा और सकट का 
सामना था उनके चरित्र और उपलब्धियो से उनके जीवन में ही यह स्पष्ट हो गया 
था कि उन्होने सिक्‍्खो को एक ऐसा रूप दिया है और ऐसी शक्ति प्रदान की है जोकि 
उनकी रक्षा के लिए हमेशा जीवित रहेगी ! 
प्रइन 
]. एुफ्रढ श्ञा०्यांलई४आ 46ए8ए पडछ॑ 099 ठफए (0970 5087 | प्रशातधि।2 
]78 98076 88 88-78509807 800 ग्रपा787 त8/9-?! 
“गुरु गोबिन्द सिंह जी ने अपने अनुयायियों को बताया कि मानव अ्रपती 
प्रतिष्ठा व आत्मसम्मान को बनाए रखकर ही ऊँचा उठ सकता है।” 
व्याख्या कीजिए | 
2, 00ग्रचका ० एफ्शाशीवा?83 इॉश्ांथाठाया “7%6 880 800808 07 
+76 श(॥98 छींटपएशडमाए 707566 76 40प्7/क्षा। 878/8768 07 8 रंशापुपा- 
8960 9९006 बात 60 परह्या जाएं 6 ॥0079 (0प९7 7007 00878 
97 802 धर] 768007॥ 70 गह004 8508704709, |78 [970फ07 80- 
॥07208 - ० पड एप्पाए/ ० एछणर्पए जाणा गबत 000 छा९१०ा०० 
४ए २६॥७८,”” 
“सिकक्‍्खों के अन्तिम गुरु मे दलित लोगों की प्रसुप्त कमंशक्ति को पुत्र 
प्रभावपूर्ण ढग से जाग्रत किया और उनके मनो मे राष्ट्रीय भ्रभुत्त और 
सामाजिक स्वतन्त्रता जैसी पवित्र एवं आदर्श भावनाशों को भर दिया। 
एतदर्थ समुचित बात यही थी कि शुद्ध हृदय से (सतनाम की) उपासना 
की जाए जिसका कि गृरु नानक ने उपदेश दिया था।” कनिधम के इस 
कथन पर टीका-ठिप्पणी कीजिए । 
3, “एल्‍॥०एछ 2०05० 96 फ्रांइ॥0 8ए6 - ०ए6९॥, एप्रण० 0ांगव करा एव5 


44 


सिक्‍ख गुरुओं क मुगल सम्राटों के साथ संबंध 
(सन्‌ 4526 से 708 तक ) 


गुरु नानक 

सबसे पहले गुरु नानक देव को भारत में मुगल सम्राट बाबर से वास्ता पडा था । 
उस समय भारत का सम्नाट्‌ बनने के लिए वह पजाब को अपने अधिकार में ले रहा था 
और इसके लिए उसने कई बार आक्रमण किए थे । वस्तुत वह अपनी इन' विजयो को 
लोधी सुलतानों पर विजय पाने के लिए साधन बनाना चाहता था । दैवयोग से बाबर 
के पजाब पर चौथे आक्रमण के समय सन्‌ 524 में गुर तानक देव उस समय 
एमनाबाद पधारे हुए थे जबकि बाबर ने उसपर आक्रमण किया था। चूँकि वहा के 
लोगों ने बाबर का विरोध किया था, अत उस शहर को बाबर ने पूरी तरह से उजाड 
दिया था। गुरु नानक देव ने इस अत्याचार का दृश्य अपनी आँखों से देखा था। वह 
खुद भी बाबर के बन्दी के रूप मे दूसरे एमनाबाद निवासियों के साथ जेल में डाल 
दिये गये थे। कहा जाता है कि सारे बन्दियों की तरह उनको भी चक्की पीसने की 
सजा दी गई थी। बाबर को सत महात्मा के कैदी बनाये जाने का पता लगने पर 
उनको बाबर के सामने लाया गया और उसने उनकी महानता से प्रभावित होकर 
उनको छोड दिया। 

बाबर के श्रत्याचारो के कारण एमनाबाद की तबाही भर लोगो की उनके हाथो 
दुदंशा का वर्णन गुरु नानक देव ने बड़े माभिक शब्दों मे किया है। साधारण लोगो के 
दुख का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा था कि “पाप दी जज ले काबूलों धाया . ” । 
इस भ्रत्याचार से भ्रनेक लोग बेघर हो गये थे और अनेक स्त्रियो की मॉँगों के सिदुर मिट 
गये थे । उन्होने लोगो की बेबसी का लोमहर्षक और प्रभावशाली वर्णन किया और 
लोघी सुलतानो को भ्रच्छी तरह फटकारा । जहाँ बाबर की बबंता को उन्होने “पाप दी 
जंज” कहा है, वहाँ लोधी सुलतानों को “कृत्तो” की उपाधि भी प्रदान की है । पजाबियों 
की दुबंलता को भेड़ों का एक रेवड कहते हुए बाबर को एक भयानक भेड़िया कहा 
गया है । पजाब कौ राजनीतिक भ्रस्थिरता को उन्होंने “बन यौवन बैरी भये” शब्दों भे 
बड़ी अ्रच्छी तरह से वर्णन किया है, क्योंकि उस समय किसी की सम्पत्ति और स्त्री 
सुरक्षित नही थी। 

84 


सिक्‍ख गुरुओ के मुगल सम्राटो के साथ सबघ 85 


इस तरह से गुरु नानक देव जी का प्रथम सम्पर्क भारत के प्रथम मुगल सम्राट 
के साथ अमित्रतापूर्ण था ।; गुरु नानक देव जी का उद्देश्य उस समय नितात सामाजिक 
और धामिक था और उनके आन्दोलन का अभी कोई राजनीतिक स्वरूप नहीं था। 
इसलिए इस पहली दुखद मुलाकात के बाद बाबर अपने साम्राज्य की स्थापना 
मे और गुरु नानक देव अपने धर्म प्रचार मे लग गये और उनका एक दूसरे का कोई 
सम्पर्क या सघर्ष नही हुआ । 

वाबर के मरणोपरान्त उनके पुत्र हुमायूँ के समय में भी गुरु नानकदेव को 
अ्रपने धर्म प्रचार मे मुगलो की तरफ से किसी किस्म की कोई कठिताई नहीं हुई । 
इसका सबसे बडा कारण यह था कि उनका आन्दोलन बिल्कुल शान्तिमय था श्रौर 
हुमायूँ श्पने राज्य काल मे बहुत सी मृह्िकलो मे फेंसा रहा था । 
गरु अ्रंगद देव (सन्‌ 538-552) 

गुरु श्रगद देव के गान्तिमय आन्दोलन पर भी जो कि हमायूँ के काल तक 
सीमित था, मुगलो की तरफ से कोई आपत्ति नहीं हुई। केवल एक घटना सम्नाद्‌ 
हुमायूँ के साथ सम्पर्क की उस समय हुई जब कि हुमायूँ शेरशाह-सूरी से पराजित हो कर 
उत्तर पद्िचमी भारत से होकर ईरान जा रहा था। गोईदवाल के स्थान पर वह गुरु श्रगद 
को मिलने के लिए उत्मुक था परन्तु गुर जी उस समय पूजापाठ मे लगे हुए थे । कहा जाता 
है कि हुमायूँ ने गुरु जी के मिलने में देरी करने की वजह से उत्तेजित हो कर तलवार 
निकाल ली थी । गुर जी को इसका ज्ञान हो गया और मुलाकात के समय उन्होंने 
सम्राट हुमायूँ को बडे तरीके से फ्राड डाली | “आपको अ्रगर तलवार पर इतना ही 
मान था तो इसको शेरशाह सू री के विरुद्ध क्यो नही बरता । सम्राट्‌ को सतो के विरुद्ध 
तलवार खीचना शोभा नही देता | हुमायूँ के लज्जित होने पर और गुरु साहिब से 
आशीर्वाद भागने पर गुरु साहिब ने कहा जाता है, उनको दोबारा राज्य मिलने का 
आइवासन दिया, परन्तु कुछ देर रुकने के बाद । 
गुरु श्रमरदास (सन्‌ ! कं 022 ]0 24.) 

गुरु अमरदास को सम्राट्‌ अकबर से सम्पकै का उस समय अवसर मिला था 
जब कि वह बाबा फरीद के / मकबरे की यात्रा के लिए पाकपटन जा रहे थे। गुरु 
अमरदास की सादगी और भक्ति का उनपर बडा अच्छा प्रभाव पडा। कहा जाता 
है कि अ्रकबर ने उनको लगर के लिए कुछ घन और जागीर देने की इच्छा व्यक्त की 
थी परल्तु गुरु साहिब के अस्वीकार करने पर ऐसा कथित है कि उनकी सूपृत्री के 
लिए अमृतसर के निकट कुछ गाँव जागीर के तौर पर दे दिये थे। 
गुरु रामदास (सन्‌ !574-]58 ) 

गुर रामदास के सबध सम्राट अकबर से और भी मैत्रीपूर्ण हो गये क्योकि उनको 
गुरु अमरदास के विरुद्ध गोईन्दवाल के हिंदुओं और मुसलमानों की तरफ से की गई 
शिकायत के सम्बन्ध में सम्राट्‌ अकवर से मिलना पडा था। मुगल सम्राट उनके परोप- 


86 पजाब का इतिहास 


कारी जीवन से बहुत प्रभावित हुए थे । इसलिए उन्होने गुरु रामदास को श्रमृतसर के 
सरोवर और शहर की स्थापना केलिए 500 बीघे भूमि बहुत सस्ते भाव पर दे दी थी । 


चूंकि मुगलो की सेना के बहुत देर लाहौर के निकट ठहरने पर लोगो को काफी 
नुकसान उठाना पडा था, भ्रत गुरु रामदास के, कहने पर सम्राट अकबर ते एक साल 
का भू-राजस्व भी माफ कर दिया था। सम्राट अ्रकबर के साथ अच्छे सबध होने के 


कारण गुरु रामदास की प्रतिष्ठा बहुत बढ गई थी । इस कारण उनको अपने धर्म के 
प्रचार मे बहुत सहायता मिली और सफलता प्राप्त हुई थी । 
गुरु श्रजु ल देव (सन्‌ 758-606 ) 

पाँचवे गुर के सबंध सम्राट अकबर के समय मे (सन्‌ 556 से 605 तक) 
अकबर से पहले की तरह ही बडे घनिष्ट और मित्रतापूर्ण रहे । परन्तु अकबर की 
मृत्यु और जहाँगीर के सम्राट्‌ बनने पर (606-]627) उनके सबंध एकदम खराब 
हो गये । इसका कारण जहाँगीर का धर्म के मामले में अनुदार होना और कुछेक 
दूसरी घटनाएँ थी जिन को राजनीतिक रूप दे दिया (गया और परिणामस्वरूप गुरु 
अर्जुत देव को शहीदी प्राप्त हुई । 

जहाँगीर के सम्राट बनने पर मुल्ला पार्टी का प्रभाव बढ गया और इस्लाम का 
क्रूर रूप लोगों के सामने आने लगा। इसके साथ ही गृरु श्र्जुन देव की बढती हुई 


शक्ति और उनके प्रभाव को भी मगल सम्राट के सम्मख गलत रूप में पेश किया गया । 
दुर्भाग्य से शहजादा खुसरों की बगावत गरु साहिब के बारे में मुगल सम्राट के 
विचारों को बिगाडने का सबसे बडा कारण बनी । अपने पिता के विरुद्ध असफल 


होने पर खुसरों अ्रपती जान बचाने के लिए पजाब की तरफ से भागा था और गुरू 
अर्जुन देव की सेवा मे पहुँचने परः उन्होने उसको कुछ घन दिया था और उसके माथे 
पर तिलक भी लगाया था । गूरु साहिब के विरुद्ध उनके विरोधी पृथिया, मीण और 
उसके मुसलमान सहायक अफर सुलही ने काफी प्रचार कर रखा था। रही-सही कसर 
चन्दू शाह ने पूरी कर दी जिस की सुपुत्नरी का रिवता गुरु साहिब ने अपने पुत्र हरगोबिन्द 
के लिए श्रस्वीकार कर दिया था। सब कारणो से मुगल सम्राद ने गुरु साहिब को 
दण्ड देने का निर्णय किया। जहाँगीर ने अपने ही शब्दों में अपनी श्रात्मकथा मे इस विषय 
पर अपने विचार प्रकट किए है जिनका उल्लेख हम पहले ही कर चूके है (देखिए पृ० 

: ]0 तथा पृ०53)। परिणामस्वरूप गुरुजी को पकड कर सम्राट्‌ के पास लाया गया और 
उनको दो लाख रुपया दण्ड इस बात के लिए दिया गया कि उन्होने प्रन्थ साहिब में 
इस्लास के विरुद्ध अनुचित दाब्द लिखे हैं । गुरुजी के इन्कार करने पर उनको बड़ी कठोर 
यातना के साथ मृत्यु दण्ड दिया गया । 

* शुरु भर्जुन देव की शहीदी ने सिक्ख गुरुओ और मुगल सम्राटो के संबध को एक' 
नया मोड दिया । गूरु अर्जुन देव ने मरते समय श्रपने उत्तराधिकारी हरगोबिन्द को यह 
सदेश दिया, “अगर अपने धर्म की रक्षा करनी है तो उत्तको पूरी तरह शस्त्र धारण 
करके सिंहासत पर बैठना चाहिये । 


सिख गुरुओ के मुगल सम्राटो के साथ सबध 87 


गरु हरगोबिन्द (सन्‌ 606-645) 

अपने पिता की शहीदी के बाद हरगोबिन्द को मुगल सम्राटो के साथ अपने सबधों 
में बडी सूक-बूक से काम लेना पडा । एक ओर अपने पिता के आदेशानुसार उनको अपनी 
ओर अपने धर्म की रक्षा के लिए दस्त्र धारण करना अनिवायं॑ था। दूसरी ओर मुगल 
साम्राज्य से चतुराई से बचाव भी करना था। हरणगोबिन्द ने अपनी अच्छी तीति का 
परिचय इस रूप मे दिया कि वह ऊपर-ऊपर से अपने आपको मृगल सम्राटों का मित्र 
और उनकी श्राज्ञा मानने वाला बताते रहे और साथ ही साथ अपनी शक्ति बढाने और 
रक्षा प्रबन्ध मजबूत बनाने मे लगे रहे । ] साल की उम्र में गुरु बनने पर ऐसी 
कठिन स्थिति का अच्छी तरह से सामना करना उनकी योग्यता को सिद्ध करता है । 

गुरु हरंगोबिन्द को मुगल संम्राद्‌ जहाँगीर की उनके पिता के प्रति कट्टर 
नीति का परिणाम भुगतना पडा । पिता की मृत्यु पर गुरु हरगोबिन्द को उनके ऊपर 
लगाये गये दण्ड का रुपया देने के लिए कहा गया और उनके न देने पर उनको ग्वालियर 
के किले मे राजनीतिक बन्दी बनाकर भेज दिया गया । वह कितने समय तक ग्वालियर 
जेल में रहे इस बारे मे कुछ मतभेद है। कुछ इतिहासकार इस समय को दो साल और 
कुछ 9 साल कहते है , मोहसन फानी ने लिखा है कि गुरु हरगोबिन्द को 2 साल 
ग्वालियर के किले मे रखागया था और मुसलमान सत मिया मीर के कहने पर उनको 
और बहुत से दूसरे राजनीतिक बन्दियो को छोड दिया गया था | इसी कारण उनको 
“बन्दी छोड बाबा” भी कहा जाता है । 

गुरु हरगोबिन्द ने जहॉगीर को और ज्यादा नाराज न करते हुए अपनी सैमिक 
शक्ति काफी बढा ली थी जिससे उनकी अपनी रक्षा निश्चित हो गई और उनके 
साथियों का साहस बढ गया था | यह सब उन्होने उस सकठ का सासना करने के 
लिए किया था जिस का उन्हे विश्वास था कि मुगल सम्राट के साथ उनके सबधों 
में एक न एक दिन अवश्य पैदा होगा । वास्तव मे ऐसी स्थिति सम्राट शाहजहों के 
समय (627-656) में पैदा होगई। शाहजहा के कट्टर धामिक विचारों के 
कारण उनके सबध बिगडने शुरू हो गये थे । उस समय गुरु साहिब की बढती हुई 
सनिक दाक्ति, लाहौर के मुसलमान काजी की बेटी “कौला” के गुरु के पास जाने 
और शाहजहा' के उस फर्मान जिस 'के द्वारा उन्होंने मुसलमानों के किसी भ्रौर 
धर्मं मे प्रवेश के विरुद्ध जारी किया था, से स्पष्ट हो गया था कि मुगलों से एक न 
एक दिन संघर्ष अवश्य होगा। 

ऐसे वातावरण मे छोटी-छोटी घटनाएँ गभीर रूप घारण कर गईं और गुरु 
हरगोबिन्द को मुगलो के विरुद्ध खुले तौर पर युद्ध करना पडा। इसका प्रमाण तीन 
विशेष लडाइयो से मिलता है जो गुरु हरगोबिन्द ने शाहजहाँ के काल मे श्रमुतसर, 
सन्‌ 628, लेहरा सन्‌ 463] और करतारपुर सन्‌ 4634 भे लडी थी। चाहे गुरु 
साहिब को या मुगलो को पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं हो सकी थी परन्तु गुरु 


88 पंजाब का इतिहास 


हरगोबिन्द ने यह साबित कर दिया था कि उनकी सनिक शक्ति इतनी हो गई है कि 
वह खुले तौर पर मुगल राज्य को चुनौती दे सकते है । 

सन्‌ 634 के पदचात्‌ गृरु हरगोबिन्द ने अपनी पारिवारिक स्थिति और आयु 
अधिक हो जाने के कारण मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष त्याग दिया था 
और अपनी आयू के अ्रन्तिम 0 साल कीरतपुर के स्थान पर शान्ति से धर्म प्रचार मे 
बिलाये थे । उन्होने यह उचित समभा था कि मुगलो का अधिक विरोध करके उन को 
सिक्‍खो के दमन के लिए न उकसाया जाए। 
गुरु हर राय (सन्‌ 645-66) 

गुरु हरगोबिन्द की इच्छा और आशा के बिल्कुल विपरीत गुरु हर राय बहुत 
ही ज्ञान्तिमय स्वभाव के व्यक्ति थे । उनके गुरुकाल में मुगलों के साथ सबंध मित्रता- 
पूर्ण थे । उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को तो बनाये रखा पर किसी प्रकार के संघर्ष को 
मोल नही लिया । कहा जाता है कि गाहजहाँ के बडे पूत्र दारा के साथ उनके बहुत 
अच्छे सबध थे और दारा के बीमार होने पर गुरु हर राय ने उनके लिए दवाई भी 
भेजी थी जिससे वह स्वस्थ हो गया था। दारा के साथ अच्छे मबध होने का परिणाम 
यह हुआ कि औरगजेब के सम्राट्‌ बनने पर उसने गरु हर राय को दारा की सहायता 
के लिए दण्ड देना चाहा । औरगजेब ने गुरु हर राय से ग्रन्थ साहिब में मुसलमानों के 
विरुद्ध उल्लिखित कुछ शब्दो की समीक्षा करने के लिए कहा । गुरु हर राय ने एतदर्थ 
अपने सुपुत्र रामराय को स्पप्टीकरण के लिए दिल्ली भेजा । रामराय ने भ्पनी चतुराई 
से यह व्याख्या की कि वास्तव मे मुसलमान हाब्द की जगह वे-ईमान'” शब्द होना 
चाहिये था । जिस से मुगल सम्राट्‌ को गुरु साहिब के विरुद्ध कारवाई करते का अवसर 
तो न मिल सका परन्तु गुरु हर राय ने रामराय की गलत व्याख्या का बहुत बुरा मनाया 
और यही कारण था कि गुरु हर राय ने उनके स्थान पर उनके छोटे भाई हरकिशन 
को गुरु नियुक्त कर दिया । गुरु हर राय ने रामराय की चतुराई को उनकी कायरता 
समभा और उनसे इस कारण नाखृश हो गये कि उनमे सच्चाई को बयान करने 
का साहस न होने के कारण उनको गुरु बनाना उचित नहीं होगा । 
गुरु हरकिशल (सन्‌!66-664 ) 


गुरु हरकिदन रामराय द्वारा उनके विरुद्ध की गई शिकायत का जवाब देने के 
लिये स्वय औरगज्ञंब को मिलने के लिए दिल्‍ली गये थे और वहाँ पर चेचक से ग्रस्त हो 
कर स्वर्गवास हों गये थे । 
गुर लेगबहुदुर (सन्‌ 7664-675) 

नौवें गुर तेगबहादुर को कट्टर मुसलभान औरगजेब से वास्ता पडा था। साथ ही 
सिक्‍खो के आल्तरिक भगडो से गुरु पद का प्रभाव काफी कम हो' गया था। गुर घराने 
से ही उनके गुरु बनने का विरोध बढ गया था और गुरु कमजोर होने पर मसन्‍्द 
लोग मनमानी कारवाई कर रहे थे। गृर साहिब को ऐसी स्थिति में ज्यादा समय 
पंजाब के बाहर वित्ञानो पड़ा । इसी कारण बहू पधमप्रचार को लिए एक - सिसोदिया 


सिवख गुरुओ के मुगल सम्राटो के साथ सबध 89 


राजपूत सरदार के साथ असम चले गये थे । वहाँ से पटना लौटने पर जहा कि उन्तका 
परिवार ठहरा हुआ था और उनके सुपुत्र गोबिन्द राय का जन्म हुआ था, 
उनको पजाब से चिन्ता और शोकजनक समाचार मिले थे अ्रत उन्होने फिर से पजाब 
लौटना उचित समभा । 

मुगल सम्राट्‌ औरगर्जब के तख्त पर बैठने के बाद उसने अपने कट्टर धार्मिक 
नीति को लागू करने का कायं आरम्भ किया था। उसका उद्देश्य यह था कि भारत को 
“दार-उल-इस्लाम” अर्थात्‌ केवल इस्लाम को मानने वालो का देश बनाया जाए। 
इस उद्देश्य के अनुसार दूसरे धर्म के मानने वालों का इस्लाम मे जबरदस्ती प्रवेश 
कराने का यत्न भी किया गया । इसी नीति पर अमल करते हुए कश्मीर के उस समय 
के मुसलमान गवर्नर शेर अफगन ने घडा-घड वहा के हिन्दुओ को मुसलमान बचाना 
शूरू कर दिया था। ऐसी कठिन स्थिति मे कश्मीरी पण्डितो का एक प्रतिनिधिमण्डल 
(डैपुटे शन) आनन्दपुर के स्थान पर उनकी सेवा मे पहुँचा और उनसे सहायता के 
लिए प्रार्थना की । उनकी द्दंशा से प्रभावित हो कर उन्होने कहा था कि ऐसी गम्भीर 
स्थिति का समाधान करने के लिए किसी महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना होगा । 
इस पर नौ वर्षीय पूत्र गोबिन्द राय ने भोलेपन से यह कहकर उनको अपना बलिदान 
देने ता, की थी कि “आपसे भ्रधिक वीर, महान और साहसी पुरुष कौन हो 
सकता है ” 

गुरु तेगबहादुर के कश्मीरी पण्डितो को यह आश्वासन देने पर कि वह अपना 
बलिदान धर्म की रक्षा के लिए देने को तेयार होगे उन्होने औरगजेब को यह सदेश 
देने की श्राज्ञा दी थी कि अगर गुरु तेगबहादुर को मुसलमान बना लिया जाये तो वे 
सब लोग उनका अनुकरण करेगे । इस उच्च भावना के परिणामस्वरूप उनको 
शहीद होना पडा | 

गुरु तेगबहाद्र के विरुद्ध आरोपो को भी कुछ लोग राजनीतिक रूप देते है। 
परन्तु यह स्पप्ट है कि उन्होने अपनी महान कुर्बानी धर्म की रक्षा के लिये ही दी थी । 
जो राजनीतिक कारण बताये जाते है वे केवल दैवयोग से उत्पन्न हो गये थे | शायद 
उनसे भी प्रभावित होकर मुगल सम्राट ने उनको यह कठिन दण्ड देने का निश्चय 
किया था । उनकी शहीदी मौलिक रूप से धामकि ही थी । 
गुरु गोबिल्द सिंह (सन्‌ 675-708 ) 

गुरु हरगोबिन्द की तरह गुरु गोबिन्द सिंह को भी बडी कठिन स्थिति का सामना 
करना पडा । उनको भी अपने पिता की दहीदी पर ऐसी नीति अपनानी पड़ी थी जिस 
से ऐसी घटनाएँ फिर न हो सके । उन्हे ऐसा प्रबन्ध भी करना था जिससे सिक्‍खो 
को धार्मिक भ्रथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके । इसलिए उन्होने बडे गम्भीर 
अध्ययन के पश्चात्‌ अपने मिशन को निश्चित करके अपने साथियों के जीवन में ऐसा 
परिवर्तत किया था जिससे यह सचर्ष श्रनत बन जाये और किसी किस्म की कमजोरी 
सिक्खों मे न आ सके और वह अपने घमम की रक्षा के हित अपना तन-मन-घन नन्‍्योछावर 
करने के लिए सदा उद्यत रहे । इस उद्देश्य की पूर्ति कें लिए उन्होने मुगल सम्राटो 


90 पजाब का इतिहास 


के प्रति सशस्त्र सघर्ष के लिए अपने सारे साथियों को तैयार किया और उनको खालसा 
का रूप दे कर उनके श्रन्दर ऐसी भावना और शक्ति का संचार किया जो कि कभी 
समाप्त न हो । भुगल गत्याचार और अन्याय का सामना करने के लिए उनको बडे दुख 
सहने पड थे और बडी महान कुर्बानी देनी पडी थी । परत्तु उन्होंने औरगजेब जैसे कट्टर 
सम्राट के सामने न भुक कर उसको भी अनुभव करा टिया कि ग्रु साहिब सत्य पर है 
झौर उनके विरुद्ध भ्रन्याय हुआ है। इसी बात के लिए योग्य कारवाई करने के लिए 
उन्होने औरंगजेब को अपना प्रसिद्ध पत्र “जफरनामा” लिखा था और खद भी उनको 
मिलने के लिए तैयार हुए थे। औरगजेब की मृत्यु के बाद इसी सबध में गुरु गोबिन्द 
सिंह बहावुरशाह, जो कि उसके बाद सम्राद बना था, के पास गये थे। उन्होंने 
बहादुरणाह को उसके भाइयो के विरुद्ध सहायता भी की थी । परन्तु उनको यह श्राज्ा 
कि मुगल सम्राट सरहिन्द के गवर्नर वजीर खा विरुद्ध उनके किये हुए श्रत्याचारो 
के विरुद्ध कारवाई करेगा निष्फल रही । मुगल सम्राट टालमटोल करता रहा और 
गुर साहिब को अपने पास रख कर अपना सवार सिद्ध करता रहा । वास्तव में यह 
असम्भव था कि कोई मुसलमान सम्राट्‌ वजीर खा के विरुद्ध उसकी धामिक कारवाई 
के लिए उसको दण्ड दे सके । गुरु गोबिन्द सिंह अपने सिद्धातो और विचारों के कारण 
मुगल सम्राट्‌ की इस चाल को जल्दी न समझ सके थे। प्रन्त मे जाकर ही उन्होने 
सम्राट्‌ से बिल्कुल निराश होकर बन्दा वैरागी को दक्षिण भारत से पजाब भेजने का 
फैसला किया था। जो काम मुगल सम्राट करने के लिए तैयार नहीं हुए थे वह गुरु 
गोबिन्द सिंह ने बन्दा के जिम्मे लगाकर अपने विशेष साथियो और आादेश-पत्रो की 
सहायता से सिकखो की श्रगवाई कर पुरा किया था । 


सिक्‍ख गुरुओ के मुगल सम्राटो के साथ सबधो से सिद्ध हो जाता है कि समय 
बीतने पर और विशेष हालात पैदा होने के कारण उनके लिए सहयोग और सम्मान 
से जीना असम्भव हो गया था । इसीलिए उस झ्रान्दोलन का स्वरूप जो पहले केवल 
धामिक स्वतत्रता और प्रचार का था कालातर मे राजनीतिक स्वतत्रता हो गया था। 


अब धामिक सहिष्णुता से आगे सघर्ष का यूग शुरू हो गया था जो पूर्णतया सशस्त्र 
झौर निपट राजनीतिक था। 


प्रश्न 

.. 980058 08 7४४०४ णी धा6 #पिशीबवोी जिआएश08 जा! प्र आदी 
एप्राप्र$, 
सिक्‍्ख गृरुओ के मुगल सज्रादों के साथ सबधों का विवचन कीजिए । 

2. शत ॥ तंलक्षाहत प्रण/8 00 8 78078 22 8 ग्रीा् ण्ाः 
हाद॥ (प्रा हातव 06 ग्रिल तिाएट'075, 
प्रथम चार सिवख ग्रुओ के मुगल सम्राटो के साथ संबंधों पर एक सर्विस्तर 
टिप्पणी लिखिए । 


2 


बन्दा बहादुर (सन्‌ 708-76) 


मुगल सम्राट की ओर से गुरु गोबिन्द सिंह के निराश होने पर उन्होने दक्षिण 
भारत मे रह रहे एक बड़े भ्रदूभुत व्यक्ति के साथ सम्पर्क स्थापित किया और उसको 
पजाब में अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए नियुक्त किया। यह महानुभाव थे 
उत्तर भारत के एक निवासी बरागी माधोदास | गुरु भीबिन्द सिंह ने नानदेड के 
स्थान पर अपने प्रवास काल मे अनुभव कर लिया था कि बहादुर शाह अपने सूबेदार 
वजीरखा के विरुद्ध उसके अत्याचारों और पन्याय के बावजूद भी किसी किस्म की 
कारवाई नही करेगा और इसीलिए वह इस बारे मे टालमटोल कर रहा था । अपने ध्येय 
को पूरा करने के लिए उन्होने दूसरे साधन भी सोच लिये थे और इसी कारण उन्हो 
ने माधोदास को चुनकर पजाब की ओर भेजा था । , 
बन्दा के साथ गुरु साहिब का मिलाप नाटकीय ढग से हुआ था। कहा जाता 
है कि गुरु गोबिद सिंह माधोदास को मिलने उसके आश्रम में गये जो कि गोदावरी 
के किनारे स्थित था। उस समय वैरागी वहाँ नही था। झ्राश्नम लौटने पर माधोदास 
ते प्रश्न किया कि श्राप कौत है ? इस पर गुरु साहिब ने उनको कहा कि वही है, 
जिनका कि वह इन्तजार कर रहा था । कुछ देर के बाद माधोदास ने पहचान लिया कि 
गुरु गोविन्द सिंह है और कहा कि मैं आपका “बन्दा हूँ । इसके पदचात्‌ गुर साहिब 
ते उसको अपना कार्य समकाकर पजाब में आ्राने के लिए प्रेरित किया। 
माधोदास वैरागी एक राजपू त थे जिन का स्थान राजौरी, जम्मू और कद्मीर 
रियासत में था। उसका जन्म सन्‌ 670 में हुआ था । कहा जाता है कि एक दिन 
एक हिरनी का शिकार करने पर उनका पेट फाडने से दो जीवित बच्चे निकले । 
इस घटना से उनका मन विरकक्‍्त हो गया । उन्होने केवल शिकार और मासाहार ही 
नही बल्कि सारा ससार त्याग दिया और अपने पुराने नाम 'लक्षमत दास को भी 
वैराग्य लेने पर माधोदास वेरागी का नाम दिया और उत्तर भारत से दक्षिण भारत 
में आकर अपना आश्रम स्थापित किया | वह तब अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए बड़े 
प्रसिद्ध थे । गुरु साहिब ने भी उनको अपने विशेष गुणो के आधार पर ही, अपने पुराने 
सिक्‍्खो की अपेक्षा, अपने काम को पूरा करने के लिए नियुक्त किया | 
गुरु गोबिन्द सिंह से आदेश और उनके प्रसिद्ध साथियो को साथ लेकर गुरू 
साहिब का भण्डा और नगारा, पॉच तीर, तलवार और हुक्मनामे सहित बदा बहादुर 


9] 


92 पजाब का इतिहास 


पजाब की तरफ चल पडा | दिल्‍ली के निकट पहुँचकर सोनीपत के स्थान पर उन्होने 
पंजाब में रहने वाले सिक्‍्लो को उनके साथ मिलने और मृगल सामाज्य के विरुद्ध 
विद्रोह करने के लिए आमत्रित किया | गुरु गोविन्द सिंह के भेजे हुए विशेष व्यक्ति 
के रूप मे पजाब के सिक्‍खो ने उनके साथ सहयोग किया | 
बंदा की फौजी सफलताएं (पहला दौरा) 

मृगल सम्राट्‌ के दक्षिण मे ठहरने का लाभ उठाकर बन्दा ने अचानक फौजी 
कारवाई आरम्भ कर दी । पजाब के सारे लोगो में मुगलो के प्रति असतोष फैला हुआ था 
विशेष तौर पर सिक्‍खो के विरुद्ध अत्याचार के कारण | इस लिए बदा बहादुर को 
अद्भूत सफलता प्राप्त हुई | बदा का मुख्य उद्देश्य वजीर खा को दड देना और 
सरहिंद को बर्बाद करना था। 

गुरु गोविन्द सिंह के प्रसिद्ध साथी और सारे सिक्‍ख उनके नेतृत्व मे उत्साहपूर्वक और 

बहुसख्या मे उनके साथ शामिल हो गये । कुछ दूसरे लोग भी लूटमार के लालच में उन 
के साथ मिल गये । इस ढग से उनके पास कई हजार की विज्ञाल सेना इकट्ठी हो गई । 
उस समय प्रसिद्ध सरदारों मे फुलकिया वश के रामा और तिलोका और मालवा के दूसरे 
सिक्‍ख सरदार आली सिह, माली सिंह, एलौदी वाले और उस इलाके के ग्रन्य॒ सरदार 
उल्लेखनीय है । 

बदा ने अ्रपने विद्रोह का आरम्भ इलाके के जमीदारो को मुगलो के विरुद्ध म्रसहयोग 
की प्रेरणा देकर किया । उन्होने उनको खुले तौर पर विद्रोह करने के लिए कहा श्ौर 
लालच' दिया कि वह अपने आप को भूमि का मालिक समझे । अगर कोई उनको तग 
करे तो बदा के पास रिपोर्ट करे। ऐसी प्रेरणा से लोगो का साहस बढ़ गया ओर 
उनको मुगलों की दमन नीति से छुटकारा पाने की आशा मिल गई। सोनीपत से चल 
कर बन्दा ने कैथल और समानता पर हमला कर दिया। समाना में वन्दा विशेष तौर 
पर जलालुदुदीन को, जिसके बारे मे कहा जाता है कि उसने गुरु तेगवहादुर को शहीद 
किया था और गुरु गोबिन्द सिंह के छोटे साहिबजादों को कत्ल किया था, मार दिया । 
इसके अतिरिक्त कई हजार मुसलमानों को तलवार के घाट उतारा गया । इसी तरह 
से इलाक के दूसरे कस्बो गृढ़ाम, ठसका, शाहबाद के मुसलमानों को दड दिया गया । 
सढौरा के स्थाव पर मुसलमानों के विरुद्ध जमकर लडाई हुई । इस लडाई में मुसलमानों 
की पराजय हुई और कई हजार मुसलमानों को प्राण दण्ड दिया गया । 'अब भी सढौरा 

छोटे से कच्चे किले को 'कत्ल गढी' का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि 

इस जगह हजारो मुसलमान मार दिए गये थे। आगे चलकर मुखलिसपुर पर अधिकार 
करके बन्दा ने उस स्थान को सुरक्षित बनाकर उसका नाम लोहगढ़ रखा भर उसे 
हैडक्वार्टर बनाया । 

सरहिन्द की बिजय ओर उसकी बर्बादी (सन्‌ 70 ईस्वी) : अपनी गवित 
और, भ्रपती सत्ता को बढ़ाकर बन्दा अपने मुख्य उद्देश्य की पूर्ति श्रर्थात्‌ सरहिन्द पर 
विजय प्राप्त करने और वहा के सूबेदार को दण्ड देने के लिए अ्रग्नसर हुआ। 
सूवेदार वजीरखाँ को भी बन्दा की तैयारियों का ज्ञान हो गया था। इसलिए अपनी 


बन्दा बहादुर 93 
रक्षा के लिए उसने प्रबन्ध करने आरम्भ कर दिये थे । अपनी सेना को बढाने, शस्त्र 
भ्रादि एकत्र करने और दूसरी तेयारियो के साथ-साथ वजीर खाँ ने सारे इलाके की 
मुसलमान जनता को उनके साथ मिलकर सिक्‍्खो क विरुद्ध “जहाद” करने का निमन्त्रण 
दिया । उसने मुस्लिम जनता को विशेषतौर पर ऐसा करने की प्रेरणा दी क्योंकि 
उस समय तक की बन्दा की कारवाई से यह स्पष्ट हो गया था कि बन्‍्दा के रहते 
कोई भी मुसलमान सुरक्षित नही रह सकेगा । 

बन्दा ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए माक्ा के मुझायल जाटो को भी सरहिन्द 
पर आक्रमण करने के लिए बुला भेजा । काफी सख्या में मुझायल जाट गुरु गोबिन्द सिंह 
और उनके परिवार के विरुद्ध किये गये अत्याचारों का बदला लेने के लिये सरहिन्द 
की तरफ चल पडे । वजीरखा ने रोपड के स्थान पर उनको सतलुज पार करने से 
रोकने का प्रबन्ध किया परन्तु निष्फल रहा । बन्दा ने तमाम हिन्दू और सिक्‍्ख जमीदारो 
को खुले तौर पर कह दिया कि वह अपने आप को भूमि का मालिक समझे और मुगलों 
को किसी किस्म का लगाने न दे । केवल इतना ही नहीं उनको यह भी लालच दिया 
गया कि वे सरहिन्द की लूट में शामिल होकर लाभ उठाथे । इस तरह से पूरी तैयारी 
करके बन्दा ने वज़ीर खाँ के साथ टक्कर लेने का निरचय किया । 

सरहिन्द से कोई 0 मील पूर्व की ओर बन्दा और वजीर था की फौजों मे छप्पर- 
चिडी के स्थान पर युद्ध हुआ । मुसलमानों ने तोपों से हमला किया। परन्तु सिक्‍्खो 
के अभ्रतन्‍्त जोश ने उनको ठण्डा कर दिया । उन्होने आगे बढ कर तोपो पर कब्जा कर 
लिया और बडी घमसान की लडाई हुईं । इस हाथापाई मे वजीरखाँ को बाज सिंह ने 
जर्सी कर दिया। वह जवाबी हमला करने वाला था कि फतेह सिंह ने तलवार के 
वार से उसको टुकडे-टुकडे कर दिया। वजीर खाँ की मृत्यू के पदचात्‌ मुसलमान 
फोजो के हौसले टूट गये। फलस्वरूप उनके पाँव उखड गये और मुसलमानों मे 
भगदड़ मच गई। बन्दा और उनके साथियों ने बढ कर सरहिन्द पर हमला करके 
उस पर कब्जा कर लिया । स्थानीय लोगों ने ज्यया मुकाबला नहीं किया । सरहिन्द में 
वजीर खा के हिन्दू दीवान सुच्चा नन्द को पकड लिया गया और उनको गुरु गोबिन्द सिंह 
के साहिबजादो को दीवार मे चिनवाये जाने की सलाह देने के कारण बडा कठोर दण्ड 
देकर मारा गया । 

सरहिन्द की विजय के बाद शहर को लूट लिया गया और वहाँ के सब मुसलमान 

निवासियों को लतीफ के शब्दों में, “तलवार और नेजे से और फॉसी पर लटका कर 
मार दिया या गोली का निशाना बना ढिया गया। वज्ञीर खाँ के मृतक शरीर को 
एक दरख्त से लटका कर कव्वों और चीलो के खाने के लिए छोड दिया गया ।” 

बन्दा का अपने अ्रधीन इलाके का शासन प्रबन्ध वजीर खा की मृत्यु गौर 
सरहिन्द पर कब्जा करने के बाद सारे मालवा खण्ड पर बन्दा का राज्य हो गया। 
सतलुज और जमुना के बीच के इस इलाके से जहा से करीब 36 लाख रुपये 
वाधिक का कर प्राप्त होता था अब बन्दा के अधिकार में आ गया था। उसके 
राजनीतिक प्रभाव से बहुत से हिन्दू और मुसलमान भी सिक्‍्ल बन गये और बन्दा 


94 पजाब का इतिहास 


के साथ मिल गये । इस सारे इलाके के शासन प्रबन्ध के लिए बन्दा ने इसको बॉट कर 
प्रसिद्ध सिक्‍्व और हिन्दुओ के अ्रधीन कर दिया । सरदार बाजू सिंह को सरहिन्द का 
गवर्नर और सरदार फतेह सिंह को समाना और उसके आस-पास के इलाके का शासक 
बना दिया गया । सरदार विनोद सिह और सरदार राम सिह को थानेश्वर दे दिया 
गया । सरहिन्द के परगनों के 28 मुसलमान अधिकारियों की जगह सिक्‍्ख और हिन्दू 
अधिकारी नियुक्त कर दिये गये । बन्दा को लोग पातञाह के रूप में समभने लगे और 
उसने अपने नाम का सिक्‍का और मोहर जारी की । 


जमीदारी का श्रन्‍्त बदा ने अपनी राजनीतिक शक्ति बढाने और मुगलो के 
विरुद्ध लोगो को उकसाने का जो तरीका अपनाया था उसके कारण अ्रव खुले तौर पर 
किसानो को भूमि का मालिक मान लिया गया था। यह चीज इस बात से सिद्ध होती 
है कि सढौरा के आसपास के किसानो का एक प्रतिनिधि मण्डल (डेपुटेशन) उनके पास 
भ्राया और मुसलमान जमीदारो के अ्रत्याचार के विरुद्ध उसने रक्षा माँगी। उत्तर मे 
बदा ते हुकम दिया कि उनके ऊपर गोली चला दी जाए। इसका कारण पूछने पर बन्दा 
ते उनको भीरु और कायर कहा, “क्या तुम इतने अधिक सख्या में होते हुए भी मुट्ठी 
“भर मुसलमानों के विरुद्ध अपनी रक्षा नहीं कर सकते । बन्दा के अनुसार ऐसे कायरो 
को ऐसा दण्ड मिलना ही चाहिये था। बन्दा का भाव यह था कि जमीदारी प्रथा 
समाप्त करके किसानो को भूमि का मालिक बना दिया जाए | 

सहारनपुर और उसके आ्रास-पास के इलाके की लूठमार : बहादुर शाह के दक्षिण 
में ठहरने का बर्न्दा ने पुरा-पूरा लाभ उठाया | क्योकि उसको ज्ञात था कि वर्षा ऋतु के 
श्रत से पहले मुगल सम्राट्‌ का उत्तर भारत में लौटकर आना बहुत कठिन॑ होगा । इस' 
समय बदा और उसके साथियों ने जमुना नदी, जोकि सर्दियों मे बहुत छोटी हो जाती 
है, पार करके उत्तर प्रदेश के इलाके मे अपना काम आरम्भ किया | सहारनपुर के 
आसपास के इलाके मे वहाँ के रहने वाले गूजरों के साथ मिलकर उसने लूट मार 
आरम्भ कर दी। गूजरो को मुगल तवाबों और बडे-बड़े जमीदारों के विरुद्ध उकसा 
दिया। उनमे से कुछ लोग सिक्‍ख धर्म में प्रवेश करके अपनेश्राप को “नानक परस्त” 
कहने लगे । उस इलाके के फौजदार ने मुकाबला नही किया और भाग कर दिल्‍ली 
चला गया। उत्तर प्रदेश के काफी बड़े इलाके मे गडबड़ फैल गई। कुछ समय के लिए 
अ्रमीर लोगो को इतना भय हो गया कि वह मैदानी इलाकों से भागकर या तो दूर 
पहाडो में चले गये या पूर्व की ओर बढ गये । 

मानसून के आरम्भ होने पर दरिया को पार करने मे कठिनाई को देखते हुए 
बन्दा श्र उसके साथी पजाब लौट प्राये। इसी समय उनको जालन्धर द्वाव 
के किसानो के सृगल फौजदारों के विरुद्ध उठ खडे होने की सूचना मिली। 
उन्होने बन्दा को श्रपती सहायता के लिए सदेश भेजा । इस मौके को भ्रच्छा समभकर 
बा ते भपता झाल्दोलन सतलुज के पार के खण्ड में श्रारम्भ कर विया | उसके पजाब में 
लौद आये से लोगों का जोश मुगलो के विरुद्ध और भी बढ गया । सृसलमान फौजबार 


बन्दा बहादुर 95 


को राहो के स्थान पर हरा कर सारे इलाके को सन्‌ 70 की पतभड ऋतू तक मुगलों 
से स्वतन्त्र करा लिया गया । 
मेंदान से पहाड़ की श्रोर (दूसरा दौर) 

बन्दा की देखादेखी सारे माझा के इलाके मे मुगल शासन का अन्त हो गया। 
सिक्‍खो ने श्रमुतसर, बटाला, कलानौर और पठानकोट पर अपना अधिकार जमा लिया 
और पहाडो की ओर बढने लगे | सारा सतलुज और रावी के मध्य का इलाका श्रब उन 
के अ्रधीन था । एक इतिहासकार के शब्दों में इस प्रकार” सारा पजाब स्वतत्र किसानो 
का ठाठे मारता हुआ सागर बन गया । केवल दो छोटे-छोटे ढीप मुसलमानों के अधीन 
रह गये । लाहौर की राजधानी और अफगानो के अधीन कसूर ।” 

मुगलो का प्रतिरोध : स्थानीय अधिकारी जब इस महान आन्दोलन को न रोक 
सके तो उन्होने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने;की कोशिश की । 
उन्होने सिक्‍खो के विरुद्ध 'जहाद' अथवा धरम युद्ध करने का श्राद्धानू किया। परन्तु 
इसमे उन्हे ग्रधिक सफलता न मिल सकी । क्योकि नये भरती किये हुए “गाजी” अपने 
पडौसी किसानो के विरुद्ध अधिक आन्दोलन न कर सके । उनको इस बात का अ्रनुभव 
हो गया था कि शअ्रन्त में उन्हे यहाँ के लोगो के साथ मिल-जुल कर रहना है। 

बन्दा का श्रच्छे श्रवसर को खो देना: कुछ काल के लिए बन्दा सारे 
इलाके में सर्वशक्तिमानल बन गया था । बन्दा के सिवा किसी और का सम्मान नहीं 
होता था भ्ौर किसी और के पास इतनी सत्ता भी नही थी | ऐसे अच्छें समय में यह 
समझ में नही आ सका कि बन्‍्दा ने लाहौर या देहली जैसे केन्द्रीय शहरो पर भ्रधिकार 
कर लेते का प्रयास क्यो नही किया | अगर इन महत्त्वपूर्ण शहरों पर भी बन्दा श्रपता 
झधिकार जमा लेता तो मृगल सम्राट्‌ के लिए उसके विरुद्ध कारबाई करनी असम्भव 
नही तो अ्रत्यन्त कठिन हो जाती | परन्तु यह बात एक पहेली ही रह गई है । केवल 
यह ही कहा जा सकता है कि बन्दा ने श्रपनी शक्ति का गलत अन्दाजा लगाया और 
उचित समय पर ऐसी कारवाई न करके भ्रपनी राजनीतिक भूल का सबूत दिया । 

बहादुरशाह का बन्दा के विरुद्ध दमनचऋर दक्षिण भारत में बहादुरशाह को 
उत्तरी भारत में बन्दा की मनमानी कारवाइयो की खबरें निरन्तर मिलती रही थी। 
बहावुरशाह ने उत्तर भारत की गम्भीर स्थिति को सामने रखते हुए राजपूतो के विरुद्ध 
अपना प्रान्दोलन स्थगित कर दिया और जल्दी से जल्दी पजाब की ओर लौटवें का 
प्रबन्ध किया | मौनसून का अन्त होते ही वह इस दिशा मे चल पडा और दिल्‍ली न 
ठहरते हुए पजाब पहुँच गया | उसने उत्त र प्रदेश और दिल्ली में मुगल फौजों की लाम- 
बन्दी का हुकम दिया और बन्दा के विरुद्ध फिरोजखाँ के अधीन एक बडा लह्कर 
(फौज) भेजा | अपने चार पुत्रों को भी उसके साथ गामिल होने का आदेश दिया 
भौर बुन्देला राजपूतों को भी सहायता के लिए निमन्त्रण भेजा। इस कारवाई के 
फलस्वरूप एक महीने के अन्दर-अन्दर ही म्‌ गलो ने थानेदवर, करताल मौर गाहवाद 
पर दोबारा अधिकार कर लिया | फलत दिसम्बर 77/0 तक इस इलाके में मुगलो का 
शासन फिर से स्थापित हो गया | 


96 पजाब का इतिहास 


मैदानी इलाके मे मुकाबला न कर सकते के कारण बन्दा अपने लोहगढ के 
पहाडी किले मे चला गया | शाही फौज जिसमे मुगल, मेयो, पठान, अफगान और 
राजपूत शामिल थे, ने लोहगढ किले को धेर लिया । बन्दा को उस जगह से निकलते 
के लिए बडी कठिनाई हुई। वह अपने साथ थोडी सख्या मे अपने प्रसिदृध तलवार 
चलाने वाले साथियो को लेकर रात के समय वहा से निकलने मे सफल हो गया । किले 
पर मृगलो का अधिकार हो गया और उन्होने गुरबख्श सिंह नामी एक सिक्‍्ख को 
जिस की शक्ल बन्दा के साथ मिलती-जुलती थी, पकड लिया । 
कूछ समय तक उन्होने यही समझा कि बन्दा को ही पकड लिया गया है | 
परन्तु यह गलत सिद्ध होने पर मुगलो को बडी निरागा हुई और “बाज तो उड़ 
गया और उल्लू को ही लेकर यह समझ कर खुशी मनाई गई” | इस पर मुगलो ने 
जो लोग कद किये थे उन पर ही अपना गुस्सा निकाला और नताहन के राजा को, जिसके 
इलाके में बन्दा भागकर चला गया था, भी दण्ड दिया। बन्दा के साथियों को चुन-चुन 
कर पकडने के यत्न मे मुगलो ने उन सब लोगो को जो कि अपने आपको सिक्‍ख 
नही समभते थे अपने बाल कटवाने का आदेश दिया । मैदानी इलाके से भागकर 
बन्दा ने पहाडो मे अपना आन्दोलन आरम्भ कर दिया | उसने उन सब हिन्दू राजाओं 
को जिन्होंने गूरु गोबिन्द सिह के विरुदृुध किसी किस्म की कारवाई की थी 
दण्ड दिया । मण्डी, कुल्लू और चम्बा रियासतो को उसने अपने अधीन कर लिया। 
बिलासपुर के राजा भीमचन्द को कडा दण्ड दिया गया । पहाडो से बन्दा ने मैदानो मे 
सिक्‍्खो के पास हुकम-नामा भेजा कि वह अपना आन्दोलन जारी रखें और कीरतपुर 
पहुचकर उसके साथ शामिल हो जाएँ। बन्दा सारे पहाडी इलाके से अच्छी तरह 
वाकिफ था क्योकि उसका जन्म जम्मू के निकट पहाडो में हुआ था। जम्मू से निकल 
क्र उसने बटाला को लूटा । मुगल फौजो के उस तरफ पहुचने पर वह फिर पहाड़ों 
में छुप गया। मुगल सम्राट ने वहा निरापराध जनता पर अपना गुस्सा निकाला । 
बहादुरशाह बन्दा की ओर से इतना भयभीत हो गया "कि हर समय उसको बन्दा के 
हमलो का डर रहता | कुछ लोगो का विचार है कि उसका मानसिक सतुलन बिगड़ 
गया था। ऐसी स्थिति मे 28 फरवरी, 72 को उसका देहान्त हो गया । उसकी 
मृत्यु के पदचात्‌ उसके उत्तराधिकारियों मे युदूध आरम्भ हो गया । इस काल' में 
बन्दा ने कोई विज्येष कारवाई तो नहीं की परन्तु सढौरा पर अपना अधिकार कर 
लिया और अपने हुक्म जारी करने श्रारम्भ कर दिये । 
बन्दों का अ्रत्तिम मुकाबला, पकड़ा जाना और शहीदी (तोौसरा दौर) 


बहादुरशाह के उत्तराधिकारियों मे युदूघ के पह्चात्‌ फर्ंखसियर सम्राद 
बना । उसने अपने सुप्रसिदृध जरनैल सुमद्दखा को बन्दा के विरुद्ध कारवाई करने 
के लिए भेज़ा । सुमद्दखा ने बन्दा को सढौरा और मुखलिसपुर छोड़ने पर 
मजबूर कर दिया शौर वह फिर पहाडों मे चला गया | इस तरह से मैदानी इलाके 
में, किसान ग्रान्दोलन का अन्त हों गया । 


बन्दा बहादुर भ्र7 


दो साल तक बन्दा पहाडो मे बैठा रहा। उसने एक छोटे से गाँव में जिस 
का नाम डेरा बाबा बन्दा है, विश्राम किया । इस समय मे चम्बा के राजा की लडकी 
के साथ शादी करके वह गृहस्थी बन गया था और उसके एक लडका भी हुआ था | 
सन्‌ 75 में बन्दा ने फिर आन्दोलन आरम्भ किया। इस समय उसने जम्म्‌ के 
निकट ग्रदासपुर नगल में मुगलों का मुकाबला करने का यत्न किया। गुरदासपुर 
नगल में एक छोटी सी गढी को अपनी सुरक्षा के लिए अ्रभी वह समुकम्मल नही कर 
सका था कि मुगलो ने हमला कर दिया। उसने वीरता से मुकाबला किया और काफी 
बडी सख्या मे मुगल फौज को पीछे हटा दिया। अधिक मुगल फौज आने पर बन्दा 
को घेरे मे ले लिया गया और उसको बडी कठिनाई का सामना करना पडा। भूख 
प्यास से तग आकर, उसके कूछ साथियों ने जिनका नेता सरदार विनोद सिंह था, 
वहा से भाग निकलने का सुझाव दिया । बन्दा उनसे सहमत नहीं था और चाहता 
था कि मौनसून श्रारम्भ होने तक वही ठहरा जाये! परन्तु विनोद सिह और उसके 
साथियों ने बन्दा का साथ छोडने का फैसला किया । उनके चले जाने से बन्दा के बाकी 
साथियो पर बहुत बुरा असर पडा। आ॥राठ महीने के घेरे मे बन्दा के कोई आठ हजार 
साथी मारे गए और उन्होने श्रात्मसम्पंणः कर दिया। बन्दा और उनके साथियों को 
जिन की सख्या कोई 750 थी बन्दी बना कर पहले लाहौर के बाजारों मे फिराया 
गया श्रौर फिर दिल्‍ली ले जाकर उनका जुलूस निकाला गया। वह इस लिए किया 
गया था कि मुसलमान जनता को मुगल साम्राज्य की शक्ति में विव्वास हो जाए 
झौर सिक्‍खो मे आतंक पैदा हो जाए । 

दिल्‍ली में बन्दा के साथियो को 00-00 के ग्रूपो मे एक विशेष स्थान पर 
ले जाकर सब लोगो के सामने शहीद किया गया । यह बात उल्लेखनीय है कि ऐसी 
गम्भीर स्थिति में बन्दा के साथियों में से किसी ने किसी किस्म की कायरता नही 
दिखाई । केवल एक नौजवान के बारे मे उसको माता ने यह कहकर उसको छुडाने 
का प्रयास किया कि वह सिक्‍ख नहीं है। उस नौजवान ने उसको अ्रपना अपमान 
समभा और अपने आपको शहीदी के लिए पेश किया । 

सबसे अन्त मे बन्दा को एक पिंजरे में बन्द करके हाथी पर चढा कर दिल्‍ली 
के बाजारों मे लोगो को दिखाकर बध के लिए ले जाया गया। उसने लाल रग की 
वेशभूषा पहनी हुई थी और वह बडा तेजवान दिखाई देता था। बन्दा को मारने 
से पहले उसको आदेश दिया गया कि वह अपने चार साल के लडके को अपने हाथ 
से मारे । उसके इन्कार करने पर बच्चे को मार कर उस का तडपता हुआ दिल बन्दा 
के मुह पर मारा गया । उसके बाद बन्दा को बडे भीषण ढंग से मारा गया । 
सल्याकन 

बन्दा के संबंध में दो परस्पर विरोधी विचार है। मुसलमान, इतिहासकार उसको 
एक खून पीने वाला धामिक भौर आतंकवादी नेता समभते थे। परन्तु हिन्दू इतिहास- 
कारों के विचार में बन्दा एक महान त्यागी, शुरवीर और धर्म का रक्षक था। 


98 पजाब का इतिहास 


निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो मातना पडेगा कि बन्दा एक श्रद्धितीय जरनेल और 
साहसी पुरुष था जिसने अपने वचन का पालन करते हुए महान संघर्ष किया 
और गुरु गोबिन्द सिंह की भ्राज्ञा के अनुसार अपना बलिदान दिया । 

बन्दा को केवल एक लूट मार करने वाला व्यक्ति कहना उसके साथ भ्रन्याय 
करना होगा । उसके उच्च विचार और आचार से सिद्ध हो जाता है कि वह एक 
महान त्यागी और बहुत ही नरम दिल वाला व्यक्ति था। वास्तव मे उसके वैरागी 
होने की भी यही वजह थी । पजाब मे गृरु गोबिन्दसिह के आदेशानुसार उसके 
लौटकर श्राने और मुगलों के विरुद्ध इस कदर विशाल आन्दोलन करने का भी यही 
कारण था कि वह श्रत्यावार और श्रन्याय के विरुद्ध हर तरह की कुर्बानी देने को 
तैयार था । यह कहना उचित होगा, “गुरु गोबिन्द सिंह ने बीज बोया था परन्तु 

नदा ने फसल को काटा था ।” गृरु गोबिन्द सिंह ने खालसा की स्थापना करके सिक्‍खो 

को एक सशस्त्र आन्दोलन के लिए तैयार किया था परन्तु बन्दा ने उनका वास्तविक 
उपयोग किया था। वस्तुत बर्दा को एक आदशंवादी कहा जाए तो अनुचित न 
होगा । उसने अपने भ्राठ साल के आन्दोलन से सिद्ध कर दिया था कि वह कितनी 
लगन और साहस का मालिक था। बन्दा ने अपनी प्रशासनिक, सैनिक और राज- 
तीतिक योग्यताशों से सिद्ध कर दिया था कि वह एक वेरागी होते हुए भी एक महान 
विजेता और नेता था । 
बन्दा की अश्रसफलता के कारण : 

बन्दा ने अपने आन्दोलन के आरम्भ में आ्राइचयंजनक सफलता प्राप्त की थी 
परन्तु यह ज्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकी | उसकी असफलता के कुछ विशेष 
कारण निम्तलिखित है ' 

. उसकी सीमित शक्ति, 

2. * मुगल प्रतिरोध का ठीक श्रन्दाजा न होना, 

3. विशेष अवसर का फायदा न उठाना, और 

4 एक वेरागी के नाते अपने शासन था अपने लिए किसी किस्म की' सम्पत्ति 
के प्रति विमोह होना । 

इंसके साथ ही यह भी कहना पडेगा कि बन्दा ने जहां लोगों को मुगलों के 
विरुद्ध कारवाई करने के लिए आदेश दिया था, उसने इस आन्दोलन को स्थायी 
बनाने के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया। मुगल साम्राज्य की शक्ति को भी वह ठीक- 
ठीक“नही समझ सका। बन्दा को एक ज्वालामुखी का रूप ही कहां जा सकता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वह वजीर खा को दण्ड देते और सरहिन्द को बर्बाद करने 
के पश्चात्‌ यह समझ कर निर्चिन्त हो गया था कि बाकी सब काम लोग अपने आप 
कर लेंगे । ६ 

. " इन सब बातो के होते हुए भी बन्द्रा का पजाब के इतिहास में बहुत ऊंचा स्थान 

है और उस्तका सिक्‍्खों के लिए बहुत श्रोगदान है । 


3 


सिक्‍खों का दमन और पुनर्गठन 


बन्दा की मृत्यु के पश्चात्‌ मुगलो ने सिक्खो के विरुद्ध पूरे जोरशोर से दमन चक्र 
चलाया । लाहौर के गवर्नर अब्दुल समद्‌ खा को खास आदेश दिया गया कि जहाँ कही 
भी कोई सिक्ख मिले, उस को पकड कर इस्लाम मे प्रवेश करने से इकार करने पर मृत्यु 
दण्ड दे दे । इस कारण से ही अग्रेज यात्री फॉरैस्टर ने अपनी पुस्तक “जर्नी फ्राम बगाल 
टू इग्लैड” मे लिखा था “सिक्‍्खों के विरुद्ध मुगलो ने इतना शक्तिशाली दमनचक्र 
चलाया कि उस समय किसी के लिए सारे मुगल राज्य में सिक्‍ख शब्द का उच्चारण 
मात्र भी निषिद्ध था ।” ऐसी कठिन स्थिति मे सिक्‍खो के लिए श्रपती सुरक्षा का एक 
ही साधन था कि वे मृगलो के चगुूल मे न फेस । परिणामस्वरूप उनको गुप्त जीवन 
धारण करना पडा और जो इस कठिन परीक्षा में नही पडना चाहते थे उन्होंने सिक्‍खों 
के चिह्न त्याग कर अपने आपको सहजधारी घोषित कर दिया । 

इस तरह बेघर जीवन व्यतीत करते हुए सिक्‍्खो का मुगलो के विरुद्ध सधर्ष लूट- 
मार में बदल गया और उनके लिए धन प्राप्त करने का साधन केवल सरकारी खजाने 
या श्रमीर लोगो के घरबार को लूटना ही था। इस तरह ये लोग पक्के सिपाही बन 
गए | वास्तव में ये बे उजडे-पृजडे लोग थे जिन्होंने भ्रपता धर्म नही त्यागा भौर अपने 
घर बार से वचित होकर भी कठोर विरोध जारी रखा। 

बन्दा के पतन के पद्चात्‌ सिक्‍खो का कोई एक लीडर नहीं रहा। इस कारण 
अपनी रक्षा के लिए सिक्‍्खो ने छोटे-छोटे ग्रूप बनाए और भलग-अलग लीडरो के अधीन 
संघर्ष को जारी रखा। ये लोग अपने साभे हितो के मामलो पर विचार करने के लिए 
साल मे दो बार बैसाखी और दीवाली के अवसर पर अपने धर्म स्थान भ्रमृतसर में 
इकट्ठ होकर फैसले करते थे।इस किस्म की मीटिंग को जिसमे सब सिक्‍्ख शामिल 
होते थे “सरवत्त खालसा” कहते थे । जो प्रस्ताव इस सभा मे सर्वंसम्मति से पास किये 
जाते थे और जिन का पालन करना सब के लिये अनिवार्य समझा जाता था उसे 
“गुरमत्ता” कहा जाता था। साधारण रूप मे ये लोग भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर भ्रपने 
विशेष लीडरो के भश्रधीन काम करते थे । 

सिक्‍खो में विभाजन बन्दा के नेतृत्व में सिक्‍्खों मे एक दल ऐसा बन गया था 
जो कि उसके कुछ विशेष आदेशों का पालन करता था । ये लोग मासाहारी नही थे और 
आपस में मिलते समय एक दूसरे को “वाहिगरु की फतेह” की बजाय “फतेह धर्म या 

0] 


02 पजाब का इतिहास 
“फतेह दर्शन” कहते थे । नीले वस्त्रो की बजाय ये लोग लाल रण के वस्त्र पहनते थे । 
बन्दा के इन विशेष अनुयायियो को “बन्दई सिक्‍्ख” कहते थे । पुरानी सिक्ख परम्परा 
के मानने वाले सिक्‍्खो को “तत्खालसा” कहा जाने लगा । इन दोनो दलो के मतभेद 
मिटाने के लिए गुरु गोबिन्द सिह की धर्म पत्नी माता सुन्दरी ने गुरु गोबिन्द सिह के 
परमभक्‍त भाई मनी सिंह को सन्‌ 72 में अ्रमृतसर भेजा । उन्होने सिक्‍खो मे एकता 
लाने के लिए विशेष परिश्रम किये | दोनो दलो के लीडरो को अपने भेदभाव मिटाने के' 
लिए प्ररणा दी। बन्दई सिकखो के लीडर बाबा काहत सिंह सुपृत्र बावा विनोद सिंह 
भर खेमकरण वाले महन्त सिंह ने पर्ची डालकर फैसला करने का सुझाव मान लिया । 
दो पचियो मे उन्होने “गुरुजी का खालसा” और “फतेह धर्म” लिखकर हरमन्दिर 
साहिब के सरोवर मे डाल दिया । वहाँ “गुरु जी की फतेह” वाली पर्ची के पानी के ऊपर 
भरा जाने पर भी बन्दई सिक्‍खो ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया । इसके पदचात्‌ 
दोनो दलो के प्रतिनिधि युद्ध करने के लिए आमन्त्रित किये गये । श्रकाल तख्त के सामने 
यह परीक्षा की गई थी। तत्खालसा की विजय होने पर बन्दइयो ने इस निर्णय को 
नही माना । उस समय वहाँ होने बाली गडबड में बन्दइयो के नेता मसन्‍्द सिंह मारे 
गये । बहुत से बन्दई तत्खालसा मे मिल गये और बाकियो को हरमन्दिर से बाहर 
निकाल दिया गया । 

इस तरह सिक्‍खो मे एकता हो जाने के बाद उनकी दशाक्ति बढ गई और वह 
मुगल दमनचक्र का ज्यादा उत्साह से मुकाबला करने लगे। उन्ही दिनो सिक्‍सखों ने 
लाहौर के गवनंर की तरफ से अस्मल खा की कमान मे भेजे गये एक दल को पराजित 
कर दिया । जिससे उनके हौसले और भी बढ गये । इसी समय समद खा को मुलतान 
का गवर्नर बना दिया गया और उनकी जगह उनके सूपृत्र खान बहादुर जकरिया खा 
को लाहौर का गवनर बना दिया गया। जकरिया खा ने भी श्रपनी पिता वाली नीति 
को जारी रखा और सिवखो को पकडने ओर इस्लाम मे प्रवेश न करने पर मृत्यु दण्ड 
देने का तरीका अपनाया । लाहौर मे एक पुराने अस्तबल (घोडो, के तबेले) के स्थान 
पर सिक्‍ख कीवियो को शहीद किया जाता था जिस के कारण उस' स्थान का नाम 
“शहीद गज” पड गया था । 

जकरिया खां का सिकलो से व्यवहार लाहौर के गवर्नर की दमननीति से 
बचने के लिए सिकक्‍्ख उत्तर की और पहाडी इलाके मे जा छुपे थे। वहाँ पर उन्होने 
अपनी शक्ति बढानी शुरू कर दी थी और श्रास पास के गाँव अपनी सूरक्षा मे ले 
लिये थे । 

जकरिया खा मे मुसलमान जनता को सिक्‍खों के विरुद्ध “जहांद” भर्थात्‌ धर्मे 
युद्ध करने के लिये प्रेरित किया । उनको एक विशज्ञेष भण्डे के नीचे इकट्ठे होकर सिक्‍खों 
के विरुद्ध सारे इलाके मे जाकर उनको पकडने या मारने का आदेश' दिया' गया। यह 
' नया “हैदरी भण्डा”' लैंकर मुसलमान बहुत संख्या मे सिक्खो के विरुद्ध चल पड़े । अपने 
धार्मिक जो के बावजूद यह विशाल मुसलमान समूह भल्लोवाल के स्थान पर सिक्‍खों 


सिक्‍्खो का दमन और पुनर्गठन ॥003 


से बुरी तरह पराजित हुआ । कहा जाता है कि “कुछ तक जब कि वह भाग रहे थे 
मारे गये । कुछ दरख्तो से टकराये, कुछ अगहीन बन गये और कुछ अपने नेत्र रझो 
बैठे । भण्डा उठाने वालो ने तग आकर हैदरी भण्डे को फाड दिया और इसको आग 
लगादी ।” 

अपनी दमन की नीति के निष्फल होने पर जकरिया खा ने सिक्‍खो को अपने 
साथ मिलाने का और उनका विरोध समाप्त करने का यत्न किया । उसने उनके लीडर 
को निमनन्‍्त्रण भेजा । कपूर सिंह के इस पदवी पर नियुक्त होने पर उसको 'नवाब' की 
उपाधि देकर सिक्‍्खो को सन्‌ 733 में एक लाख रुपये की कान्हा कच्छा (मिण्टगुमरी 
के पास) के स्थान पर जागीर प्रदान की । उनका विचार था कि इस जागीर को प्राप्त 
करने पर सिक्‍्ख शान्ति से रहने लगेंगे और अपना संघर्ष बन्द कर देगे। 

सिक्‍खो ने जागीर प्राप्त करते पर भी अपना विरोध जारी रखा और अपने शस्त्र 
नही त्यागे | खान बहाद्‌र जकरिया खा की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने इस मौके का लाभ 
उठाया और अपने आपको पूनगंठित करक और भी शक्तिशाली बना लिया | उस समय 
लडाक सिक्‍्खो ने श्रपता एक नया समूह बना लिया जिसमे सब जत्थो की शक्ति 
इकट॒ठी करके उसको “दल खालसा” का नाम दिया। दल खालसा का मुख्य उद्देश्य 
यह था कि उनके भिन्‍न-भिन्‍न जत्थे होते हुए भी उनकी सारी शक्ति को इकट्ठा करके 
इस रूप मे सघर्ष के लिए बरता जा सके । इस दल के दो भाग--“बुढ़ढा” दल, जिसमे 
बडी भाय के लोग शामिल थे और 'तरुण” दल, जिसमे युवा लोग शामिल थे बनाये 
गये थे । उन्होने अपने केन्द्रीय स्थान अमृतसर में रखने का प्रबन्ध किया। उनके पाँच 
जत्थे अमृतसर में पाँच भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर, जिन के नाम रामसर, विवेक सर, 
लछमन सर, कौलसर और सतोख सर थे, स्थापित किये गये । तरुण दल को मालवा 
की ओर जामे का आदेश दिया गया, जहाँ पर उसने लोगो से सरकार को दिया जाने 
वाला मालिया खुद लेना आरम्भ कर दिया । 

जकरिया खा ने सिक्‍खो को खूश करने की नीति के निष्फल होने पर जागीर- 
वापिस ले ली और दोबारा उनका दमन करना आरम्भ कर दिया । उसने दीवान लखपत- 
राय, जो कि उनके भ्रधीन प्रसिद्ध हिन्दू श्रधिकारी था, को बुढ्ढा दल के विरुद्ध कारवाई 
करने का हुकम दिया। बुढ़ढा दल अमृतसर की ओर बढ रहा था कि दीवान 
लखपतराय ने उस पर हमला कर दिया। लाहौर के बहुत से अधिकारी इस मुठभेड में 
मारे गये । जकरिया खा खुद सिक्‍खों के विरुद्ध मैदान में आया और उसने अपनी सत्ता 
को कायम रखने के लिए बहुत कडी कारवाई की जिस के फलस्वरूप वह इस गडबड 
को दो साल तक दबा सका ! 

भाई सनी सिंह की शहीदी : जकरिया खा की कठोर नीति का परिणाम भाई 
मनी सिंह, जो कि हरमन्दिर साहिब के सबसे बड़े ग्रन्थी थे, की शहीदी थी । भाई मनी 
सिंह ने लाहौर के गवनंर से श्राज्ञा माँगी कि दीवाली के त्योहार पर सिक्‍्खो को खुले 
तौर पर अ्रमुतसर में इकट्ठा होने दिया जाये। उन्होने सरकार को 0 हजार रुपये 


04 पजाबव का इतिहास 


देने का भी वचन दिया | (खुशवन्त सिह के अनुसार यह राशि केवल पाँच हजार रुपये 
थी) । इस बात की सूचना मिलने पर मुगलो ने बडी सख्या मे फौज अ्रमृतसर मे भेज 
दी | दीवाली पर इकट्ठे होने वाले सिक्‍्खो को इस बात का भय हो गया कि उनको कौद 
कर लिया जाएगा या मार दिया जायेगा । इसलिए वे उस मौके पर वहाँ नही गये । 
भाई मनी सिंह के, जो रुपया उन्होने देने का वचन दिया था, न देने पर गवर्नर ने उनके 
विरुद्ध कारवाई की । उनके इस उत्तर को कि सिक्‍्खों को दीवाली के मौके पर इकट्ठा 
नही होने दिया गया और इसलिए वह इस काम के लिए कोई राशि नहीं दे सकते, नही 
माना गया । उत्तको पकड॒ कर कहा गया कि या तो वह इस्लाम मे प्रवेश करे या मृत्यु 
दण्ड के लिए तैयार हो जाएँ। भाई मनी सिंह के इन्कार करने पर उनको सन्‌ 738 
मे, उनके श्रग-अग काट कर, शहीद कर दिया गया | सिक्‍खो से इस बर्बरता से बहुत 
रोष फैल गया और उन्होने मुलतान के गवनंर से बदला लेने का निश्चय किया । इसी 
समय नादिर शाह ने पजाब मे प्रवेश किया। 
नादिरशाह का आक्रमण (सन्‌ 739) 

नादिरशाह ने जब पजाब पर श्राक्रमण किया तो जकरिया खा ने उसकी प्रभ- 
सत्ता मान ली । सिक्खों ने भी उस समय उसका विरोध नहीं किया और भागकर जगलो 
और पहाडो मे जा छुपे । लेकिन जब वह लौट रहा था, तो सिक्खो ने उसे और उसकी 
फौजो को लूटने की कोशिश की। नादिरशाह उनकी वीरता से बडा प्रभावित हुआ 
और लाहौर मे ठहरते समय जकरिया खा से पूछने लगा कि ये लोग कौन है ओर कहाँ 
रहते है ” कहा जाता है कि जकरियाँ खा ने' बताया कि वे राजद्रोही लोग छोटी-छोटी 
टुकडियो मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते है और अपने घोडो पर सवार 
हो कर लूटमार करते फिरते है । उनका रहने का कोई विशेष स्थान नही हे, जीवन 
बहुत साधारण है और हर प्रकार की कठिनाइयाँ सह सकते है। यह जानकर नादिर 
दाह ने लाहौर के गवनर को चेताबनी दी “इन लोगों की तरफ से बचकर रहना, वह 
दिन दूर नही जब ये लोग पजाब के शासक बन जायेगे” । 

नांदिर शाह के आक्रमण के महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले । प्रथम तो पंजाब के 
गवर्नर को पराजित होना पडा । दूसरे मुगल शासन की दुर्बलता भी स्पष्ट हो गई 
क्योंकि उसको दिल्ली तक पहुँचने मे किसी प्रकार की बडी रुकावट पेश नही श्राई थी । 
बल्कि सब लोगों को ज्ञात हो गया कि एक विदेशी दिल्ली को पराजित कर भारत से 
ब्रहुमूल्य चीजें यथा शाहजहाँ का रत्न जडित सिंहासन (तख्ते ताऊस) भौर हजारो लोगो 
को बन्दी बनाकर अपने साथ ले गया। राजनीतिक रूप मे यह बात मुगल साम्राज्य के 
पतन का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। इससे सिक्‍्खो को विज्लेष्र तौर पर और भी प्रोत्साहन 
मिला । क्योकि उनका सं्र्ष मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध था। पजाब में 
मुगल गवनेर की शक्ति कम होने से सिक्खी को अपना आन्दोलन तेज करने का भी 
भौका मिल गया । गवर्नर जकरिया खा सिक्‍्खों के विरुद्ध न तो इतनी जल्दी और न 
ही अधिक प्रभावशाली रूप में कारवाई कर सका। साथ ही साथ उसको आ्राथिक 


सिक्‍खो का दमन और पुनर्ग ठन 05 


कठिनाइयो का भी सामना करना पडा | नादिर झ्ाह के आक्रमण से पजाब की आथिक 
स्थिति और भी खराब हो गई थी। अब सिक्‍्खो को मौका मिल गया कि वह अ्रपनी 
दक्ति बढा सके और उन्होने नादिरशाह से काफी मात्रा में दौलत लूटी | नादिर शाह 
के हमले के फलस्वरूप सिक्‍्खो ने अपने अपको अधिक सगठित कर लिया और अमृतसर 
के निकट दललेवाल के स्थान पर एक छोटा सा किला भी बना लिया जिसमे वे अपनी 
सम्पत्ति रखते थे । 

जकरिया खां के सिकखों को दमन करने के उपाय 

नादिर शाह के झ्राक्रमण के पश्चात्‌ जकरिया खा ने भ्रपती सिक्‍खो के विरुद्ध 
दमन नीति प्रौर भी तेज कर दी । यह इसलिये भी आवश्यक हो गया था कि सिक्‍खों 
की शक्ति दिन प्रतिदिन बढती जा रही थी। अमृतसर के निकट उनका दल्लेवाल स्थित 
किला नष्ट कर दिया गया । जिन लोगो ने सिक्‍खो के विरुद्ध सहायता दी थी उनको 
इनाम दिया गया और सिकखो को जीवित या मरणोपरान्त पकड कर लाने के लिए 
50/- रुपये और उनकी सूचना देने वाले को !0/- रुपये प्रति व्यक्ति इनाम मुकरर 
किया गया । 

सिक्‍ख दहीद सिक्‍खो के विरुद्ध कडी कारवाई और उनको बिल्कुल मिटा 
देने का यत्न करने पर भी उन्होंने साहस नही छोडा। उनमे से कुछ लोग ऐसे भी 
निडर थे कि उन्होने मुगलों के दमन का मुकाबला करते हुए अपनी जान तक देदी | 
इनमे से कुछ प्रसिद्ध नाम निम्नलिखित है 

!, सहताब सिंह मुसलमानों के एक लीडर भस्सा रगढ़ ने सिक्‍लों के 
धर्म स्थान हर मन्दिर साहिब को अपवित्र करने के लिए उसको घोडे बान्धने के लिए 
इस्तेमाल, क्रिया था। उसकी इस कारवाई से क्रोधित हो कर महताब सिंह ने भेष 
बदलकर वहाँ जाकर, जिस समय मस्सा रगढ़ मनोरजन कर रहा था, तलवार से उसका 
सिर काट दिया । परिणामस्वरूप महताब सिंह ने भी वीरगति प्राप्त की । 

2, बोता सिंह सम्धु . इस वीर जाट ने लाहौर और अ्रमृतसर के बीच जरनैली 
सडक पर चौकी कायम कर ली और इस रास्ते से जाने वाले सामान पर महसूल लेना 
आरम्भ कर रिया | इस कारवाई का मतलब केवल मुगल राज्य को चेतावनी देना था 
जिससे यह सिद्ध हो सके कि सिक्‍्ख म्‌ गलो को वास्तविक शासक नही मानते । बोता 
सिंह को पकड कर मृत्यु दण्ड दिया दया । 

3 भाई तरू सिह इस वीर सिकक्‍ख को जण्डियाला के नारायणी सम्प्रदाय के 
लीडर ने जकरिया खा के सुपुर्दे किया था। उसको कहा गया कि वह इस्लाम कबूल 
कर ले नही तो उसको मृत्यु दण्ड दिया जाएगा | उसके इन्कार करने पर उसकी खोपडी 
को छील कर बहुत दुख देकर उसको मारा गया। यह घटना लाहौर में एक विशेष 
स्थान पर जिसको 'नखास' कहा जाता था हुई थी। बाद में बहुत से सिक्खो की शहीदी 
होने के कारण इस स्थान को “शहीद गज” कहा जाने लगा । 


06 प्‌जाब का इतिहास 


4. बाल हकीकत राय. इस समय का एक बालक शहीद हकीकत राय था। 
स्कूल मे मुसलमान बच्चों के साथ पढ़ते समय वादविवाद मे एक दूसरे के धर्म के बारे 
में कूछ अनुचित शब्द कहने पर उसको पकड लिया गया। काजी के पास पेश करने पर 
झौर हकीकत राय के इस्लाम ग्रहण न करने पर उसको मुृत्यू दण्ड दिया गया । इस 
दुर्घटना के बाद हकीकत राय के ससुर कृपाल सिंह उप्पल ने सिक्‍खों के पास 
फरियाद की । इस शहीदी का बदला लेने के लिए सिक्‍्खों ने मौका मिलने पर स्याल- 
कोठ के सब काजी और मुल्ला मार दिये थे | यह घटना सन्‌ 742 की थी । 

पजाब में राजनीतिक परिवतंव और सिक्‍खो की स्थिति . खान बहादुर 
जकरिया खा के सन्‌ 745 मे देहान्त के परचात्‌ उनका बडा लडका याहियाखा लाहौर 
का गवर्नर बना। परन्तु उसकी सिक्‍खो के प्रति नीति मे कोई परिवर्तत नहीं हुआ | 
सिक्‍खो की सख्या इस समय काफी बढ गई थी और उन्होने अपना पुनर्गठन कोई 25 
जत्थों के रूप मे कर लिया था। इन सब जत्थो के कमाडर नवाब कपूर सिंह थे और 
ये जत्ये आगे जाकर मिसलो का रूप घारण कर गये थे। इस विशेष सगठन ने पजाब 
के स्वतत्रता संग्राम में महत्त्वपुरणं काम किया था। इन जत्थो ने किसानो को सरकार 
को भूमि कर न देने का मशवरा दिया । किसानों के साथ मुठभेड में जसपतराय, जो 
कि लाहौर के दीवान लखपतराय का भाई था, मारा गया । दीवान लखपतराय ने इसका 
बदला लेने के लिए सिक्खो के विरुद्ध बहुत कडी कारवाई आरम्भ कर दी । उसने 
एलान किया कि वह पजाब में सिक्‍खों का पूर्ण नाश करके दम लेगे। दीवान लखपतराय 
की कारवाई के बारे मे कहा जाता है कि लोगो के लिए 'गुर' (गुड) शब्द उच्चारण 
क्रता भी कठित हो गया। शअ्रमुतसर मे धर्मेस्थान हरमन्दिर को भर दिया गया और 
बहुत सख्या मे सिक्खो को पकड़ कर शहीद गज, लाहौर मे मृत्यु दण्ड दिया जाने लगा । 

छोटा घल्‍लूघधारा (सन्‌ 746) लखपतराय की दमन नीति का परिणाम 
नरसहार के रूप मे निकला । सात हज़ार के करीब सिक्‍खो को, जो कि जम्मू के निकट 
बसौली के स्थान पर जा रहे थे, घेर कर मार दिया गया । तीन हजार के लगभग सिक्‍्ख 
बन्दी बना लिये गये और उनको भी मृत्यु दण्ड दिया गया। इस घटना को छोटा 
घल्लूघारा का नाम दिया गया था । 


लाहौर में गृहयुद्ध खान बहादुर जकरिया खा के मरणोपरान्त याहिया खा के 
छोटे भाई शाहनवाज ने विद्रोह किया और अपने बडे भाई को बन्दी बनाकर अपने 
आपको लाहौर का गवर्नर घोषित कर दिया । याहिया खा के बाकी अधिकारियों को 
भी पकड़ लिया गया जिन मे उसका हिन्दू दीवान लखपतराम भी था । 

शाहनवाज ते कौडासल को नया दीवान नियुक्त किया और अश्रद्दीताबेग को 
जालन्धर द्वाब का फौजदार रहने दिया। दिल्‍ली के मृख्यमत्री कमरुदूदीन ने जो कि 
उसके बडे भाई याहिया खा का समर्थक था उसे विधिवत्‌ स्वीकृति दैने से इल्कार कर 
दिया और उसे याहिया खां को छोड़ने का आदेश दिया। शाहनवाज्‌ ने ऐसा करने से 


सिक्‍खो का दमन और पुनर्गठन ]07 


इन्कार कर दिया । परन्तु कुछ समय के बाद याहिया खा अपने छोटे भाई की कौद से 
भागने मे सफल हो गया । वह दिल्‍ली चला गया जहा उसने मुगल सम्राट को अपनी 
दुःखभरी कहानी सुनाई। शाहनवाज को यह भय हो गया कि भ्रब उसके विरुद्ध बडी 
सख्त कारवाई की जाएगी। उसने अपनी रक्षा के लिए अदीनाबेग के कहने पर अहमद- 
शाह श्रब्दाली को पंजाब पर हमला करने का निमंत्रण भेजा । 


अन 


7268070९ धा€ एणाकाणा ० शाताड गा पी एथा]87० क्वींटा ॥6 त6वत 
ण 38709 ऊ्रल्ञाब्रतफा जठ्ज वात पी6 जशाद्या$ ४6 गीशा 0058 पा 
0०वें बॉीश' छक्षात3 38 ९5९ए०एए।ा०णा. 
बन्दा बहादुर की मृत्यु के पदचात्‌ पंजाब की दशा का वर्णन करो। बन्दा के 
वध के बाद सिक्‍खो ने किस प्रकार अपने सगठन को व्यवस्थित किया ? 
(आए &4 8९८0एा ण ॥86 ज़ाशा ण 6 शांदता$3 तप 08 7६४776 
0६06 पृणवाएओ 060एशाठा$ 0ती ॥ब्राणाद खाए 2067 $47480 
दिता। 809 ॥5 807 /वॉटकाप& 4ै॥98॥ 
लाहौर के तूरानी गवनेरों अर्थात्‌ श्रब्दुलत समद खा और जकरिया खा के 
शासन काल मे सिक्खो की दशा का वर्णन करो । 
एजाह8 70658 0 * 

() छिाग्य शिक्षा। शाएईी) (0 छत प्यप झगाषशा (॥0 3208 शाह 
07) मस्कवापुर्ध रे (०) इगाती (ऋआधाएडील्राब ०. ४6 सवा 
पछ्र०0८०थाएर्- 
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए . 
(!) भाई सनी सिंह (7४) भाई तरू सिंह (४) बोता सिंह 
(7४) हकीकत राय (५) छोटा घल्लूघारा । 
छ680०४०७ 79त्तर्थाए िश्वयता' आाब्ा$3 पराएग्श0०0, रा३7 ढंग दांत 
ए7006008 ० 06 कराश079 ० ?870]87 ? 
नादिर शाह के आक्रमण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । पंजाब के इतिहास पर 
उसका क्या प्रभाव पडा 
फ्रकाधा। ठ6्द्वा।ए ॥86 तींआप्राए ध्याणा३ 6 औंटाड क्री ॥6 ०६९०७४०४ 
० ऐडा48 04 (ला प्राए ॥ 472] 

बन्दा के वध के बाद सिक्‍को के मध्य पडी फूट का और सत्‌ 72 में उनमे 
पुनः हुई एकता का विस्तारपू्वंक उल्लेख कीजिए । 


॥4 
अहमदअआह खब्दाली क पंजाब पर आक्रमण 


अहमदशाह भ्रब्दाली का पहला श्राक्रमण (सन्‌ 747 ईस्वी) श्रहमदशाह श्रब्दाली 
नादिरञाह की मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ 747 में अ्रफगानिस्तान का सम्राट्‌ बन गया था 
वह शाहनवाज के निमत्रण पर पजाब पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया । 
परन्तु शाहनवाज ने मुगल मुख्यमत्री कमरुदुदीन के साथ बातचीत करने के बाद 
अन्तिम समय पर अ्ब्दाली के साथ मिलने से इन्कार कर दिया। लेकिन उसकी 
तैयारी पूरी न होने के कारण वह झहमदशाह श्रब्दाली का ग्रच्छी तरह मुकाबला 
नही कर सका | अ्रहमदशाह अब्दाली ने लाहौर में प्रवेश किया और एक महीता वहाँ 
ठहरने और बडी मात्रा मे धत और गोलाबारूद प्राप्त करने के बाद वह दिल्‍ली की श्रोर 
आगे बढा । 

श्रहमदशाह के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए मुगल नम्नाट्‌ ने अपने प्रसिद्ध 
वजीर कमरुद्दीन खा को एक बडी फौज देकर सतलुज की ओर भेजा। भ्रव्दाली की 
सेना मे. केवल !2 हजार के लगभग यौनिक थे। सरहिन्द के तिकट मलनुपुर के स्थान 
पर दोनों सेनाझो मे टक्कर हुई | मुगलों की भारी तोपों ने अफगान आक्रमणकारी को 
झागे बढते से रोक दिया । इस युद्ध मे एक गोला लगते से वजीर कमरुद्दीन का देहान्त 
हो गया । परन्तु उसके शू रवीर सुपुत्र मौयन्न-उल-मुल्क, जिस को मन्‍्नू कहा जाता है, 
ने इस घटना के" बाद बडे साहस से श्रब्दाली का मुकाबला किया और उसको पराजित 
होकर लौटना पडा । 


अब्दाली के श्राक्मण के विफल होने पर मीर मन्‍्तू लाहौर पहुँच गया और उसने 
अपनी वीरता के कारण लाहौर का गर्वनर पद प्राप्त किया । 
जब मीर मन्‍्नू लाहौर पहुँचा तो शासन शबन्ध बहुत बुरी हालत में था। खजाता 
खाली था और गृह युद्ध और सिक्‍्खो के विरोध के कारण भ्राम स्थिति बडी गम्भीर 
हो गई थी | उसने इस प्रान्त की दशा को ठीक करने का यत्न किया । उसने कौडामल 
को अपना दीवान और अदीना बंग को जालन्चर का फौजदार नियुक्त किया जिस का 
मुख्य उद्देशय यह था कि वह सिक्खों को अपने काबू से रखे । 
झब्दाली के आक्रमण के समय पजाब से गड़बड के कारण सिक्खों के होसले श्रौर 
भी बढ गये थे और उत्तका अमुतसर में श्रानाजाना काफी आसान हो गया था। उन्होंने 
अपने धर्म स्थान की रक्षा के लिए भी एक मिट्टी का किला जिसका नाम “राम रौणी” 
“था बता लिया था । सिक्‍खों ते अपना संगठन दल खालसा के रूप में करके और 


08 


अहमदशाह अब्दाली के पजाब पर आक्रमण 09 


अपने प्रसिद्ध नेता जस्सा सिंह भ्रहलूवालिया की कमान में मुंगलो और अफगानो 
का विरोध और भी तेज कर दिया था | मीर मन्‍्नू ने सिक्लो की गडबड को दबाने का 
कार्यक्रम आरम्भ किया । सबसे पहले उसने राम रौणी पर आक्रमण करके इस किले को 
नष्ट कर दिया । मीर मनन के प्रयत्नो के कारण सिक्ख जगलो और पहाडो में जा कर 
छिप गये । फिर भी जो सिक्‍्ख बन्दी बनाये गये उतको लाहौर मे लाकर बडी बेदर्दी 
से शहीद किया जाता था। मीर मन्‍नू के हुकम के बावजूद अदीनाबेग ने सिक्‍खो 
के साथ गुप्त संधि कर रखी थी और वह उनके साथ अपने सबध बनाये रखना चाहता 
था | इस लिये पूरे दिल से वह उनके विरुद्ध नहीं था । वह केवल मीर मन्‍्नू को खुश 
करने के लिए कभी-कभी कुछ सिक्ख पकड कर लाहौर भेज देता था । 

झहसदशाह अभ्रब्दाली का दूसरा आक्रमण (748-49) अपने पहले आक्रमण 
के विफल होने पर अहमदद्याह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करने का विचार 
नही छोडा था । अत सन्‌ 748 में उसने पजाब पर फिर आक्रमण किया | मीर मल्तू 
ने दिल्ली सरकार से सहायता माँगी । उस समय दिल्ली मे मुख्य मन्‍्त्री सफदरजग मीर 
मन्‍तू का कट्टर विरोधी था। उसने मीर मनन्‍नू की सहायता करने से साफ इन्कार कर 
दिया । ऐसी स्थिति में मीर मन्‍्नू ने अपने सीमित साथनोसे ही अहमदशाह अब्दाली 
का लाहौर से भ्रागे बढ़कर दरियाये चिनाब के किनारे सोधरा के स्थान पर मुकाबला 
किया । परन्तु अपनी थोडी शक्ति को ध्यान मे रखते हुए उसने अब्दाली से सुलह की 
बातचीत भी छेंड़ दी । निणंय हुआ कि अब्दाली को 4 “महल्ल”--पसरूर, गुजरात, 
स्थालकोट और झौरगाबाद जिन का भूमिकर 4 लाख रुपये था, देकर वापिस भेज 
दिया जाए। मीर मन्‍्नू ने यह भी स्वीकार कर लिया कि वह अब्दाली के श्रधी न 
लाहौर का गवर्नर रहेगा । अब्दाली को इस तरह आगे बढने से रोक दिया गया । मीर 
मनन्‍्नूके साहसपूर्ण मुकाबले के बावजूद दिल्‍ली सरकार उसके ;प्रति अमित्रतापूर्ण रही । 
वजीर सफदरजग ने शाहनवाज को उस समय मुलतान का गवर्नर नियुक्त कर दिया 
और इस तरह से मीर मन्‍्तू की शक्ति को कम करने का यत्न किय। मीर मन्‍्तू ने 
दाहनवाज के विरुद्ध कौडामल को भेजा। कौडामल ने जो कि मत से सिक्‍खों का 
हितेषी था और जिस को एक तरह से सहजघारी सिक्‍्ख भी कहा जा सकता था, इस समय 
सिक्‍्खो की सहायता से शाहतवाज को हरा दिया और मुलतान पर अ्रपत्ता अधिकार कर 
लिया । इस बात से प्रसन्‍न होकर मीर मन्‍नू ने उसको राजा का खिताब दिया और 
उसे मुलतान का सूबेदार बना दिया। 

मीर मन्‍्नू ने ऐसी स्थिति मे अ्रपने श्राप को पजाब का स्वतन्त्र शासक घोषित कर 
दिया और भअ्रहमदद्ाह अब्दाली या दिल्‍ली की मुगल सरकार को किसी किस्म का 
नजराना देना बन्द कर दिया । हु 

झहमदशाहश्रब्दाली का तीसरा श्राक्ुमण (।75-52 ). अहमदशाह 
भ्रब्दाली को मौर मन्‍नू की इस कारवाई से रोष हुआ और उसे आक्रमण करने का 
बहाना मिल गया । उसने अपने एलची को मीर मन्‍नू के पास भेजा कि उससे चार. 


[0 पजाब का इतिहास 
महल्लो का बकाया भूमिकर वसूल करे | मीर मन्‍्नू ने राजा कौडा मल, नाजिम मुलतान 
और अदीना बेग फौजदार जालन्धर को अपनी फौजो समेत लाहौर बुला लिया। 
झहमदशाह ने चिनाब पार करके लाहौर की तरफ बढना आरम्भ किया। मीर मन्नू 
ने अपने साथियो समेत शाहदरा से आगे मोर्चा सम्भाल लिया। काफी समय ऐसी 
स्थिति मे रहने के कारण मीर मन्‍नू को बहुत कठिनाई का सामना करना पडा क्योकि 
अहमदशाह अब्दाली और उसके साथी सारे इलाके में अपने लिये रसद वगरा प्राप्त 
कर सकते थे परन्तु लाहौर के सब सरफ से घिर जाने के कारण मन्‍नू और लाहौर 
की जनता को बाहर से किसी किस्म की सहायता मिलनी बन्द हो गई थी। ऐसी 
स्थिति में श्रहमदशाह के विरुद्ध आगे बढकर मुकाबला करने का सुझाव श्रदीनाबेग ते 
दिया । परन्तु कौडामल का विचार था कि श्रफगान आक्रमणकारी भी अकाल की 
स्थिति का सामना कर रहा है। सब इलाके उजड गये है और विशेष तौर पर 
गममियों की ऋतु जल्दी आ्राने वाली है । मीर मन्‍नू ने इस सुझाव को तने साना और 
अफगानो के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दिया। इस युद्ध के तीसरे दिन कौडा मल का 
देहान्त हो गया। ऐसा समभा जाता है कि उसको मरवाने में अ्दीनाबेग का हाथ था | 
अदीना बेग कौडा मल से बहुत ईर्ष्या करता था और मीर मनन पर उसके प्रभाव 
को समाप्त करने का इच्छुक था। उसने कसूर के कुछ पठानों को लालच देकर कौडामल 
को पीछे से गोली से मरवाने का यत्न किया था | कौडामल के देहान्त के बाद मीर 
मन्‍्तू की स्थिति गम्भीर हो गई और उसको पराजित होना पडा । इस समय अ्रदीना बेग 
मीर मन्‍्नू का साथ छोड कर जम्मू की ओर चला गया । 

अहमदशाह अब्दाली भीर मन्‍्नू को अपने भ्रधीन पंजाब का वायसराय बनाकर और 
उससे 50 लाख रुपया और दूसरे पारितोषिक प्राप्त करने के पर्चात भ्रफगानिस्तान 
को लौट गया और वापसी पर कश्मीर पर कब्जा करके वहां पर अपना गवनेर 
नियुक्त कर गया | 

अब्दाली के आक्रमण और मीर मन्‍्नू को पराजय के बाद पजाब की स्थिति और भी 
खराब हो गई । सिक्‍्खो ते अपनी शक्ति श्रौर बढाली और लाहौर सरकार का विरोध 


जोरशोर से आरम्भ कर दिया। मीर मन्‍्त्‌ ते अ्रदीतावेग को उसके विरुद्ध कारवाई 
करने का श्रादेश दिया । अदीनाबेग ने मीर मन्‍्नू को खूश करने के लिए सिक्‍्खो के विरुद्ध 


भार्खवाल (आनन्दपुर साहिब) के स्थान पर होला मोहल्ला के त्योहार पर सक्रिय 
कारवाई करके उनको पराजित कर दिया | अदीनाबेग ने सिक्‍खों को आश्वासन दिया कि 
उन्तको पूर्णतया दमन करने का उसका कोई इरादा नहीं परन्तु वह चाहता है कि सिक्ख 
सरकार के प्रति भ्रपनी विरोधी कारवाई को धीमी कर दें और उसके श्रकुश मे रहे । 
बहुत,सें सिकक्‍्खों को उसने अपने साथ मिला लिया। इन सिक्‍खो मे जस्सा सिंह राम- 
गढिया भी था जो कि बाद में दल खालसा का प्रसिद्ध लीडर बना | 

पंजाब के वायसराय के रूप में सीर मल्तू अधिक समय काम नही कर सका । सन्‌ 
753 में वह अपने घोड़े से गिर कर मर गया । उसके पश्चात उसकी पत्नी मराद 
बेगम ते जो कि मुगलानी बेगम के नाम से पंजाब के इतिहास मे प्रसिद्ध है, शासन की 


अहमदशाह अब्दाली के पजाब पर श्राक्रममण !7] 
बागडोर अपने हाथ मे ले ली मुगलानी बेगम ने अपने तीन साला लडके को मीर मनन 
का उत्त राधिकारी घोषित कर दिया और राजप्रबन्ध अपने पति के वेजीरो और दरबा- 
रियो की सहायता से चलाने लगी । मुगल सम्राट्‌ ने अपने कमसिन लडके को लाहौर का 
गवर्नर बना दिया और मुगलानी बेगम के लडके को उसका नायक मृकरंर किया । मीर 
मन्‍नू के सुपुत्र का देहान्त हो जाने पर मुगलानी बेगम ने राजपग्रबन्ध अपने हाथ में ले' 
लिया और दिल्‍ली सरकार से दखल का विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही 
साथ मुगलानो बेगम के षड्यत्र का अन्त करने के लिए दिल्‍ली सरकार ने उसके विरुद्ध 
कारवाई की और उसको बदी बनाकर दिल्‍ली भेज दिया। दिल्‍ली से भी मुगलानी 
बेगम ने गृप्त 'रूप से अहमदशाह शअ्रब्दली के साथ पत्रव्यवहार जारी रखा और प्रेरणा 
दी कि उसके अगली बार भारत पर आक्रमण करने पर वह उसको दिल्ली में रहने वाले 
बडे-बडें अमीरो-वजीरो की धन सम्पत्ति के बारे मे सूचना देगी । 

प्रब्दाली का चौथा आक्रमण (सन्‌ 2756-57) अहमदशाह अब्दाली पजाब 
मे दिल्ली सरकार की सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता था जिस की 
सूचना देने का मुगलानी बेगम ने वचन दिया था | अहमदशाह श्रब्दाली थोडे समय 
लाहौर ठहरने के पश्चात्‌ 20 जनवरी, 757 को दिल्ली पहुँच गया । कहा जाता है 
कि अहमदशाह अ्रब्दाली ने अपने बेटे तेमू रशाह की शादी मुहम्मदशाह के बेटे अहमद- 
शाह की लडकी के साथ कर दी और मुहम्मद शाह की बेटी हजरतबेगम को अपने हरम 
मे दाखिल कर लिया और दिल्ली से बेशुमार धन प्राप्त किया। दिल्ली से आगे मथुरा 
तक पहुँचकर उसने बहुत से हिन्दुओ को तलवार के घाट उतारा और मन्दिरों से 
बहुमूल्य चीजे लूटी | वह और भी आगे आगरा तक जाना चाहता था परन्तु उसकी सेना 
में हैजा फैलने के कारण उसको वापस लौटना पडा । 
कहा जाता है कि यह घन और सम्पत्ति इतनी अ्रधिक थी कि अश्रहमद्शाह 
ने पजाब से जो हाथी घीडे, बेल, खच्चर और गधे आदि प्राप्त किए वे भी इसको 
ले जाने के लिए पर्याप्त नही हुए। यही नही, उसके 80 हजार घ्‌डसवार अपने 
घोडों पर माल लादकर स्वय पेदल चलने लगे। इस लूठ मार को ले जाते समय 
सिकखो ने इस मौकें का लाभ उठाया और जहाँ पर भी हो सका और जितना भी 
हो सका सका उन्होने भ्रहमदद्याह का बोक हल्का करने मे उसकी सहायता की । 
लाहोर पहुँचकर अहमदशाह अब्दाली ने अपने सुपुत्र तमूरशाह को पंजाब का 
वायसराय नियुक्त किया और जहान खा को बहुत सख्या मे फौज देकर उसकी सहायता 
के लिए यहा छोड दिया । इस सारे प्रबन्ध में मुगलानी बेगम को कुछ लाभ नही हुआ | 
उसकी* अपनी चालो के फलस्वरूप हालात और भी खराब हो गये । अदीनाबेग खा को 
तैमूरशाह ने जालन्धर द्वाब का फौजदार बना रहने दिया हालांकि उसमें यह शर्त 
भी रखी भ्री कि उसको दरबार मे हाजिर होनेके लिए मंजबूर न किया जाए। उसकी 
यह शर्तें इस लिए माननी पडी क्योकि अदीनाबेग हौ सिक्‍खों को काबूमे रख सकता 
था । 
तैमूरशाहु और जहान खा ने पजाब' मे अपनी शक्ति बंढांने और सुव्य॑वस्थो संथार्पित ' 


]2 पजाब का इतिहास 


करने के लिए बडे प्रयत्न किए। परन्तु मीर मन्‍न्‌ की मृत्यु और मुगलानी बेगम के समय में 
सिक्‍खो की शक्ति बहुत बढ चुकी थी और कई स्थानों पर उन्होने अपना अधिकार 
जमा लिया था| सबसे पहले जहान खा को सिक्खो को दबाने के लिए अमृतसर की 
की ओर भेजा गया जहापर कि दीवाली के भ्रवसर पर उनके बहुत सख्या में इकट्ठा 
होने की आ्राशा थी । साथ ही मुसलमान जनता को सिक्‍खो के विरुद्ध जहाद करने 
को प्रेरणा दी गई। सिकखो की ओर से बाबा दीप सिंह को अमृतसर की रक्षा करते 
का कार्य दिया गया | तरन-तारण के निकट घमसान का यूद्ध हुआ जिससे पहले तो 
भ्रफानो को हार हुई परन्तु उसी समय और अफगान सेना के पहुँचने पर बाबा दीप 
सिंह घायल हो गये । कहा जाता है कि “बाबा दीप सिंह को घातक घाव लगने पर 
वीर सिकख ने अपने घायल सिर को दाहिने हाथ का सहारा देकर युद्ध जारी रखाओऔर 
हरमन्दिर (दरबारसाहिब) की परिक्रमा मे जाकर प्राण छोड, जहाँ उनके सम्मान 
में भ्रबः स्मारक बना हुझा है” । बाबा दीप सिह की शहीदी पर सिक्‍खों में बहुत रोष 
फैला । उन्होने अफगानो के विरुद्ध प्रबल कारवाई का निदचय किया । 


श्रदीनाबेग के लाहौर बुलाने पर इकार करने के पद्चात्‌ तैमूरशाह ने उसको 
दण्ड देने के लिए फौज भेजी। श्रदीनाबेग ने सिक्खो की सहायता से लगभग 25 
हजार सवारों की सेना से होशियारपुर जिले मे महिलपुर के स्थान पर अफगान 
सेनापति मुरादखा के विरुद्ध युद्ध मे विजय प्राप्त की। अ्रफगानों की हार से सिक्‍यों 
के हौसले और भी बढ गये श्रौर इसके परचात्‌ जो भी सेना सिक्‍्खों के विरुद्ध भेजी 
गई सब सदा पराजित हुईं । सिक्खों ते इस समय अ्रपनी मार लाहौर तक करनी 
शुरू करदी। कहा जाता है कि सिक्खों के भय से भ्रफपात शासक केवल लाहौर शहर 
तक ही सीमित हो गये । शाम को शहर के दरवाजे बन्द कर दिये जाते थे । 


प्दीताबेग ने इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए एक और योजना सोची। 
उसने मराठा सरदार रघुनाथ राव, जो कि सन्‌ !757 के अन्त में दिल्ली मे थे, 
को पजाब पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया । अ्रदीनाबेग ने वचन दिया कि वह 
मराठा सरदारो को पजाब आते समय जितने दिन वह चलकर आयेंगे एक लाख 
रुपया भ्रति दिन श्र जितने दिन रास्ते मे विश्राम करेगे 50 हजार रुपये प्रति दिन देने 
तैयार होगा । मराठो ने यह निमंत्रण स्वीकार किया और पंजाब पर झ्राक्रमण की 
तैयारी की । अदीनाबेग ने बडी चतुराई से सिक्खों को भी मराठों की सहायता के 
लिए तैयार किया । इस प्रकार मार्च 758 में मराहठो ने सरहिन्द पर विजय प्राप्त 
कर ली और वे लाहौर की तरफ बढ़ी ।इस तरह भ्रफन के विरुद्ध तीन पक्षों ने 
(अदोनाबेग, मराठे और सिक्ख) मिलकर आक्रमण किया तैमूर शाहु और जहान खा 
ते' लाहौर छोड़कर काबुल का रास्ता लिया | वजीराबाव के पास चिनाब नदी को 
पार करते हुए जबकि अभी उप्तका कुछ सामान और सेना दरिया के पूर्वी किनारे पर 
थे, संयुक्त सेना ने उस पर भ्राक्मण कर दिया । बहुत से श्रफागान मारे गये झौर कुछ 


अहमदशाह अब्दाली के पजाब पर आक्रमण 43 


बदी बना लिये गये | सिकखो ने उनको हरमन्दिर साहिब जो कि अपफगानो ने श्रष्ट 
कर दिया था की सफाई के काम पर लगाया । 

अफगानो के पतन के पश्चात्‌ पजाब मे मराठो का राज हो गया और उन्होने 
यह निरचय किया कि वे पजाब पर सीघा राज्य स्थापित नही करेगे बल्कि इसके 
एवज में अ्रदीनाबेग को लाहौर का गवर्नर नियुक्त करके उससे 75 लाख रुपया 

सालाना नजराना प्राप्त करेगे। ऐसा शायद इसलिए उचित समझा गया कि मराठो 
को ज्ञात था कि सिक्‍खो की शक्ति इतनी बढ चुकी है कि यहाँ पूरे तौर पर उनका _ 
शासन स्थापित नहीं हो सकेगा। दूसरा कारण यह भी हो सकता है। कि अपने 
केन्द्र से इतने दूर रह कर वे शासनप्रबन्ध अच्छी तरह से नही चला सकते थे । तीसरा 
कारण यह भी कहा जाता है कि उस समय मराठों की आश्थिक स्थिति खराब थी। इन 
सब बातो को ध्यान मे रखते हुए मराठो ने अदीनाबेग को,जिस ने उन्हे आमत्रित किया 
था, पजाब का गवर्नर बनाना उचित समभा । 

यहा यह बात उल्लेखनीय है कि मराठो के पजाब में आने से यहा पर एक 
नई राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई थी और मराठो की वीरता के साथ अगर सिक्‍्खो का 
सहयोग हो सकता तो पजाब का इतिहास बिल्कुल भिन्‍न होता । परन्तु जैसा कि सिन्हा 
ने विचार प्रकट किया है कि ऐसा होना सम्भव नही हो सका और सिक्‍खो ने भी मराठो 
के शासन को अपने हित में नही समझा । 

इस सारी कारवाई से अदीनाबेग को सर्वाधिक लाभ हुआ और उसकी पजाब 
का सूबेदार बनने की अ्रपनी इच्छा पूर्ण हो गई | अब यह देखना बाकी था कि पजाब के 
सिक्‍्ख उसको किस सीमा तक अपना स्वामी मानने के लिए तंयार थे ? अदीनाबेग को 
पहले ही सिक्‍ख विरोध का ज्ञान था और उसने सिक्‍खो के दमन के लिए विशाल 
प्रबन्ध करने आरम्भ कर दिए । उसने बहुत से नये फौजी भरती किये और अमृतसर 
के निकट सिक्‍खो के किले राम रोणी को घेरने का प्रबन्ध किया । साथ ही साथ 
श्रदीनाबेग ने कई हजार लकड॒हारो को नौकर रखा जो कि उन जगलो को काटने के 
काम पर लगाए जाने थे जिन में कि सिक्ख लोग जाकर छिप जाते थे । यह सब तैयारी 
अ्रभी पूरी तरह नही हुई थी कि 5 सितम्बर, 758 में अदीनाबेग का देहान्त हो गया 
और होशियारपुर के निकट खानपुर गाँव मे उसको दफना दिया गया। 

अदीनाबेग, इतिहासकार एन०के ० सिन्हा के शब्दों मे, एक श्रदूभुत व्यक्ति था जिस 
ते पजाब के इतिहास मे महत्त्वपूर्ण सूमिका निभाई । केवल वह ही एक ऐसा राजनीतिज्ञ 
था जिसने पजाब में मुगलों, अफगानो, सिक्खो और मराठों से बराबर लाभ उठाया । 
उस समय के सब प्रभावशाली शासको को उसकी आवश्यकता थी और वह हर एक 
से अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखकर सौदा करता था ।” 

अदीनाबेग की मृत्यु के बाद पंजाब की स्थिति ' अ्रदीनाबेग के देहान्त के बाद 
मुगल, अफगान और मराठ सब अपना-अपना अधिकार पजाब पर मानते थे। परल्तु 
वास्तव से पजाब के मालिक केवल सिक्‍्ख थे। उसी साल दीवाली के उत्सव पर अ्रमृतसर 


[4 पजाब का इतिहास 
मे सरवत्त खालसा की सभा में यह प्रस्ताव रखा गया कि सिक्‍खो को लाहौर पर कब्जा 
कर लेना चाहिए । लेकिन उसी समय उन्हे समाचार मिला कि मराठों ने साहूजी 
सिन्धिया के नेतृत्व मे पजाब की ओर सेना भेजी है और उत्तर की ओर से जहानखा 
भी श्रफगान सेना लेकर सिन्ध पार करके आ रहा है। साहुजी ने सिक्खो की सहायता से 
जहानखा' को परजित किया । ॥ 
झ्रब्दाली का पॉँचवों श्राकमण (सन्‌! 755) और पानीपत की तीसरी लड़ाईं(सन्‌ 
]76) पतक्कड के मौसम में अब्दाली ने विशाल सेना इकट्ठी करके पजाब पर पाचवी 
बार आक्रमण किया | उसके लिए यह आवश्यक हो गया था क्योकि वह अपने सुपुत्र 
तैमरशाह को पजाब मे से निकाल देने का बदला लेना चाहता था और मराठो की उत्तर 
परिचमी भारत में बढती हुई शक्ति को भी समाप्त कर देना चाहता था। दिल्ली में 
अहमदशाह अब्दाली के नियुक्त हुए प्रतिनिधि नजीब-उल-दौला को भी मराठो ने 
निकाल दिया था और दिल्‍ली के आसपास बहुत से मुसलमान झासको ने भी अब्दाली 
को इस बात की प्रेरणा दी थी कि वह मराठो के विरुद्ध कारवाई करे। 
चाहे सिक्‍्खो का मराठो से कोई प्रेम नही था परन्तु अब्दाली के विरुद्ध वे उनके 
साथ मिलकर कारवाई करने के लिए उद्यत थे। अपने आप और अकेले वह श्रब्दाली का 
विरोध नही करना चाहते थे और उन्होने अपनी पुरानी गुरिल्ला नीति को ही अपनाया । 
मराठो के प्रतिनिधि साहू जी ने लाहौर की रक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध | नही किया और 
वहाँ से दिल्‍ली की ओर चला गया। अब्दाली को भी दिल्ली की तरफ बढने मे कोई 
विशेष कठिनाई नही हुई । वह अ्रकालगढ पहुँच गया जहाँ पर उसको सूचना मिली कि 
मराठो की एक बड़ी फौज अब्दाली से युद्ध करने के लिए उत्तर भारत की तरफ श्रा 
रही है । भ्रब्दाली ने उनके साथ युद्ध की तेयारी आरम्भ कर दी । इस प्रदेश के मुसल- 
मान शासकों ने अब्दाली का साथ दिया । सिक्‍खो ने अफगान मराठा संघर्ष का लाभ 
उठाने का निएचय किया । उनकी इच्छा थी कि अपनी सारी शक्ति संगठित करके 
लाहौर पर अधिकार कर लिया जाए। इस बारे में उन्होने कारवाई आरम्भ कर दी। 
ज़स्सा सिंह अहलुवालिया को लीडर चुना गया श्रौर चडतसिंह शुक्र4क्किया, जय सिंह 
कन्हैया और हूरि सिंह भगी उसके सहायक बने । लाहौर के अफगान गवर्नर ने उन्त को 
30 हजार रुपये भेट किये ताकि वे लाहौर पर आक्रमण न करें सिक्‍्खो ते ये रुपये स्वीकार 
करलिए और वापिस लौट गये । क्योकि उनका विचार था कि लाहौर पर कब्जा करने से 
पहले यह निर्णय हो जाये कि भ्रफगान या मराठे इस दोनों में से पजाब का मालिक 
कौत बनेगा ? 
पातीपत का तीसरा युद्ध (सन्‌ 76व ) 


अब्दाली ने भारत मे कोई सवा साल से अधिक तैयारी करके मराठों के विरुद्ध 
कारवाई के लिए पानीपत के स्थान पर समुचित मोचबिन्दी कर ली और अपने अनुकूल 
समय पर यूद्ध आरम्भ कर दिया | पानीपत के इदंगिंदे मराठो की स्थिति कमजोर 
होती जा रही'थी उनके लिए ख्ादूय पत्तामंग्री प्राप्त करनी बहुत कठिन हो गई 


अहमदशाह अच्दाली के पजाब पर आक्रमण [5 


थी और विवश होकर उनको श्रफगानो के विरुद्ध युद्ध करना पडा। मराठों के तोपखाने 
का अब्दाली के घुड्सवारों ने डटकर मुकाबला किया श्रौर अब्दाली कौ कुशल युद्ध नीति 
ने मराठो को पराजित कर दिया । इस युद्ध मे मराठों को बहुतभारी क्षति उठनी 
पडी । दोनों प्रसिद्ध नेता सदाशिव राव भाशो और रघुनाथ राव मारे गये। बाकी मरते 
वालो की सख्या कितनी थी इस का श्रन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 
पानीपत में मराठो की पराजय के फलस्वरूप कहा जाता था कि महाराष्ट्‌ का कोई 
कुनबा ऐसा नहीं था जिसका कोई संदस्य मारा न गया हो । 

पातीपत के युद्ध का महत्व. अफगान मराठा सघर्ष का असली लाभ सिक्‍खों 
को हुआ , उनके इस संघर्ष मे शामिल न होने की नीति सफल रही क्योकि दोनों 
विरोधी आपस मे लडकर अपनी शक्ति खो बंठे । श्रहमद्याह श्रब्दाली विजेता होते 
हुए भी वास्तव में सिक्खों के विरुद्ध कारवाई करने की शक्ति खो बंठा था । इसलिए 
जहाँ तक पजाब पर आक्रमण करने का सबघ है असली विजय सिक्‍खो की ही समभनी 
चाहिए । 

पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अहमदशाह अंब्दाली के लिए सिक्खो का दमन 
करना एक प्रकार से असम्भव हो गया | सिक्‍खो का उत्साह बढ गया और अरब उनको 
विश्वास हो गया कि वह पजाब में श्रपनी सत्ता जमा सकेंगे इसका सकेत इस बात 
से मिलता है कि अब्दाली के पानीपत से स्वदेश लौटते समय सिक्‍खों ने ब्यास नदी 
के पास उसको तग करन शुरू कर दिया । उसके पास जो सम्पत्ति थी उसका कुछ 
भाग लूट भी लिया और दो हजार के लगभग बदी औरतो को छडाकर उनके परिवारों 
के पास पहुँचा दिया । 

अहमदशाह अ्रब्दाली ने अफगानिस्तान लौटने पर उत्तर पश्चिमी भारत का शासन 
प्रबन्ध नये ढग से किया। मुलतान के सूबे का गवर्नर सर बुलन्द खा को बताया गया । 
लाहौर ख्वाजा औबेद के अधीन और सरहिन्द जैन खाँ के सुपुर्दे किया ग़या। तीनो 
गवर्नरों को आदेश दिया गया कि वे पजाब मे सिक्‍खों के विरुद्ध सख्त कारवाई करे। 
परन्तु वास्तव में ऐसा करना कितना कठिन था यह इस बात से सिद्ध होता 
है कि सिक्‍्खो ने खुद अब्दाली को सिंध नदी तक इतना परेशान किया कि सुरक्षा के 
लिये उस के शिविर के चारो ओर कच्ची 'फसील बनाना आवश्यक हो गया। ऐसा 
प्रबन्ध करने पर भी 20-20, 30-30 सिक्‍ख जत्थे एकदम कही से निकल कर अफगानो 
पर झाक्रमण करते और जो कुछ हाथ लगता ले जाते थे । 

अब्दाली के पजाब से चले जाने पर सिक्‍ख हर स्थान में उठ खडे हुए और उन्होने 
सब प्रसिद्ध शहरों के फौजदारों के विरुद्ध कारवाई आरम्भ कर दी। इस समय 
शुक्रवविकया मिसल के सरदार चडत सिंह ने अफगानो के विरुद्ध कारवाई मे बहुत ख्याति 
पाई | लाहौर के सुबेदार रुवाजा श्रौबेद ने चडत सिंह के विरुद्ध कारवाई करने के 
लिये 0 हुजार सेना लेकर उसके हैडक्वार्टर गुजरावाला पर आक्रमण कर दिया । 
ऐसी स्थिति मे सिक्ख मिसलो के सरदारो ने जिन मे जस्सा सिंह अहलूवालिया, हरि सिंह 


6 पजाब का इतिहास 


भगी और जय सिंह कन्हैया थे, उसकी मदद करके अफगान गवनेर को पराजित कर 
दिया और उसको लाहौर लौटना पडा | सन्‌ 76 में दीवाली के दिवस पर सिक्‍खो 
ने अमृतसर मे इकट्ठे होकर सरवत्त खालसा की मीटिंग की और एक बार फिर 
सिक्खो ते प्रस्ताव पास किया कि विदेशियों को भगराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया 
जाए । इस काम के लिए जस्सा सिंह अहलू वालिया को फिर नियुक्त किया गया और 
उसको सुलतान-उल-कौम की उपाधि दी गई। जस्सा सिंह अ्रहलूवालिया ने लाहौर में 
प्रवेश करके अपना सिक्का उसी तरह से जारी किया जिस तरह से 5] साल पहले बन्दा 
बहादुर ने जारी किया था। 

साथ ही साथ सिक्खो ने बडे पैमाने पर श्रफगान अधिकारियों के विरुद्ध और उन 
लोगो को, जो उनके सहायक माने जाते थे, दड देने के लिए कारवाई आरम्भ कर दी | 
इस कारवाई के लिए सिक्‍खो ने जण्डियाला के निरजनी अखाडे के लीडर आकिलखाँ 
और कागडा के कटोच वश के राजा घमण्डचन्द को चुना क्योकि उन्होने अब्दाली 
को पजाब आने का निमत्रण दिया था। 
अब्दाली का छठा श्राक्रमण (सन्‌ 762) और वड्डा (बड़ा) घल्लूघारा। 
(5 फरवरी, 762) 

पृजाब में स्थिति को शभ्रधिक खराब होने ने रोकने और विशेष तौर पर सिक्‍्खो का 
दमन करने के लिए अब्दाली ने छटी बार पजाब पर आक्रमण किया । यह खबर मिलते 
ही जस्सा सिंह अहलूवालिया लाहौर से चला गया और उसने अपने साथियों को भी 
सलाह दी कि वह जण्डियाला का धेरा समाप्त करके भ्रपने साथियो और बच्चो को लेकर 
हरियाणा के मरुथल की ओर चले आएं । अब्दाली ने लाहौर पहुँचकर उन सिक्‍्खो का 
पीछा किया जो कि पजाब के दक्षिण की ओर जा रहे थे और जिन मे अधिकतर 
युद्ध न करने वाले लोग थे । उसकी सुचना प्राप्त होने पर कि सिक्खो का एक समूह 
कृप्प रहिरा (मलेरकोटला से कोई 6 मील उत्तर की तरफ) पहुँच गया है उसने 
50 मील केवल दो दिन मे तय करके उनको अचानक घेर लिया। उस समय वे लोग 
श्रपने भारी समान के बगर थे जो कि कूछ मील पीछे आ रहा था। ऐसी स्थिति मे 
अ्रब्दाली ने उत्तको घेर लिया और कई हजार सिक्‍ख जो कि तकरीबन निहत्थे थे और 
पुराना गुरिल्ला युद्ध नही कर सकते थे, अब्दाली के विरुद्ध बिल्कूल बेबस थे । उन्होने 
स्त्रियो और बच्चो को बीच में रखकर और चारो ओर पुरुषो की पक्तियाँ बनाकर 
दुर्ग के रूप मे आगे की तरफ बढ़ना आरम्भ किया । परन्तु अब्दाली और उसके साथी 
सिपाहियों ने उतका बुरी तरह से सफाया कर दिया । श्रनुमान लगाया जाता है कि उस 
स्थान पर 20-30 हजार सिक्स मारे गये । साथ मे आदि ग्रन्थ की वह पोथी भी नष्ट 
हो गई जो कि दसवें गुरु गोबिन्द सिंह ने तलवडी साबो के स्थान पर सन्‌ 707 मे 
प्राप्त की थी। इस तरसहार को वड्डा घल्लूघारा के नाम से पुकारा जाता है और यह 
घटना 5 फरवरी, 762 के दिन हुई थी। (इस महत्त्वपूर्ण स्थान पर आजकल एक 
छोटा सा गुरुद्वारा है और उस उँचे टीले पर जिसके चारों भोर पानी जमा रहता था 


अहमदशाह अब्दाली के पजाब पर आक्रमण ॥7 


एक मुसलमान की कब्र है जहाँ कुछ लोग यात्रा के लिये मनेरकोटला से आते है) । 
अ्हमदशाह अब्दाली भ्रपनीा इस महान विजय के पश्चात्‌ बरनाला, जो कि 
झाला सिंह का उस समय हैडक्वाटर था, की ओर बढा । आला सिह ने बगैर किसी 
विद्रोह के उसका अधिकार भान लिया और पाँच लाख रुपया उसको भेट किया । इस के 
अलावा कहा जाता है कि एक लाख 25 हजार रुपया उसने अपने केशो को शहीद होने 
से बचाने के लिये भी दिया | आला सिंह के अहमदशाह शभ्रब्दाली को स्वामी मान लेने 
पर उसको जागीर लौठा दी गई और उसकी पदवी रहने दी गई । इस तरह ग्रहमदशाह 
अ्रब्दाली ने श्रपनी उस नई नीति का प्रमाण दिया जिस के अनुसार “अ्रगर किसी देग 
के खरगोश को पकडना हो तो उसे पकडने के लिए उसी देश्ष के कुत्ते को प्रयुक्त करना 
ज्यादा उचित होगा । 
अपनी सिक्‍खो के विरुदृध सफज कारवाई के पश्चात्‌ अ्रहमदशाह अब्दाली सरहिन्द 
के रास्ते लाहौर लौट श्राया। वापसी पर भी उसने बहुत से सिक्‍्ख मारे | कहा जाता 
है कि सरहिन्द से लाहौर जाते हुए उसके साथ 50 छकडे सिक्‍खो के सिरो से भरे हुए 
थे। बहुत से सिकक्‍लो को वह बन्दी बनाकर भी ले गया। फॉरस्टर के शब्दों मे, 
“ग्रहमद्ाह श्रब्दाली ने उन मस्जिदों की दीवारे जिन को सिकक्‍खो ने श्रष्ट कर दिया 
था सिक्‍खों के रक्त से धुलवाई और यह इसलिए किया गया कि इस्लाम को फिर से 
पवित्र बनाया जा सके | इसके साथ ही अब्दाली ने भ्रमृतसर पर चढाई करके हरमन्दिर 
साहिब को नष्ट कर दिया और पवित्र सरोवर को गन्दगी से भरवा दिया । 
प्रश्न 
].. ठाए6  8०९०प्रा। ० ॥6 #76 (0 8$ 6 86 (07789 
पघ्रठ्ण़ तात 406 िबांड4 7880: [0 शाला 8 ताइश4४:075 (66४ 
“बड्डा घल्‍्लूधारा” नामक युद्ध का वृत्तान्त लिखिए। ऐसी भयानक एव 
विनाशकारी पराजय के प्रति सिक्खो की क्‍या प्रतिक्रिया हुई ? 
2... 6.86. जाए 6 एाएलपशक068 दिवाए 0 086 शाध्धां 
(जावाएशीावाब एण॑ 4762 बत64 ४8097 ॥0एछ ॥6 शांता$ ठग्री०ए०व पीशा' 
[88 वा (6 9676 0 4रतरी5क' (00075७" 4762). 
उन परिस्थितियो का सक्षिप्त उल्लेख कीजिए जो 762 के 'बड्डे घल्लू- 
घारे” का कारण बनी और यह भी बताइये कि अक्तुबर 762 में अमृत- 
सर के युद्ध मे सिकखो ने किस प्रकार अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुन 
स्थापित की ? 
३. छ&60०7०9६ 9806 ० एक्राएबा,.. जाता ए85 73 प्राएण/6ा06 २ 
पानीपत के युद्ध का वर्णन करो । इस का क्‍या महत्त्व था ? 
,. 2७९98 5974 ऐह82 5 288". फ्रतवा 706 तात ॥6 9897 77 287॥]879 


ला४07ए? 
अदीना बेग का जीवन चरित्र लिखिए | उसने पजाब के इतिहास में क्‍या 


रोल अदा किया ? 


5 
ग्रहमदटद्ाह अब्दाली का उत्तर परिचमी मारत 
पर अधिकार और राजप्रबन्ध की व्यवस्था 


प्रव्दाली का पंजाब को शांत रखने का प्रबन्ध 


मार्च से लेकर दिसम्बर 762 तक श्रब्दाली लाहौर मे रहा। (गर्मियों का कुछ 
समय उसने बटाला के तिकट कलानौर के ठण्डे स्थान पर गूजारा) इतने समय तक उस 
के पजाब मे बने रहने का उद्देश्य यह था कि यहा पर ऐसा प्रबन्ध किया जाए जिस 
से उसका शासन स्थायी बन सके । उसने मुगल सम्राट शाहआलम को दिल्‍ली का सम्राट 
पक्का कर दिया | जम्मू के राजपुत राजा की सहायता से कश्मीर पर दोबारा श्रधिकार 
कर लिया क्योंकि वहा का उसका ही पुराना गवर्नर स्वतत्र बन बैठा था। उसने 
सप्रादतलखा को जालन्धर दूवाब का हाकिम बना दिया। भिकवन खा को मलेरकोटला 
में रहने दिया और सरहिन्द जैनला को दे दिया । काबुलीमल को उस समय लाहौर 
का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब्दाली ने सिक्‍्खो के साथ नर्मी न बरतने का निर्णय 
किया और उत्तर मे सिक्‍खो ने भी उसको चैन से नही बैठने दिया । 
ग्रमुतसर का युद्ध (अ्रक्तूबर 762) 

घल्लूधारा की दुर्घटना होने पर भी सिक्खों का साहस कम नही हुआा। उन्होने 
प्रमृतसर मे इकटूठे होकर भ्रब्दाली के विरुद्ध सधर्ष करने का फैसला किया । कहते है 
कि दीवाली के शुभ अवसर पर साठ हजार के लगभग सिक्‍ख इकदढ्ठे हुए और उन्होने 
अ्रब्दाली के विरुदृध लडने की शपथ ली। अब्दाली स्वय अमृतसर पर बश्राक्रमण करने 
आया जिस के परिणामस्वरूप भयकर युद्ध हुआ। सयोग से युद्ध वाले दिन सूर्य ग्रहण 
था। दिन के अच्घेरे मे वह गम्भीर युद्ध अ्रब्दाली की संध्या का प्रतीक बन गया। 
युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो सका। शाम पडने पर अब्दाली भागकर लाहौर चला 
गया और सिक्‍्ख लक्खी नामी घने जगल की भ्रोर चले गये । इस तरह अमृतसर के 
यूदूध में सिद्ध हो गया कि मराठों का विजेता श्रब्दाली सिकखो के विरुद्ध बिल्कुल श्रसफल 
होकर रह गया है | 
झ्फगानिस्तान कौ वापसी 


अ्रफगानिस्तान से गडबड़ की ख़बरें मिलने पर अब्दाली पंजाब से वापिस चला 

गया | उसकी गैर हाजरी मे नया प्रबन्ध निष्फल हो गया। सिक्खों ने उसके नियुक्त 

किये हुए अधिकारियों को तंगः करना शुरू कर दिया । सिक्‍खों का बुढ़्ढ़ा दल जस्सासिह 
88 


अब्दाली का उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार और राजप्रबन्ध १9 


अहलूवालिया के नेतृत्व मे जालन्धर दूवाब और मालवा मे फैल गया। हरिसिंह भगी 
और चडत सिंह शुक्रवक्किया की भ्रगवाई में तरुण दल बारी दूवाब और रचना दुवाब 
के इलाके पर छा गया । उनकी शक्ति फिर इतनी बढ गई कि उन्होने पटियानरा वाले 
झाला सिंह के साथ मिलकर जनवरी 764 में सरहिन्द पर आक्रमण किया । जैत खा 
को मार दिया और वहा पर गूरु गोबिन्द सिंह के साहिबजादो की याद मे स्मारक 
बनाया जो फतेहगढ के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ सप्ताह बाद सिक्‍्खो ने लाहौर पर 
आक्रमण किया और काबुली मल को अपनी जर्ते मानने पर मजबूर किया। इस तरह 
अहमदणाह श्रब्दाली द्वारा नियुक्त शासक अपने शिविरों तक ही सीमित होकर रह 
गये । जमुना से लेकर सिन्ध तक और जम्मू से मुलतान तक सब इलाका सिक्‍खों के 
अधीन हो गया | सिकक्‍्ख अपनी विशाल सफलता की खुशी में अम तसर जाकर दीवाली 
मनाना चाहते थे कि सूचना मिली कि अब्दाली फिर पजाब आ रहा है। 
अब्दाली का सातवां श्राक्रमण (सन्‌ 764) 

ग्रहमदशाह 8 हजार अफगानों को लेकर पजाब मे आया । सिन्ध नदी के पार 
आकर बलोच सरदार नासिर खा के अधीन |2 हजार सेनिक और उसके साथ मिल 
गये । इस बार दोनो ने मिलकर “जहाद” अर्थात्‌ धर्म युद्ध के रूप मे सिकखो के विरुद्ध 
संघर्ष छेडा | लाहौर के गवनर काबुली मल ने उनका स्वागत किया। विदेशी 
श्राक्मणकारियो के पजाब में पहुँचने पर सिक्‍्ख जगलो और पहाडो मे चले गये और 
कुछ उनको तग करने की ताक में लगे रहे। इस आक्रमण के समय अहमदशाह के 
साथ एक विद्वान काजी नूर मुहम्मद भी आया था। उन्होने अ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“जगनामा” मे इस युद्ध का आँखों देखा वर्णन किया है | काजी नूर मुहम्मद ने 
सिक्‍खो के बारे में बडे अपशब्दो का' प्रयोग किया है। लेकिन उसने यह भी माना है 
कि सिक्‍ख शूरवीर थे । काजी नूर मुहम्मद ने लिखा है, “सिक्ख चोरो की तरह छुप- 
छप कर हमला करते थे और भेडियो की तरह लडते थे [” 

अ्ब्दाली ने एक बार फिर सिक्‍्खों के धर्म स्थान अमृतसर पर आक्रमण करने 
का निर्णय किया । परन्तु उसकी शक्ति कितनी शिथिल हो गई थी अथवा सिक्‍खों 
में उसका विरोध करने का साहस कितना बढ गया था उसका अन्दाजा इस बात से 
लगाया जा सकता है कि लाहौर और अमृतसर के बीच केवल 35 मील का' फासला 


तय करने में उसे चार दिन॑ लगे। यह वही अब्दाली था जिस ने दो साल पहले 
घल्लूघारा की घटना के समय 50 मील का सफर दो दिल मे पूरा कर लिया था । 


उसके अमृतसर पहुँचने पर मुट्ठी भर सिक्‍्खो ने जिस की सख्या केवल 30 थी और 
जिन का नेता खेसकरण वाला ग्रबख्यसिह था बहुत डटकर मुकाबला किया । सब के सब 
लडते' हुए शहीद हो गये | हरमन्दिर साहिब को बारूद से उडा दिया गग्रा और सरोवर 
को मरी हुई गऊओ से भर दिया गया | श्रब्दाली को अमृतसर से किसी किस्म की 
और सम्पत्ति प्राप्त नही हुई। श्रब्दाली ने सिक्खों को घेर कर मारने का यत्न किया । 
उसमे सिक्‍्खो के विरुद्ध जालच्चर द्वुवाब, मालवा और प्रसिद्ध शहरो के पास, के 
इलाकों में छोटे-छोदे #ल,पेजे | ,उसते स्वर्य बटाला को लूटा औौर, बड़े झ्रायम से 


20 पंजाब का इतिहास 


शिकार खेलता हुआ जालन्धर की ओर जा रहा था जब कि उसको मौसम की 
तबदीली का अनुभव हुआ । इस का अर्थ यह था कि गर्मी आ रही है। यह इस बात 
की चेतावनी थी कि उसे श्रफगानिस्तान लौटने के लिए तैयार होना चाहिए | फिर भी 
उसने सन्‌ ]765 में स्वदेश लौटते समय नासिरखा के सुझाव अनुसार पजाब का प्रवन्ध 
स्थानीय नेताओो के सुपु्दे करमा उचित समझा | वह आला सिह के इलाके में जाकर 
उसको और जागीर और “तबलो-अलम” अथवा भण्डा और नगारा देकर लौट आया | 
झाला सिंह ने उसको साढ तीन लाख रुपए देने का वचन दिया | आला सिंह के इलावा 
ग्रब्दाली ने अपने भारतीय समर्थक पहाडी राजपूत, रोहेले और जाटो पर निर्भर 
करने की नीति अपनाई । 

भ्रफगानिस्तान की तरफ जाते हुए सिक्‍्खो ने उसको “गुरिल्ला युद्ध” के तरीके 
से तग करता शुरू कर दिया । अब्दाली ने तग आकर कहा था “वाह ' मेरे ही अपने 
राज्य मे मेरी पालकी भी सिक्खो के भय से कापती है”। इस कार्य में सब प्रसिद्ध मिसलो 
ने जिन मे अहलूवालिया, भगी, शुक्रचक्किया, रामगढिया और कन्हैया मिसलों के लोग 
थे, भाग लिया । अब्दाली को स्वय यह समभ नहीं श्रा रहा था कि वह ऐसे शत्रु के 
साथ किस तरह से निपटे जो कि न तो सामने आता है और न ही खुलकर युद्ध करता 
है। काजी नूर मुहम्मद जिन्होने इस आक्रमण का वर्णन हमारे लिए छोडा है, यह 
मानने पर मजबूर हो गये कि “सिक्ख शेर की तरह लडते हे और उनकी सहनशीलता 
अद्वितीय है ॥7 

अब्दाली ने फिर पजाबः छोडते समय अपने समर्थकों को खूब अच्छी तरह भ्ादेश 
दिये जो वे बड़ी खामोशी से सुनते रहे परन्तु वे मन ही मन जानते थे कि उन पर 
अमल करना असम्भव है । पजाब के असली स्वामी अ्रव सिक्‍ख थे । 

अब्दाली के पजाब से सातवी बार चले जाने पर सन्‌ 765 की बैसाखी के 
दिन सिकखों ने प्रमृततर मे “सरवत्त खालसा” समागम के समय सारी स्थिति का 
अध्ययन किया । हरिमन्दिर को फिर से साफ किया गया। इमारत दोबारा बनाई 
गई और 32 मे से 6 मिसलों को इस घमम स्थान की सुरक्षा का काम सौपा गया। 
फलस्वरूप. धार्मिक सम्मेलन अधिक होने लगे। गुरु का लगर पहले से भी विशाल 
रूप से प्रचलित किया गया और सरवत्त खालसा ने सूकाव दिया कि सिक्‍खो को 
लाहौर पर कब्जा कर लेता चाहिए। क्योंकि उस' समय कौडा मल जम्मू की ओर 
डोगरा राजपूती को अपनी फौज में भरती करने के लिए गया हुआ था । 

इस आदेशानुसार तीन प्रपिद्ध सिक्‍्ल सरदारों ने जिन का नाम शोभा' सिंह, 
लेहणा सिंह और गुज्जर सिंह थे लाहौर पर कब्जा कर लिया। उन्होने इंस शहर को 
लूटा नही बल्कि वहा के रहते वालों को सुरक्षा का यकीन दिलाया | इन सरदारों मे 
गुज्जर सिंह विशेष तौर पर बहुत अच्छा गासक सिद्ध हुआ । उसके बारे मे कहा जाता 
है कि उसने लाहौर की मुसलमान जनता को अपने अच्छे स्‍्लूक से पराजित किया । 
वह उत्तके त्योहारों में शामिल होता और उत्तके पत्रित्र स्थानों पर भी जाता था। 


422 22 म्र्न्पट ८ 
2222 ८८८६ 422 2222 

2222 42८८४ न 

4 ८2 / | 


“सिध, राजपू्वाना 


हि 


«5 ४ ०» ७ ५७.७ / 


कि शक है ०९९९५१० ५७५ 
सर हे 
[/| ५ हे री «० 
है, 
प घर 
डे 
; निज्ञाम ८ 
गोश्ा ४ 
* है 
हर 
हे मेस र रा 
५ [ 765 ई० में अहमददाह अब्दाली 
| 8 केअधीन पजाब 


/८८८८८८८८८८ 


अब्दाली का उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार और राजप्रबन्ध 82 


उसने मुसलमान जवता को यह अनुभव कराया कि वे भी अन्य पजाबियो की तरह अपने 
शासक के वफादार रहते हुए सब नागरिक अधिकार प्राप्त कर सकते है । 

सिक्‍खों ने भ्रव्दाली की शक्ति को कम होते देख कर और इलाका अपने अ्रधीन 
लेना आरम्भ कर दिया । उनके हौसले इतने बढ गए कि वह जमुना के पार उत्तर 
प्रदेश मे जाकर भी लूटमार करने लगे। रोहेलो के साथ उनकी टक्कर हुई और 
भरतपुर के जाटो के साथ मिलकर उन्होने राजस्थान की ओर भी श्राक्रमण किया । 
जब वे उस तरफ से बहुत सा माल असबाब लेकर आ रहे थे कि दिल्ली के मुख्य मत्री 
नजीबुद्दौला ने उनको रोका और उन्तको अपनी लूटमार का कुछ हिस्सा हाथ से 
खोना पडा । इसी तरह भगियो ने दक्षिण पश्चिम की ओर बढना शुरू कर दिया। 
उन्होने पाकपटन को अ्रपने अधीन कर लिया और मुलतान तक चले गये । इसी 
समय यह सूचना मिली कि श्रब्दाली एक बार फिर पचाब की ओर झा रहा है । तब 
सिक्‍्ख मिसलो ने यह काम बन्द करके एक जगह इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करने 
का प्रबन्ध किया । 


अब्दाली का आठवां श्रौर श्रत्तिम श्राक्ररण (सन्‌ 766) 

श्रब्दाली के पंजाब मे पहुँचने पर तीनो सिक्‍ख सरदार जिन्होंने लाहौर पर कब्जा 
कर रखा था वहा से चले गये। इसी घटना को उस समय के लोगो के अनुभव के 
अनुसार एक कवि ने इस तरह वर्णित किया है-- 

“सोभे दी सोभा गई, गुज्जर दा गया माल, 
लहणे नू देना पिया, तीनो होए कंगाल ।” 

प्र्थात्‌ लोगो ने उनकी इस नीति को अ्रच्छा नहीं समझा कि वह अब्दाली के 
झाने पर उनको उसके रहमोकरम पर छोडकर वहा से चले जाये । 

श्रव्दाली को लाहौर पहुंचकर यह भी पता लगा कि इन तीनो सरदारों मे लैहणा 
सिंह बहुत लोकप्रिय था और उनका व्यवहार मुसलमानों के श्रति भी बहुत अच्छा 
था। अब्दाली ने लैहणा सिंह को अपना मित्र बनाने की चेष्ठा की और उसको प्रफ- 
गानिस्तान के प्रसिद्ध खुश्क मेवे उपहार के रूप मे भेजे | परन्तु लैहणा सिंह ने ये सब 
वस्तुए उसके दूत को वापिस ले जाने के लिए कहा और अपनी तरफ से कुछ भुने 
हुए सत्तुओ का गुड में मिला हुआ आटा उपहार में भेज दिया । साथ ही यह संदेश 
भेजा कि काबुल के मेवे अमीर लोगो के खाने योग्य है और उस जैसे गरीब किसान 
लोग पजाब मे सत्तुओ का झाटा गूड मे मिलाकर खाकर खुश रहते है। अब्दाली 
को इस बात से निराशा हुई। अब्दाली ते सरहिन्द कौ ओर बढने का यत््त किया । 
मगर वह थोडी दूर ही गया था कि उसको लौटना पडा क्योंकि लाहौर शहर को 
सिक्खों से खतरा उत्पन्न हो गया था । अब्दाली ने अपने जरनैल जहानखां को अमृतसर 
पर आक्रमण करने के लिए भेजा। परन्तु इस समय सिक्‍्ख इतने शक्तिशाली हो गये 
थे और इतनी सख्या मे इलट्ठे हो गये थे कि उन्होंने उसको बुरी तरह पछाड़ दिय” ' 


अयुलनान्पारनापुक कील शनतक्गांब # 


है. ०२6... कण. फीमेल. अमन बीेशिन्लानक 


22 पंजाब का इतिहास 


अब्दाली ने अमृतसर पर कब्जा कर लिया परन्तु इस बार शहर को किसी 
किस्म की हानि नहीं पहुचाई । अब वह जालन्धर दुवाब, जो कि सबसे उपजाऊ भाग 
था, की श्रोर बढ़ा । उसने इस समय अनुभव किया कि इस इलाके में सारी जनता 
अफगानो के विरुद्ध है और अन्दर ही अन्दर से सिक्‍खो के पक्ष मे है। अ्रब्दाली आगे 
बढ कर मालवा मे चला गया जहा उसने आला सिंह के पौत्र महाराजा अमर सिंह 
से भेट की। उसने उसको अपना सहायक बनाने के लिए “राजा-ए-राजगान” की 
उपाधि दी श्रोर उसके परचात्‌ अपने विशेष प्रतिनिधि नजीबुद्दौला से भी मुलाकात 
करके राजनीतिक स्थिति पर विचार किया। अब्दाली को भी यह वात स्पष्ट हो गई 
कि थी सिक्खो के विरुद्ध उसकी सारी कोशिशे निष्फल रही है और उसके सारे प्रयत्न 
विफल हो गए है। बिल्कूल निराश होने पर और गर्मी का मौसम आरभ होते पर 
बह अफगानिस्तान लौट गया। अभी उसने सिन्‍ध नदी को पार भी नही किया था कि 
वह तीतो प्िक्ल सरदार जो लाहौर छोड गए थे वहा पर वापिस झा गए । लाहौर 
की हिन्दू और मुसलमान जनता ने उनका बडा स्वागत किया । 

सन्‌ 767 तक सिक्‍्खो ने लगभग सारे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया 
था। जो इलाके उनके सीधे शासन प्रबन्ध में नही थे, उनको वे एक चिहशेष किस्म 
का कर जिसको 'राखी” बोलते है प्राप्त करके श्रपना सरक्षण देने लगे । उन इलाकों 
को सिक्‍सो की “पट्टिया' अथवा सरक्षणाधीन इलाका कहा जाता था। उन्होंने 
अपना कार्यक्षेत्र बढाकर फिर से उत्तरप्रदेश मे आक्रमण करने आझ्रारम्भ कर दिए । 
नजीबुद्दौला उसको' रोकने में असफल रहा। उसको यह स्वीकार करना पडा कि 
“सिक्ख एक टिट्डी दल की भाति बढ़ते थे और उनका विरोध करना असम्भव था ।* 
परिणामस्वरूप फसल काटने के समय सिक्‍्खों के सरदार इलाकों में जाकर उन लोगो 
से भ्रपना हिस्सा, जिस को “ब्लैक मेल” कहा जा सकता है, प्राप्त करते थे । इसलिए 
इसको “कम्बली” या कम्बल का घन भी कहा जाता था। साधारणतया दो या तीन 
घृडसवार इस कार्य के लिए इलाके में जाते थे। उनका लोगो मे इतना भ्रातक था कि 
वह चुपचाप उनको फसल का हिस्सा दे देते थे। उनकों भ्रच्छी तरह पता था कि 
अगर ऐसा तही किय़ा गया तो फौरन ही कर्ड हजारो की सख्या मे सिक्ख वहाँ पहुँच 
जाएंगे और उनकी सब सम्पत्ति नष्ट हो जाएगी । 

'. सन्‌ 769 मे अन्तिम बार अब्दाली ने पंजाब मे, आने का उपक्रम किया | मगर 
यह आक्रमण वाममात्र का ही समझता चाहिए । वह नासूर के रोग से बिल्कूल शिथिल 
हो चुका था और जेहलम' दरिया से आगे नहीं जा सका थरा। कुछ समय परचाल्‌ 
23 अपेलूबर, 4772 को इस महात विजेता का द्वेहाल्त हों गया। उसके स्मारक पर 
भ्रह भ्रकित है “उसने इतनीः विजयें प्राप्त की कि. उनकी घोषणा से उसके शत्रुओं के 
'कान बहरे हो गए ।” मानता पडेगा कि सिक्‍ख उसके सब से बडे शत्रु थे और इस 
नाते उन्तको भी अब्दाली की विजयो की घोषणा सुनाई दी थी। परन्तु यहूं भीसत्य 

है कि उन्होंने उसकी शक्तित की परबाहु न करते हुए इस घोषणा को बहरें कातों सें 


ग्रब्दाली का उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार और राजप्रवन्ध ]23 


अनसुना कर दिया। श्रर्थात्‌ सिक्‍्खों के ऊपर उसका प्रभाव शून्य के वराबर था और 
अन्त मे उसको पीछा छुडा कर भागना पडा | 

इस विशाल और लम्बे सघर्ष का परिणाम स्पष्ट था कि सिक्‍खों ने श्रपनी 
लगातार कोशिशो से अब्दाली की मुट्ठी से उस प्रान्त को प्राप्त कर लिया जिस को 
महान मुगल साम्राज्य अ्रब्दाली से सुरक्षित नही रख सका था हालाकि उनकी शक्ति 
बहुत सीमित थी और शायद बहुत लोगो ने उनका नाम भी नही सुना था । 
श्रब्दाली के श्राकृमणों का पंजाब के जनजीवन पर प्रभाव 

अहमदशाह अब्दाली के लगातार आक्रमणो का पजाब वासियों के जीवन पर 
बहुत गहरा प्रभाव पडा । 

(क) विशेष तीर पर सिक्‍खो के लिए उसके आक्रमण लाभकारी सिद्ध हुए । 
उनके धार्मिक सघण्ष ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया और बेशुमार कठिनाइयॉ और 
कुर्बानियाँ सहने के परचात्‌ उन्होंने राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली। इस काम मे 
भ्रब्दाली के आक्रमण उनके लिए विशेष तौर पर लाभदायक सिद्ध हुए। अब्दाली ने 
मुगलो और मराठो की शक्ति को समाप्त करके 'सिक्‍्खी के लिए रास्ता साफ किया । 
अ्रन्त मे उसकी पराजय होने पर सिकक्‍्खो को राजनीतिक सत्ता आसानी से प्राप्त हो 
गई । 

(ख) अ्रब्दाली के बार-बार आ्राक्रमणो से पजाब की आश्िक, सामाजिक और 
राजनीतिक हालत शअ्रस्तव्यस्त हो गई। साधारण लोगो को जीवन बिताना बडा कठिन 
हो गया क्योकि उनको यह भय लगा रहता थां कि न मालूम किस समय फिर पजाब 
पर आक्रमण हो जाए और परिणामस्वरूप उनको कष्ट उठाने पड जाएँ। साधारण 
जीवन इस कदर अस्थिर हो गया था कि आम लोगो में यह विश्वास हो गया कि धन- 
समिपित्त इकट्ठा करना बिल्कुल निरथंक है क्योंकि वह सब' कुछ आक्रमणकारी लूट कर 
ले जाएँगे। इसी कारण पंजाबियो का स्वभाव हो गया कि जो कुछ अपने पास है वह खर्च 
करना ही अ्रच्छा होगा। क्योंकि जमा रखने से वह सब कुछ दूसरों के पास चला 
जाएगा। इसी समय से पंजाबियों के जीवन के बारे में यह मशहूर हो गया कि “खादा 
पीता' लाहे दा, बाकी अभ्रहमद शाहे दा” अर्थात्‌ जो कुछ हम खा पी कर समाप्त 
कर देगे वही अपना घत समभना चाहिये क्योकि जो कुछ बाकी रहेगा वह अहम दशाह 
लूट कर ले जाएगा । यह स्वभाव पजाबियों की एक विशेषता बन गई । इसी कारण 
वह आमतौर पर बडे शाह खर्च और आनन्दी जीव समझे जाते है। 

(ग) पजाब में अब्दाली ने धामिक मतभेद को अ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
बरतने का प्रयत्त किया । अत उसने मुसलमानों और गैर मुसलमानों में घृणा फैलाने की 
कोशिश की और कई बार तो अपने आतक्रमणो को गर मुसलमानों के विरुद्ध 'जहाद! का 
मनाम भी दिया | इससे जनता मे काफी कटुता और असहनशीलत! उत्पन्त हो गई। 
फलस्वरूप कई बार एक धमंवाले लोगों ने अन्य धर्म वालो का दमत करने की 
चेष्टा की । । 


24 पजाब का इतिहास 

(घ) अब्दाली से 20 साल के निरतर सघर्ष से सिक्‍खो को यह स्पष्ट हो 
गया कि उनके धर्मं की रक्षा दास्त्रो से ही हो सकती है। इसलिए उनका जीवन एक 
फौजी जीवन बन गया जिस के लिए शस्त्र धारण करना और युद्ध के लिए तैयार रहना 
आवश्यक हो गया। सिक्‍्खों को इस कारण आत्म-विश्वास और अपने धर्म के लिए 
कूर्बानियाँ करने की बहुत प्रेरणा मिली । 

उपर्युक्त बातो से सिद्ध हो गया कि पजाबियो के जनजीवन पर श्रब्दाली का 
बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा है । 
ग्रब्दाली की असफलता के कारण 

। सिक्‍तखों की ग्रिल्ला युद्ध नीति अहमदशाह को बहुत शक्तिशाली श्रोर 
कशल सेवापति समझते हुए सिक्‍्खो ने उसके विरुद्ध संघर्ष में “गुरिल्ला'” युद्ध नीति 
अपनाई । इस नीति से जिस का उद्देश्य अपनी शक्ति को नष्ट होने से बचाना और 
दुश्मन को अधिक से अधिक हानि पहुँचाना था। इससे सिक्‍्खो को अ्रहमदशाह अब्दाली 
को पजाब से निकालने मे विशेष सहायता मिली । उन्होने छोटे-छोटे दल बनाकर चारो 
झोर से दुश्मन पर गुप्त हमला करके उसको हानि पहुँचाई और अपती शक्ति उसके 
साधनों से बढाई। बार-बार आक्रमण करने के बावजूद अब्दाली को न तो सिक्‍खों के 
विरुद्ध एक स्थान पर लडने का मौका मिला और न ही वह उनका पूर्ण रूप से दमन 
कर सका। उसको यह स्वीकार करना पडा कि सिक्‍ख ऐसी युद्ध नीति अपना रहे 
थ्रे जिस के विरदूध उसकी शक्ति निष्फल थी । 

2. जनसाधरण को सिक्‍खो के प्रति सहानुभूति भौर सहायता सिक्‍्ख थोडी 
सख्या में होते हुए भी अब्दाली के विरुद्ध अपना सधर्ष इसलिए जारी रख सके कि 
उनको पजाब से गर-मुसलमानों की परोक्ष रूप से सहायता प्राप्त होती थी। यह सत्य 
है कि साधारण गैर मुस्लिम जनता मे इतना साहस नहीं था कि वह खुले तौर पर 
अ्रब्दाली के विरुदृध हो सकती । परन्तु वह लोग दिल से यह मानते थे कि सिक्‍्ख 
एक तरह से उन्ही के लिए लड रहे है और इसलिए उनकी राष्ट्‌ भक्ति की सराहना 
करते थे | सिक्खों ने अपना संघर्ष मुख्यतः विदेशी आ्राक्मणकारी या उनके सहायको के 
विरुद्ध किया था। उन्होते सारी जनता को अपने साथ भिला रखा था । इसका प्रमाण 
इस बात से भी मिलता है कि सिक्‍खों के गुप्त स्थानों के आसपास के गाँवों के लोग 
उनको यथासम्भव सहायता देते रहे भर उनके संघर्ष को अच्छी नजर से देखते रहे । 
“लोगो को उस समय में यह विश्वास था “आये ते निहग, बुहा खोल दो निशंग” श्रर्थात्‌ 
जोगों मे सिक्खों के प्रति ऐसी भावना थी कि वह रात्रि के समय घरो के दरवाजे खुले 
रखते थे ताकि अगर कोई निहगम या लडाका सिक्‍ख घर मे दाखिल हों जाए तो वह 
जो कुछ खाते-पीने को वहाँ पडा हो प्राप्त कर सके । वास्तव में यह एक अचम्ब की 
बात है ।' सिक्‍्खों ने किसी किस्म के प्रत्यक्ष साधनों के झभाव में बडे समय तक 
'शप्त जीवन ध्यत्तीत किया और संघर्ष को इतने सालों तक चलाए रखा। यह तभी 
सम्भव हो सका जब कि उनको जनसाधारण की सहायता या सहानुभूति प्राप्त थी | 


अब्दाली का उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार और राजप्रबन्ध 25 


3 श्रब्दाली का ध्यान दो शोर बेंठा रहना: अफगानिस्तान राजनीतिक रूप 
से एक ज्वालामुखी था । वहाँ सदेव गडबड का खतरा रहता था। इसलिये अ्रहमदाह 
पजाब मे आकर भी अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति से सदेव चितत रहता था। 
ऐसी हालत मे वह एक तरह से दो घोडो का सवार था। इसलिए वह पूरी शक्ति 
और सामथ्यं से न॒ तो पजाब की तरफ और न अफगानिस्तान की तरफ ही ध्यान दे 
सका । 

4. श्रयोग्य अधिकारी अहमदशाह श्रब्दाली की बडी कठिनाई यह भी 
थी कि जिन अ्धिकारियो को उसने पजाब का भ्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किया था 
वे सब श्रयोग्य सिद्ध हुए। तैमूर शाह, जहान खा या दूसरे प्रसिद्ध अधिकारी इस 
स्थिति को काबू में न ला सके परिणामस्वरूप उसके पजाब से चले जाने पर वहाँ सिक्‍खो 
की शक्ति फिर बढ जाती थी। इन अधिकारियो को एक दूसरे पर शक करने और 
एक दूसरे से सहयोग न करने को अहमदशाह श्रब्दाली की असफलता का एक बडा 
कारण मानना चाहिए | जहान खा ने अदीनाबेग को नाराज कर लिया था और सर- 
हिन्द का सूबेदार जैनखा बडा स्वार्थी और बेईमान था। ऐसी स्थिति में जो मुख्य 
अधिकारी थे उनमे भी श्रापस में मतभेद था । 

5. शभ्रहमदशाह भ्रब्दाली पजाब के शासक बन जाने पर भी यहाँ पर कोई ऐसा 
झपना राजनीतिक ग्रूप नही बना सका जो सदेव उसका साथ दे । उसका मुख्य काम यहाँ 
बार-बार हमले करता और श्रातक फैलाना ही था। उसका यह अनुमान गलत था कि 
वह लोगो को भयभीत करके या दण्ड देकर अपने अधीन कर सकेगा । वास्तव में उसकी 
अपनी ही दमन नीति ने यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को भी उससे अलग कर दिया । 
वे समझने लगे कि अ्रब्दाली की तरफ मिलने से उनको कोई लाभ नही होगा क्योकि 
उसके यहाँ से चले जाते पर उनको दूसरे पजाबियो के साथ बरतना पडेगा। 

6. दी काल के लिए पंजाब मे न ठहरना अब्दाली के आक्रमण आमतौर 
पर पजाब में कुछ महीनो के लिए ही होते थे | यह इसलिए भी जरूरी था कि गर्मियों 
की ऋतु में सर्द मुल्क के रहने वाले अफगानों के लिए पजाब में ठहरता बहुत कठिन 
था । इस तरह भ्रब्दाली को पजाब का अच्छी तरह प्रबन्ध करने का न तो पूरा समय 
मिलता था और न ही उसके साधन इतने विश्ञाल थे कि वह लम्बे समय की योजना 
बना कर सिक्खो को अपनी जगह से निकाल कर पकड़ सकता। 

7, “फट डालो और राज्य करो की नीति . यह नीति जो कि सारधणतया 
विदेशी भ्ाक्रमणकारी किसी देश को अपने भ्रधीन रखने के लिये बरतते है अब्दाली ने 
बहुत देर से आरम्भ की । उसने अपनी शक्ति का गलत अन्दाजा लगाते हुए यह समफका 
कि शायद इस तरह फूट डालने की उसको आवश्यकता ही न पड़े । अपनी असफलता 
के कारण उसने सिक्खों में फूट डालने, माफा और मालवा में मतभेद पैदा करने, और 
कछ देर स्थानीय लोगो को अपने साथ मिलाने की नीति उस समय आरम्भ की जब कि 
लोगो के विचार उसके विरुद्ध पक्के हो चुके थे। आला सिंह या उसके अधिकारियों ने 


26 पजाब का इतिहास 


केवल दिखावे के लिए ही उसका साथ दिया और उससे अपना उल्लू ही सीधा किया । 
इसी तरह राजपूत पहाडी राजाओं ने भी ऊपर-ऊपर से अब्दाली का साथ दिया और 
केवल लाभ प्राप्त करके उसको खुश किया । उनकी अपनी शक्ति भी कुछ अधिक नहीं 
थी । जनमत जो कि अब्दाली के विरुद्ध बल पकड गया था का मुकाबला करने के लिए 
वह असमर्थ थे । 

अब्दाली के विरुद्ध सिक्‍्लों की सफलता के कारण 

इतनी थोडी सख्या में होने एवं इतने सीमित साधन होते हुए भी सिक्‍खो का 
अ्ब्दाली को पराजित करना एक आइचयेंजनक बात थी । इसके कुछ विशेष 
कारण हैं 
] सिक्‍खों का एक दल के रूप में सगठन गुरु गोबिन्द सिह ने सिक्‍्खो मे 
नवजीवन सचार कर उनको खालसा रूपी सगठन मे बदल दिया था औझौर शअ्रब वह 
संगठन एक सशस्त्र दल बनकर अब्दाली के विरुद्ध सघर्ष मे जुट गया था। सिक्‍खो के 
अपने छोटे-छोटे दल होने के बावजूद भी वह विदेशी आक्रमण के समय एक होकर लडते 
रहे । उनमे धामिक एकता इतनी पकक्‍की थी कि अ्रब्दाली उन में फूट डालने में असफल 
रहा । उनके बारे मे एक इतिहासकार ने ठीक ही कहा है, “अब्दाली के विरुद्ध सिक्‍्खो 
ने एक सशस्त्र दल के रूप मे जो कि धर्म के आधार पर एकता के सूत्र मे बधा हुआ 
था, काम किया । परिणामस्वरूप उनमे असीम आत्मबल पैदा हो गया ।” इस लम्बे 
संघ मे उनमे योग्य सिपाहियो के ये दो गुण “अपनी पराजय में भी आ्राशावादी रहना 
आर सकट के समय धीरज तन छोडना पर्याप्त मात्रा मे पाये जाते थे और वही उनकी 
सफलता का सबसे बडा कारण था। 

2. 'गुरिल्ला ढग की लड़ाई: सिक्‍खो ने उस विशेष स्थिति मे जिसमे कि 
उनको थोडी सख्या मे और बहुत थोडे साधनों के साथ अब्दाली के साथ लडना पडा 
गुरिल्ला नीति का बहुत सफलता से भ्रयोग किया। इस ढग से यू द्ध मे एक तो उनके 
दमन का डर नही रहता था और दूसरे वे शत्रु को अधिक से अधिक हानि पहुँचाने मे 
सफल हो जाते थे । इस का परिणाम यह हुआ कि शभ्रन्त मे श्रब्दाली ने सिक्‍खों के 
विरुद्ध अपनी हार मानकर यहाँ से चला जाना ही उचित संमभझा। गुरिल्ला नीति के 
फलस्वरूप सिक्‍खो ने अदभुत सफलता प्राप्त की । 

. 3. संगठन: गुरिल्ला युद्ध के साथ-साथ दल खालसा का सगठन भी सिक्‍्खों 
की सफलता का बड़ा कारण था। इस नीति से सिक्‍खो ने अ्रब्दाली के विरुद्ध अपने 
मतभेद भुलाकर एक लीडर के भ्रधीव एक नीति पर चलकर एक उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए काम किया | यह संगठन न केवल अब्दाली के विरुद्ध उनकी सफलता का कारण 
बना बल्कि इसी संगठन की बदौलत सिक्‍खो को पंजाब में राजनीतिक सत्ता भी 
प्राप्त हुईं। 

4. सिकखों के संघर्ष का उच्च आ्राध्यात्मिक आधार * अ्रफगानों के विरुद्ध इस 
दीर्घ संघर्ष मे अपने धर्म की रक्षा की प्रबल इच्छा सिक्खो की सबसे बड़ी प्रेरणा थी । 


अग्रब्दाली का उत्तर पद्चिमी भारत पर भ्धिकार और राजप्रबन्ध 27 


यह समझता अनुचित है कि सिख केवल लूट मार के लिए युद्ध करते थे । इतना लम्बा 
और कठोर सघर्ष केवल लूट मार के लिए कभी नही किया जा सकता | वास्तव में यह 
उनकी धर्म युद्ध की भावना ही थी जिसने उनको सब कठिनाच्याँ फेलने की शक्ति दी 
और वे अत में सफल हुए । 

5, सिक्‍खो के योग्य नेता सिक्‍्खो का यह सौभाग्य था कि विशेष रूप से 
इस सकट के समय में उनको बहुत ही योग्य और उच्च आचार-विचार वाले लीडर 
मिले । उनमे सर्व प्रथम स्थान नवाब कपूर सिंह का है जिस ने सबसे पहले सिक्‍खो को 
इस सकट का मुंकाबला करने के लिए सगठित किया । उसके बाद उनके ही नियुक्त 
किये हुए लीडर जस्सा सिंह अहलूवालिया थे जिस ने सिक्‍खो को बहुत श्रच्छी अग॒वाई 
की । ये लीडर बडे (उदार, साहसी और धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। उनकी प्रेरणा से ही 
सिक्ख एक होकर यह संघर्ष इतने सालो तक चलाते रहे और अन्त मे सफल हुए । 

6. श्रब्दाली के कुछ समर्थकों की दोहरी नीति सिक्‍्खो के सकट के समय 
अ्ब्दाली के कूछ बडे अ्रधिकारियो ने भी उनकी काफी सहायता की, चाहे यह सहायता 
परोक्ष ही थी | दीवान कौड़ा मल जो कि लाहौर के गवर्नर के बडे उच्च श्रधिकारी थे, 
दिल से सिक्‍्खो के साथ थे और कुछ लोग तो उनको “सहजघधारी सिक्‍्ख” भी मानते 
थे। उन्होंने मीर मन्नू के समय सिक्खो को दमन से बचाया था। इसी तरह जालन्धर 
ढाब का फौजदार अदीनाबेग खा गुप्त रूप से सिक्‍खो के साथ मिला हुआ था । बेशक 
बह ऊपर से यह दिखावा करता था कि वह सिक्‍्खो के दमन करने में लगा रहता है 
परन्तु अदर से उसने सिक्‍खो के साथ समझौता किया हुआ था और वह अपना स्वार्थ 
भी सिक्‍खो की सहायता से सिद्ध करना चाहता था। उसको यह मालूम था कि लाहौर 
के गवर्नर के साथ मतभेद होने पर वह सिक्‍्खो के साथ मिलकर अपने हितो की रक्षा 


कर सकता है । ऐसे श्रधिकारियो की दोहरी नीति से सिक्‍्खो को बहुत हानि नही हुई 
आऔर वह दमन से बच सके । 


प्रश्न 

[] #&णए86 76 एद्चा58 छा जाता आएए555 805 30780 $६08॥ 2॥904॥, 
अहमदशाह अबव्दाली के विरुद्ध सिकखो की सफलता के कारणों का 
विश्लेषण कीजिए । 

2,  ह ज़ाँवां फ़व दांत गाए छीदछ्चो डै0पदोाएड प्राश्यडाणाडई बी8ए०06 
(छाफुरा क्षयारा क्ात॑ एबए गए ए 008 एछुछ०ए6 ०ए ५8 ?४7]80 ? 
अहमदशाह अब्दाली के आ्राक्मणो ने पजाब के लोगो के स्वभाव और 
उनके रहन-सहन के ढग को किस प्रकार प्रभावित किया ? 

3, छाएछ का रशाफद्रा० ० 98 एव एॉ8ए९०४ ०५ 786 हांताड जा ए6 ताइ- 


बाएए०्डाधा0०8  णीत6ह फ्फानका खाब08 (प्रशा8 06 छ१70०0 [76!--- 
769. 


सन्‌ 76-...769 की अ्रवधि के दौरान दुर्सनी खतरे को हठाने मे सिक्खो 
द्वारा दिए गए योगदान का मूल्याकन कीजिए । 


6 


सिक्‍्ख मिसलें 


उत्पत्ति: बदा बहादुर की शहीदी के पश्चात्‌ सिक्‍्खो का कोई एक लीडर 
नही रह गया था । ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए सिक्‍खों के छोट-छोटे गुट बन 
गये थे जो गुप्त रूप से छुपकर भ्रपना जीवन बिताने पर मजबूर हो गये थे । सन्‌ 739 
में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासन की शक्ति कम हो जाने के कारण 
सिक्‍्खो के छोटे-छोटे दल ज्यादा शक्तिशाली बन गये और उनकी गतिविधियाँ अधिक 
तेज़ हो गई थी । इस समय जो व्यक्ति इन गुटों मे ज्यादा योग्य अ्रथवा शक्तिशाली थे 
बहू उनके लीडर बन गये । इस ढग से सिक्‍ख मिश्ललो की नीव पडी । 


अर्थ. मिसल दाब्द का श्र्थ “एक जैसा” अथवा बराबर है। हो सकता है कि 
यह शब्द इस लिए प्रयोग में आया हो कि इस जत्थेबन्दी के सब सदस्य सिक्‍ख होने 
के नाते भ्रपने श्रापको हर तरह से श्रर्थात्‌ सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दृष्टि से 
एक दूसरे के बराबर समभते थे । गुरु गोबिन्द सिंह के खालसा को जल्म देने पर उनका 
उद्देश्य एक ऐसा सगठत बनाना ही था जिस के सभी सदस्य बिना किसी ऊँच-नीच या 
भेदभाव के अपने आपको बराबर समझे और हर मामले मे जिन के भ्रधिकार एक 
जैसे हों । 

चाहे शुद्ध शाब्दिक रूप से यह परिभाषा ठीक नजर आती हो परन्तु मिसल' 
शब्द का वास्तविक उपयोग शायद इस तरह से होता था कि जिस समय सिकक्‍खों के 
जत्थे पजाब में मुगलो/भ्रफगानों की सत्ता कमजोर होने पर जुदा-जुदा इलाकों को अपने 
अधीन करते थे वे अ्रकाल तख्त में अपने-अपने नाम का खाता खोल देते थे । जब कभी 
सब सरदारो की गुरमत्ता करने के लिए सभा होती थी तो वे अपना-अ्पना हिसाब भी 
लिखवा देते थे और एक दूसरे को समझा देते थे कि फला-फला इलाका फला-फला' 
मिसल के श्रधीन हो गया है। यह व्यवस्था शायद इसलिए भी की गई थी कि सिकख 
जत्थो में एक दूसरे के विरुदृध कोई शक पैदा न हो और जो इलाके पहले ही सिक्‍्खों 
के अधिकार में झा चुके थे, उन के अलावा दूसरे इलाकों को अपने अधीन लाने की तरफ 
झधिक ध्यान दिया जाए। ऐसा हिसाब रखना इस तरह से उचित था ताकि अलग- 
अलग सरदारो के नाम अलग-अलग “मिसल”' अथवा फाइल खोल दी जाए जिसमे उनके 
झधीन इलाके दर्ज कर दिए जाएँ । इस तरह की जत्येबदी के आधार पर ही मिसलो को 
अलग-अलग नाम दिए गए । यह स्पष्टीकरण ज्यादा वास्तविक मालूम होता है क्योकि 
आ्राज भी दफ्तरो मे रिकार्ड रखने की प्रथा “मिसल” के रूप में चली आती है जैसे कि 
फला मुकदमे की या फला व्यक्ति की मिसल । 


30 पजाब का इतिहास 
सगठन : जैसा कि साधारणतया होता है कि अधिक गूणवान और योग्य व्यक्ति 
ही नेता पद को सम्भालते है, सिक्ख जत्थों मे भी जो उनमे सब से योग्य सिद्ध हुए वे 
नेता बन गये और भिन्‍न-भिन्‍न जत्थों के रूप मे अपना कार्य करने लगे । इन जत्थों को 
अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध करना बहुत जरूरी था और इसका मुख्य उद्देश्य था अपनी 
धामिक स्वतत्रता कायम रखना । इस लिए यह फौजी जत्थे जो कि धर्म के आधार पर 
कायम किये गये थे एक ही समय में प्री तरह आरम्भ नही हुए थे। जैसे-जैसे समय 
बीता और जैसा-जैसा अवसर आ्राया उनकी सख्या में वैसी-वेंसी ही वृद्धि होता रही 
था| इस संगठन का सदस्य बनसे के लिए कोई विशेष थोग्यता निर्धारित नहीं थी 
हर एक सिक्ख जिस के पास एक घोडा या दूसरे शस्त्र होते थे वह अपने किसी भी 
जत्थे मे शामिल होकर उसका सदस्य बन जाता था। इसके लिए सरदार को सदस्यों 
को कोई वेतन श्रादि नही देना पडता था। सदस्य केवल' लूटी हुई सम्पत्ति का भाग लेने 
के श्रधिकारी थे जो कि सब मिल कर प्राप्त करते थे । इस सगठन' के अधीन आरम्भ 
में ही उनके जत्ये बन गये थे। बडी-बडी मिसलो के संगठन से पहले 65 ऐसे 
झ्रलग जत्थे पजाब में अपने-श्रपने नेताओं के श्रधीन काम कर रहे थे जिनके नाम हमे 
प्राप्त है। परन्तु इतनी बडी सख्या मे जत्थोी का होना सिक्‍खों के लिए लाभदायक 
नही था | इनके सरदार नेताझ्रो ने इनको कम करके अब्दाली के आक्रमणो के समय 
इनकी सख्या केवल !4 निश्चित कर दी। जिसमें 7! मिसले श्रधिकतर सतलुज के 
पदिचिम मे थी श्रौर मालव के इलाके मे एक ही प्रमुख मिसल थी । 
मिसलो के सगठत में कई बार ऐसा होता था कि एक योग्य व्यक्ति को जो कि पहले 
दूसरे बडे सरदार के अ्रधीन काम करता था अश्रपनी योग्यता श्लौर सफलता के श्राधार 
पर अपनी जुदा मिसल भी बता लेता था और उसके नाम से मिसल प्रसिद्ध हो 
जाती थी। उदाहरणाथ्थ, जस्सा सिंह अहलूवालिया और चडत सिंह शुक्रचक्किया पहले 
नवाब कपूर सिंह के अ्रधीन उसकी मिसल के सदस्य थे परन्तु बाद में उन्होंने श्रपत्ती 
' योग्यता से अलग-अलग मिसले कायम कर ली थी । 
स्वरूप और विशेषता मिसलों के स्वरूप का इतिहासकारों ने अलग वर्णन 
किया है। कर्निघम के कथनानुसार मिसले धर्म और भूमि के झ्राधार पर बनाये गये सघ 
थे। यह तो ठीक ही है कि मिसलो की जत्थेबन्दी सिक्ख धर्म मे विश्वास रखने वालो की 
थी परन्तु यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि वे धारमिक संगठन थे | कारण यह है 
कि मिसलें एक धर्म के मानने वालो का सगठन तो जरूर थी परन्तु उनका काम धर्म 
के श्राधार पर न तो होता था न ही उसमे धारमिक नेताओं को उच्च स्थान दिया जाता 
था। उत्तको भूमि के अाधार पर बनाये गये “फ्यूडल” किस्म के सघ भी नहीं कहा जा 
सकता । क्योकि मिसल के सदस्य किसी किस्म की “फ्यूडल” सेवा के लिए बाध्य नहीं 
थे | वे तो केवल अपना हिस्सा लेसे का भ्रधिकार रखते थे और अपने नेता ' के अधीन 
या साथ केवल युद्ध के समय में ही होते थे | बास्तव में मिसलों के सदस्य अपनी इच्छा से 
एक नेता को छोडकर दूसरे नेता के भ्रधीन हो सकते थे । इस लिए. इंदुभूषण बनी का 


सिक्ख मिसलें 3] 


विचार है कि सिकक्‍ख मिसलो का स्वरूप गणतान्त्रिक सघ था जिस के सदस्य एक ही धर्म 
को मानने वाले थे और इस कारण ये सगठन बहुत पवके थे । इब्ट्सत अपनी प्रसिद्ध 
उस्तक “कास्टस एण्ड ट्राइबज़ इन दी पजाब” मे इस विचार का समथेन करता है। 
उसके विचारानुसार सिबख मिसले “धर्म के आधार पर बने हुए गणतन्त्र और तावा- 
शाही सिद्धान्तो का अ्रद्भुत मिश्रण थे। “इस तरह सिक्‍्ख लोग घधम के नाम पर 
इकट्ठे हो कर बराबरी का दर्जा रखते हुए मिसलो मे झामिल' होते थे। परन्तु नेता 
या सरदार को पूर्ण श्रधिकार प्राप्त थे और उसके विरद्घ कोई कारवाई नहीं की जा 
सकती थी । 

विशेषताएं. सिक्‍ख मिसलो के ताम उनकी किसी खास विशेषता या नेता के 
नाम पर पड जाते थे । जैस कि भगी मिसल का नाम उसके सदस्यों के “भग का 
सेवन करने के कारण पड गया था| निशानवाला मिसल का नाम सिक्‍खों का भण्डा उनके 
नेता के सुधुदं रहने के कारण पड गया था | इसी तरह शहीद मिसल बाबा दीप सिंह 
के शहीद होने के कारण मझहूर हुई | रामगढिया मिसल का ताम इसके सदस्यों द्वारा 
“राम रोणी” के किले की सुरक्षा करने के कारण दिया गया था। नकई मिसल का 
नाम उस इलाके के कारण पड गया था जिस के रहने वाले इसके सदस्य थे । इसी 
तरह से कन्हैया मिसल का नाम भी इलाके के नाम पर पड गया था। शुक्रवक्किया 
मिसल दल्लेवालिया मिसल अथवा फैजलपुरिया और पजगढिया मिसलो का नाम 
अपने-अपने इलाके के नामों पर पडा था । फुलकिया मिसल इस मिसल के पूर्वज फूल 
के नाम से प्रसिद्ध हुई थी । 

सिसलो के बन जाने पर एक तरह से पजाब में अलग-झ्रलग स्वृतन्त्र गणतत्र 
राज्य बन गये । उनके श्रन्दर स्वाथं की भावना उसी रूप मे बढती गई जिस रूप 
से कि उनके विरुद्ध बाहुरी खतरा कम होता गया । श्रहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों 
का अन्त हो जाने पर मिसलो का आपसी सहयोग बिल्कुल समाप्त हो गया और उन्होने 
उन सारी सस्थाश्रो को, जो उनको सामे शत्रु के विरुदृध मुकाबला करने के लिए आव- 
इ्यक थी, भुला दिया | मिसलो पर किसी किस्म का अकुश न रहने के कारण उनको 
श्रपनी शक्ति और राजनीतिक सत्ता बढाने की खली छूट्टी मिल गईं । 

बल खालसा दल खालसा सिक्‍खों के सामूहिक संगठन का नाम था जिस 
के भ्रधीन सब मिसले मिलकर अपनी शक्ति को अपने साभो शत्रुके विरुद्ध इकट्ठा करती 
थी | उस समय उनका एक नेता माना जाता था । दल खालस का [संगठन उस समय 
आरम्भ हुआ जब कि सिक्‍्खो को अपने घमं की रक्षा के लिए मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष 
करना पडा । उन्होंने अनुभव किया कि छोटे-छोटे जत्यों के रूप मे वे सफलतापुर्वक अपनी 
और धम की रक्षा नही कर सकेंगे । इसलिए चारो तरफ से दुश्मनों से घिर जाने के 
कारण उनके दूरव््ञी नेताओं ने ऐसे सुकाव दिए कि वे सकट के समय अपनी सारी शक्ति 
इकट्ठी करे और एक नेता के अधीन होकर एक तीति के अनुसार एक उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए अच्छे ढंग से काम करे । एक नीति के अधीन यह भी सुझाव दिया गया 


32 पजाब का इतिहास 


कि सिक्‍खो के 65 जत्थे होने के बजाय उनके केवल 2 सगठन ही बता दिये जाएँ ताकि 
वे अच्छी तरह से सहयोग कर सके । सौभग्य से इस समय सिक्‍्खों को नवाब कपूर सिंह 
झौर जस्सा सिंह अहलू वालिया जैसे बडे योग्य और नीतिवान लीडर प्राप्त थे। 
सब सिक्ख उनका सम्मान करते थे और उनके उच्च आचार की सराहना भी करते 
थे । सन्‌ [748 में अमृतसर के स्थान पर बेसाखी के उत्सव पर नवाब कपूर सिंह ने 
सिकखो की जनरल मीटिंग मे, जिसको सरवत्त खालसा कहा जाता है, सब को पथ की 
एकता के लिए ऐसा सगठन बनाने की प्ररण की । उसने यह स्पष्ट किया कि छीटे-छोटे 
दलो मे रहते हुए भी वे सकट के समय अपनी सारी शक्ति को दुश्मन के विरुद्ध 
बरत सकते है । इस प्रकार उन्होने सिक्‍्ख जत्थोी को जो कि 65 सरदारो के अधीन 
छोटे-छोटे दलो मे बेटे हुए थे मिलाकर बडे जत्थों श्रथवा मिसलो का रूप दिया। 
इस प्रकार सिक्खों की सामूहिक शक्ति को एकत्र करके जो दल बना उसका नाम 
“दल खालसा” रखा गया था । 4 जत्थे अ्रथवा मिसलो को जो कि भिन्‍न-भिन्‍न सरदारो 
के अ्रधीन थी, “दल खालसा ” के रूप मे एक सरदार के अधीन काम करना पडता 
था | बारहवी मिसल फुलकिया थी जो दल खालसा मे शामिल नहीं थी । दल खालसा 
के नेता के रूप मे सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया, जो कि अहलूवालिया जत्थे के लीडर 
थे, को नियुक्त किया गया । वह बडे योग्य नेता थे और नवाब कपूर सिंह के अधीन 
रह चुके थे । 
दल खालसा का सम्मिलित रूप 

. श्रहलूवालिया मिसल॒ दल खालसा में सम्मिलित जत्थों में भ्रहलूवालिया मिसल 
का नाम सब से ऊपर आता है। इस मिसल का नेता सरवार जस्सा सिंह अ्रहलूवालिया 
था । साथ ही वह दलखालसा का भी सर्वोच्च सेनापति नियुक्त हुआ था । 

2. फैजलपुरिया सिसलः यह मिसल सुप्रसिद्ध सरदार नवाब कपूर सिंह के 
ग्रधीन थी । 

3. शुक्रवक्किया सिसल . इस मिसल का नाम शुक्रचक्‍्क (गुजरावाला के 
निकट स्थान) के कारण पड गया था। यह मिसल सरदार नोध सिंह के अधीन थी | 

4. निशानवाला मिसल . यह मिसल सरदार दसौधा सिह के अधीन थी। 
उसको युद्ध के समय सिक्खो का निशान या भण्डा' उठाने का काम दिया हुआ था । 
इसी कारण यह “निशानवाला” मिसल कहलाने लगी । 

5. भंगी सिसल . इस मिसल का सरदार हरि सिह भगी था। भग का सेवन 
करने के कारण इस मिसल के सदस्यों को “भगी” नाम दिया गया | 

6. कन्हैया सिसल : यह मिसल जय सिंह के अ्रधीन थी । इसका नाम लाहौर 
के निकट कान्हा गाँव के कारण ऐसा पड़ गया था । 

7. नकई सिसल : यह मिसल' सरदार हीरा सिंह के श्रधीन थी जो कि चूनिया 
तहसील के इसी ताम वाले गाव के रहने वाले थे । 

'. 9, द्रहलेवालिया सिसल्र : यह मिसल गुलाब सिंह दल्लेवाल के श्रधी न थी जो 


हक 


सिक्‍ख मिसले 33 


कि डेरा बाबा नानक के पास इसी नाम वाले गाँव के रहने वाले थे । 
9 झहीदी सिसल इस मिसल का नेता प्रसिद्ध शहीद बाबा दीप सिंह था । 
इस कारण ही इस मिसल का नाम हाहीदी मिसल हुआ । 

0. करोड़ सिधिया मिसल यह मिसल सरदार करोड सिह पजगढ़ वाले 
के अ्रधीन थी । 

8].. रामगढ़िया मिसल यह मिसल जस्सा सिंह रामगढिया के श्रधीन थी और 
इस मिसल के सदस्यो को रामगढ या रामरौणी (भ्रमृतसर के सरक्षण के लिए बनाये 
हुए मिट॒टी के किले )का सरक्षण सौपा.गया था जिसके कारण इन्हे रामगढिया कहा जाने 
लगा। 

2 बाहरवी मिसल का नाम फुलकिया मिसल था जो कि फूल वश के साथ 
सबध रखती थी । यह मिसल सतलुज के पार मालवा के इलाके मे थी शर दल खालसा 
के भ्रधीन नही थी और न ही इसका नेता दल खालसा के साथ मिलकर कोई विशेष 
काम करता था । 

संविधान दल खालसा का कोई स्पष्ट अथवा स्थायी सविधान नहीं था । वास्तव 
में यह भ्रनपढ किसानों का सम्मलेन था जिस को उन्होने अपने धरम की रक्षा के लिए 
इकट्ठे होकर साभे हात्र्‌ का मुकाबला करने के लिए बनाया था। इसका उद्देश्य 
बहुत सीमित था श्रौर उनके लिए किसी किस्म की विशेष नियमावली की आवश्यकता 
नही थी। इसका भ्राधार केवल इस बात पर था कि सब मिसलो के सरदार विशेष 
स्तिथि मे एक लीडर के अधीन अपने घर्मं की रक्षा के लिए काम करे। दल खालसा 
का मूल आधार उनका साझा उद्देश्य और उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने की 
इच्छा था | 

इस तरह हर सिक्‍व जो कि अपने धर्म पर दृढ था, अपने आपको दल खालसा 
का सदस्य समभता था और इस कारण घम्मं की रक्षा के लिए दुश्मन के विरुद्ध लड़ना 
उसका कत्त॑व्य बन जाता था | इस समय वह अपने आपको किसी विशेष दल का सदस्य 
न समभते हुए दूसरों के साथ मिलकर काम करता था । किसी व्यक्ति को इस काम के 
लिए सम्मति श्रावश्यक नही थी । दल के सदस्य के तौर पर उसको अ्रपने लिए एक 
घोडा और शस्त्र जिन को वह चलाना जानता हो, प्राप्त करने आ्रावश्यक थे । 

दल खालसा के सब सदस्य सुप्रीम कमाडर के मातहत [समझे जाते थे और 
बाकी दस मिसलो के सरदार उसके साथ उसकी सहायता के लिए युद्ध परिषद्‌ के सदस्य 
समझे जाते थे । 

दल खालसा की एकता को 'स रवत्त खालसा' जो कि सारे सिक्‍खो के सम्मलेन का 
नाम था, से और अ्रधिक शक्तित मिलती थी । दीवाली' और बेसाखी के अवसर पर होने 
वाले “सरवत्त ” खालसा के सम्मलेन दल खालसा को विशेष आदेश दे सकते थे या उसकी 
कारवाई का अनुमोदन कर सकते थे | वल खालसा के सुप्रसिद्ध नेता और उसकी दस मिसलो 

के साथी सरदार मिलकर ऐसे अवसर पर अमृतसर मे परिषद्‌ का विशेष भ्रधिवेशन 


]34 पजाब का इतिहास 


बुलाते थे । इस परिषद्‌ के पास किये हुए प्रस्तावों का विशेष महत्त्व था और इसी 
कारण इसको सब सिक्‍्खो के लिए उतना ही अनिवाय॑ समझा जाता था जितना कि गुरु 
का अपना हुकम । इसी प्रकार ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जो कि सारे पथ के हित के लिए 
पास किए जाते थे “गुरमत्ता” कहलाते थे । 

दलखालसा का स्वरूप. दल खालसा एक प्रकार की एक सघीय सस्था श्रथवा 
सेना थी जो कि विशेष काम के लिए एक नेता के अधीन काम करती थी । किसी किस्म 
का सकट न होने पर इसके सदस्य जुदा-जुदा मिसलो अथवा जत्थों के सदस्य के तौर 
पर अपने सारे कार्य करते थे। दल खालसा सिक्खो का सकटकालीन स्थिति के मुकाबले 
के लिए सगठन का नाम था । दल खालसा के अधीन की गई कारवाई के फलस्वरूप जो' 
कुछ प्राप्त होता था वह सब जत्थों भ्रथवा मिसलो के सरदारो मे जो कि उसमे सम्मिलित 
होते ये बराबर बाँठा जाता था भौर उसके पश्चात्‌ हर एक सरदार श्रपने-अ्पने साथियों 
की सख्या के अनुसार हिस्सा देता था। दल खालसा एक धघामिक सध के रूप मे बहुत 
ही लाभदायक सिद्ध हुआ क्योकि इससे सिक्‍्खो की सारी लडाक्‌ शक्ति को एक जगह 


करके साभे शात्रु के विरुद्ध बरता जा सकता था। दल खालसा मे रहते हुए एक 
साधारण सिपाही और सरदार एक ही लगन मे लग जाते थे और अपने धर्म की रक्षा 


के लिए सब कुछ न्‍्योछावर करने के लिए तेयथार हो जाते थे । उनके निकट इससे ज्यादा 
पुण्य का और कोई काम नही था । 


महत्त्व * सिक्‍्खो के मुगलो और अफगानो के विरुद्ध महान्‌ और लम्बे सघषं में 
दल खालसा बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ । वास्तव मे इस सस्था के कारण सिक्‍ख धमं का 
सरक्षण हो सका नही तो सभव था कि छोटे-छोटे दलो मे बेटे हुए सिक्‍खो को मुगल 
भ्ौर अफगान बिल्कुल कुचल देते । दल खालसा का सगठन उन सब को इकट्ठा रखने 
मे सफल हुआ जिस कारण एक नेता के अधीन एक ही लक्ष्य की पूर्ति के लिए सब 
मिलकर काम कर सकते थे । भ्रगर देखा जाए तो दल खालसा वह सूत्र था जिसमे पिरोए 
जाने पर सिक्‍्ख सगठन शक्तिशाली हो गया । सिक्‍खो की राजनीतिक महत्वाकाक्षा दल 
खालसा के कारण ही पूरी हुई थी । 
ग्रमत्ता यह सस्‍्था भी दल खालसा के साथ ही स्थापित हुई थी । मिसलो 
के काल मे यह सस्था एक केन्द्रीय परिषद्‌ के तौर पर काम करती थी । इस परिषद्‌ 
में सारी मिसलों के सरदार सम्मिलित होते थे और सारे पथ के हिंत' मे बडे महत्त्वपूर्ण 
निर्णय करते थे | 
नाम गुरमत्ता दो शब्दों गुरु और मत्ता से मिलकर बना था। “ग्र” सक्षप 
में गुरु के लिए और भत्ता शब्द निर्णय का सूचक माना जाता है। पूरे शब्द का मतलब 
वह निर्णय है जो कि गृरु आदेश के तुल्य माननीय और अनिवार्य हो । सिक्‍ख परम्परा 
में 5 सिक्‍्खों के निर्णय को भुरु का निर्णय समझा जाता था क्‍यों कि ग्रु ने ऐसा 
संकेत किया था कि जहाँ 5 सिक्‍ख होगे वहाँ गुरु विदयमान होंगे । इसलिए इस किस्म 
' के निर्णय को जो कि सिक्खों के अपने नेता आपस में इकट्ठ होकर, विधारविभर्श करके 


सिक्‍ख मिसले 35 


सर्वंसम्मति से किया करते थे, सिक्ख उनको गुरु का अपना निर्णय समझ कर शिरोधार्य 
करते थे । 


आरम्भ यह स्पष्ट तौर से ज्ञात नही है कि गुरमत्ता सस्था का प्रादुर्भाव कब 
हुआ । सबसे पहले गुरमत्ता का सम्मेलन लाहौर के गवर्नर जकरिया खा की मृत्यु के 
पदचात्‌ 4 अ्रक्तूबर,745 को अमृतसर के स्थान पर हुआ था । उस समय सिक्‍ख जत्थो 
के सरदारो ने मिलकर यह ससस्‍्था बनाई थी जिसमे उच्च स्तर पर महत्त्वपूर्ण निर्णय 
करने का प्रबन्ध था। 

गुरमत्ता के काम गुरमत्ता के काम मुख्यतः राजनीतिक लक्ष्य निर्धारित करना, 
विचारविमर्श करना और न्याय के फैसले देना था। राजनीतिक रूप मे सर्वप्रथम काम यह 
था कि सुप्रसिद्ध नेता नियुक्त किए जाते थे जोकि सारे खालसा दल का नेतृत्व करे और 
सैनिक कारवाई के लिए तैयारी करके आवश्यक आदेश दे । इसके साथ-साथ ही गुरमत्ता 
के सम्मेलन मे सिक्ख सरदारो के आपसी हिंतो के मामलो पर विचार किया जा सकता 
था । ग्रमत्ता का काम आवश्यकता पडने पर सरदारो के आपसी भंगडो का निर्णय करना 
भी था । इस रूप मे गुरमत्ता को सिक्‍खो की सर्वोच्च सघीय परिषद्‌ समझना चाहिए । 

कार्यविधि. गुरमत्ता का कोई सविधान नहीं था। सिक्‍खो की दूसरी सस्था 
के अनुसार यह भी गणतत्रीय सस्‍था थी जिसमे सब सदस्य एक बराबर समझे जाते थे । 
गुरमत्ता के फैसलो को सारे पथ के हित मे समझा जाता था और सब नेता इसकी 
पालना करते थे । सर्वोच्च नेता के अधिकार युद्धकाल मे सब सरदारो से भ्रधिक माने जाते 
थे । उसको विशेष तौर पर सैनिक नीति का निर्धारण करने और उसको पूरा करने के 
लिए जरूरी कदम उठाने का श्रधिकार था । इस तरह से गुरमत्ता सिक्‍खों के सगठन 
का प्रतीक था और शायद इसलिए ऐसी संस्था बनाने की जरूरत पडी थी । गुरमत्ता 
का महत्त्व भी विशेषतया यही था कि यह सारे सिक्‍खों के धामिक संघ की रक्षा के 
लिए था । मैलकम साहिब ने ग्‌ रमत्ता के सम्मेलन का बडा सुन्दर वर्णन किया है जो 
इस प्रकार, “सिक्‍लों के सुप्रसिद्ध धर्में स्थान अमृतसर मे बैसाखी झौर दीवाली के शुभ 
प्रवसर पर ग्रमत्ता के सम्मेलन के लिए सब सरदार इकट्ठे होते थे । इस महत्त्वपूर्ण 
धामिक जमाव के समय सब सरदार पारस्परिक बैरमाव को भुला कर सब लोगों के 
भले के लिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठ कर काम करते थे । इस समय सब के साझे हितों 
की भावना प्रबल होती थी और सब के मन मे पथ की भलाई की इच्छा होती थी । 
सब को श्रच्छी तरह से मालूम था कि यह सम्मेलन विज्वेष तौर पर पथ के हित के 
लिए है । 

“जब सब सरदार अकाल तख्त के स्थान पर बैठ जाते थे तो उनके सामने आदि 
प्रन्थ और दशम पातशाही के ग्रन्थ को रख दिया जाता था। एकत्रित जनसमूह शीश 
नवा कर धर्म॑ पुस्तक को प्रणाम करते और ऊँचे झ्षब्दों मे “वाहि गुरु जी का खालसा 
वाहि गुरु जी की फतेह” का उच्चारण करते थे। “अरदास” की ज़ाती थी भर कढाह 
प्रसाद बाँटा'जाता थ्‌र और सभी लोग उसको सहेर्ष स्वीकार करते थे । इससे यह सिद्ध 


$] 

५2. 

॥. 

3200 
॥॒ 


36 पंजाब का इतिहास 


होता था कि एक सांभे उद्देश्य की पूति-के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। इसके 
पद्चात्‌ अकाली भ्र्थात्‌ ग्रन्थी ऊँचे स्वर से घोषणा करते थे कि यह सम्मेलन गुरमत्ता 
के सम्बन्ध में हो रहा है। विशेष प्रस्ताव जो विचाराधीन होते थे उनको पढ़कर सुनाया 
जाता था और सबको सावधान किया जाता था कि अपने धर्म ग्रन्थ के सामने सब अपने 


निजी झगड़े भुलाकर पूर्ण एकता से सब के हित के . लिए कोई निर्णय करें | उसके वाद 


सदस्य एक दूसरे के निकट होकर विचारविमर्श करते थे.। अपने धर्म में निष्ठा और 
सेवा तथा पंथ के हित को ध्यान में रखने की प्रेरणा से ये निर्णय सर्वंसम्मति से करते 
थे । उनको यह बिल्कुल स्पष्ट था कि सारे पंथ के लिए संकट दूर करने के लिए सब के 
लिए मिलकर काम करना उचित होगा । जो भी वह निर्णय कर पाते थे उनका पूर्ण रूप 
से पालन करना सबका कत्तंव्य समका जाता था। “इसलिए इस सम्मेलन के निर्णय को 
“गरमत्ता” का नाम दिया जाता था। जो कुछ ग्रमत्ता के अधीन प्राप्त किया जाता 
था वह सब सरदारों में बराबर बाँठा जाता था । 

मूल्यांकन : गुरमत्ता की संस्था जिसका बिल्कुल साधारण संविधान था श्रौर 
जिसमें आ्रामतौर पर सारे सिक्‍्ख नेता सम्मिलित होते थे तब तक सफलतापूर्बक चलती 
रही जब तक कि सिक्‍खों को बाहरी झत्रु या संकट का मृकाबला करना पड़ा । इस 


तरह से इस भहान्‌ कष्ट के समय सिक्‍्ख अपने घामिक संघ को सुरक्षित रख सके और 


अपनी सारी शवित को शत्र के विरुद्ध बरत सके | 


बाहरी खतरों के कम हो जाने पर ग्रमत्ता का. महत्त्व बड़ा जल्दी समाप्त हो 
गया । ऐसे प्रतीत होता है कि भ्रहमदशाह अब्दाली के अन्तिम आक्रमण के बाद श्रर्थात्‌ 
सन्‌ 768 के पश्चात्‌ गुरुमत्ता की कोई मीटिंग नहीं हुई या आवश्यक नहीं समझी गई। 
यह भी स्पष्ट है कि जमानशाह के हमले के समय सन्‌ 798 में ग्रमत्ता की कोई 
मीटिंग बुलाई ही: नहीं गई थी | इस प्रकारं सन 768 से 805 तक गरमत्ता का 
कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ । सन्‌ 805 में महाराजा रणजीत सिंह ने जो कि पंजाब 


में सर्वग्रसिद्ध सरदार बन गए थे और जिन्होंने काफ़ी इलाके अपने भ्रधीन कर लिये थे, 
-जसवन्त राव होल्कर के पंजाब में प्रवेश करने के समय और उसके पीछे-पीछे अ्रंग्रेज 


जनरल लार्ड लेक के पंजाब में प्रवेश के खतरे के समय ग्रमत्ता की श्रंतिम मीटिंग 
बुलाई थी परन्तु तब तक ग्रमत्ता का प्रभाव इतना कम हो चुका था या इसका 
कोई महत्त्व नहीं रह गया था क्‍योंकि बाकी सरदारों ने उन्तके निमंत्रण को स्वीकार 
नहीं किया था । महाराजा रणजीत सिंह उसके पश्चात्‌: पंजाब के एक मात्र महाराजा 


- बन गए थे और गुरमत्ता का स्थान महाराजा के निर्णयों ने ले लिया था । 


श्रमत्ता का अधिकार : ग्रमत्ता के “निर्णयों को लागू करने के लिए विशेष 
- मशीनरी कायम नहीं की गई.थी हालांकि इसका आधार. केवल यह था कि ग्रमत्ता . 
शी भी सिक्खों का अपना निर्णय होता था और इसको धार्मिक रूप. में मान्यता प्राप्त थी 


संब सं हा की यहेँ अपना करव्य ही जाता था कि गुरमत्ता- का किसी तरह से 


सिक्‍ख मिसलें ]37 


उल्लंघन न करे चाहे वह कितना भी बडा क्‍यों न हो क्योकि ऐसी कारवाई को सिक्‍ख 
पथ के हित मे नही समभा जाता था। 

संघीय ससथा की सफलता के कारण. ग्‌ रमत्ता जैसी सधीय सस्‍्था सिक्ख पथ 
पर सकट के समय बहुत हितकारी सिद्ध हुई थी। इससे न केवल सिक्‍्खो का सगठन 
कायम रह सका था बल्कि ग्रमत्ता के द्वारा सिकख राजनीतिक श्रधिकार भी प्राप्त कर 
सके । ऐसी सस्था शायद गुरु गोबिन्द सिंह जी के आदेशानुसार या उनके विचार के 
अनुरूप थी। ग्‌ रमत्ता की स्थापना के समय यह स्पष्ट था कि सब सिक्‍्ख अपने आपको 
बराबर समभते हुए एक गणतत्र के रूप मे सगठित होगे | यह भी आवश्यक था कि 
सिक्‍्ख सरदार आपस में मिलकर काम करने के लिए कोई ऐसी ससस्‍्था बनावे । 


सिक्‍खो की उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था से यह सकेत मिलता है कि गृरु 
गोबिन्द सिंह ने सिक्खो के सामने एक गणतन्त्र का आदर्श रखा था। यह सम्भव भी 
हो जाता यदि सिक्‍ख सरदार आपसी भेदभाव मिटा कर काम करते और उस एकता को 
जो बाहरी शत्रु से सघर्ष करते समय उनमे थी, कायम रखते | यह दुख की बात है कि 
इतनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के पश्चात्‌ न तो ग्रमत्ता के आदर्श को अच्छी 
तरह समभा गया और न ही सिक्‍खो के सगठन की तरफ ध्यान दिया गया। सिक्‍ख 
सरदार केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे के विरुद्ध षडयत्र करने में 
ही लगे रहे । गुरमत्ता को उन्होंने बिल्कूल भला दिया । ऐसी राजनीतिक स्थिति का लाभ 
उठाकर, जसा कि प्रसिद्ध अग्रेज यात्री फौरैस्टर ने सन्‌ ।782 मे लिखा था “मिसल 
काल राजनीतिक दृष्टिकोण से सकेत देता है कि बडी जल्दी ही पजाब मे कोई 
प्रसिद्ध नेता उठ सकता है जो कि अपनी योग्यता भौर शक्ति से दूसरो का दमन करके 
सारे इलाके मे अपना राज्य कायम कर लेगा ।” वह व्यक्ति रणजीत सिंह था जो कि 
साधारण मिसलदार से उठकर पजाब का एक छत्र महाराजा बना और जिसने गुरमत्ता 
की सस्था का अ्रत कर दिया | 
प्रइन 
[. डशाश8 छाल्थाए 6 लाएराहाक्राए25 जाएा क्‍60 00 ॥6 णिणाक्वाणा रण 
॥06 शांत ैा88 876 66 08] ॥6॥8]58, ४४॥४/ ए़घ३ 78 पए0074702 
॥7 6 8079 0 85ए0:758 ? 
सिक्‍्ख मिसलो की उत्पत्ति और दल खालसा का जन्म किन परिस्थितियों में 
हुआ ” सिक्‍यों के इतिहास मे इसका क्‍या महत्त्व था ? 


2. #कशबतद जाता 5099क॥7 गराब्रत8 भाई फिड प्रएब्शणा 0ी ताकत उ्त 7748, 
व 53, ॥00, णएध्ाएइटत0. 6 शिवा. #&हां58 80007 76 $98 
राा8,.. ॥॥6 एज़0 ०णरप्रापढत क्‍0 ज़्ू86 दक्ातर0४ ॥708588877 ज़धा' 
६07 8 660908 क्षा।ए 8 ॥ा५ २४77६ 8 706 ७फ़ॉथाएंएएरु 40ण् था। 5 
0६776 800प्र॑ं 
अहमदशाह श्रब्दाली ने सन्‌ 748 में भारत पर पहली बार आक्रमण किया । 


सिक्‍खो ने भी लगभग उसी समय दल-खालसा का सगठन किया था। ये दोनों 


॥7 


मिसलदारी पद्धति अर्थात्‌ मिसल 
काल में राज-प्रबन्ध 


भूमिका * पंजाब मे अफगानो के शासन का अन्त होने पर सिक्‍खों ने स्थायी 
रूप से सत्ता प्राप्त कर ली और अपना राज-प्रबन्ध चालू किया | यह बात उनके अपने 
नाम से लगातार मुद्रा जारी करने से सिद्ध होती है। इस तरह सन्‌ 767 से 773 
तक सिक्‍्खो का राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में सहारनपुर से लेकर कटक तक श्रौर 
जम्मू से लेकर मुलतान तक फैल गया था। इस समय में और इसके परचात्‌ महाराजा 
रणजीत सिंह के सारे पजाब मे अपना राज्य स्थापित कर लेने तक इस इलाके मे 
मिसलदारी किस्म का राज-प्रबन्ध चलता रहा था | 

सिक्‍खो के राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के बारे में प्रसिद्ध फ्रासीसी नीति- 
कार बूसे ने सन्‌ 684 मे पाण्डेचरी से लिखा था, “दिल्ली से लेकर ईरान के साम्राज्य 
तक सारे उत्तर पश्चिमी भारत में सिक्‍खो का राज है। उन्होने एक प्रकार का 
गणतन्त्र स्थापित किया हुआ है जिस के सविधान का कुछ ज्ञान नही है” (पत्र नं० 
423, पाण्डेचरी कैटेलॉग 3-3-!784) । 

सिसलदारी शासन में सरदार का स्थान मिसलदारी शासन प्रबन्ध मे सरदार 
को सर्वोच्च पदवी प्राप्त थी। वह एक तरह से सेनिक शासक था । इस रूप में उसको 
सब शअ्रधिकार प्राप्त थे । झ्रान्तरिक मामलो में भी उसको सर्वोच्च समभा जाता था | 
हालाकि साधारण तौर पर वह अपने साथियो के दैनदिक जीवन में बहुत कम दखल 
देता था । इस तरह आम लोगो को कामकाज करने में काफी सुविधा प्राप्त थी और 
सरदार किसी कारवाई से उनको नहीं रोकता था जब तक कि वह मिसल के हित 
के विरुदूध न हो । सर लैपल ग्रीफन के कथनानुसार यह प्रबन्ध बहुत सादा था और 
“सिक्ख सरदार उन दिनो अपने अनुयायी से केवल एक घोडा और एक बन्‍्दूक मॉगता 
था | इसके बदले मे उसके अनुयायी उसका स'रक्षण और उसकी आज्ञा चाहते थे कि 
वह सरदार के भण्डे तले गुरु और प्रभु के नाम पर लूटठमार कर सके। उनके लिए 
किसी किस्म का वेतन लेने का सवाल' ही पंदा नहीं होता था ।” मिसल काल के एक 
प्रसिद्ध विदेशी नेता जाज॑ टॉमस ने सरदार के विषय मे लिखा है, “अपने इलाके 
में हर एक सरदार पूर्णतया स्वतन्त्र है। वह अपने अनुयायियों पर पूर्ण अधिकार 
रखता है शौर उनको जीवन-मरण हर प्रकार का दण्ड दे सकता है। परन्तु अपने 


39 


१40 पजाब का इतिहास 


अनुयायियों की सख्या बढाने के लिए सरदार बाहर से आने वालो को प्रसन्नता से 
सरक्षण देते है और उनके प्रति सेवा भाव रखते है। वेशक मिसलो का राजप्रबन्ध 
तानाशाही है फिर भी वास्तविक रूप से लोगो पर किसी किस्म की सख्ती नहीं की 
जाती अथवा अ्रडौस-पडौस के राज्यो से उनका प्रबध अच्छा होता है ।” (मिमोरीज 
पु० 76) | 

लय शासन-- पंचायत राज मिसल काल में अधिकतर राजप्रवन्ध परम्परा« 
गत पंचायत पद्धति के अधीन था। यह प्रबंध ग्रामीण लोगो के लिए विशेष तौर 
पर उचित था। पचायत पद्धति के अधीन हर एक ग्राम की अपनी पचायत थी | 
पचायत का अर्थ “बडे-बूढो की परिषद्‌” था , वास्तव मे यह एक न्यायालय के रूप में 
ही कार्य नही करती थी अपितु झ्रावश्यकता पडने पर एक ट्राईब्यूनल का रूप भी ले 
लेती थी जिसमे लोग अपने निजी मामले आवश्यकता अनुसार पेश कर सकते थे । 
पचायत के प्रति लोगो की बडी श्रद्धा थी और पचायत का ग्रामीण लोगों पर बडा 
प्रभाव था । साधारण लोग “पचो मे परमेश्वर” कथन के अनुसार पचायत का बहुत 
सम्मान करते थे। पचायत गाँव मे कानून और व्यवस्था को ही कायम नहीं रखती 
थी बल्कि पडौस के गाँवों में रहने वाले लोगो से रगडो का निपटारा भी करती 
थी । पचायत का सामाजिक तौर पर लोगो मे काफी दबाव था । इसीलिये, पचायत 
के निर्णयों का बडा कम विरोध किया जाता था । लोगो को भय था कि ऐसा करने 
पर उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा और गाँव में रहना कठिन हो 
जायेगा । पचायत अपना कार्य नम्बरदार, पटवारी और चौकीदार द्वार करती 
थी। इस तरह के स्थानीय शासन में गाँव को अपने श्रान्तरिक कामो में काफी 
स्वतत्नता प्राप्त थी। बाहर से किसी किस्म का दखल उस समय तक नही होता था 
जब तक कि सरदार को गाँव से प्राप्त होने वाला राजस्व बाकायदा मिलता रहता था । 
इस किस्म के स्थानीय प्रबध की बहुत से शअग्रेज लेखकों और यात्रियों ने बडी प्रशसा 
की है | वे इसकी कार्यकुशलता और ईमानदारी से बडे प्रभावित थे | 

वित्तीय ज्ञासन-- राजस्व मिसल पद्धति (सिस्टम) के अधीन भूमिकर सरदार की 
आमदनी का भुख्य साधन था। इस किस्म का कर-- () उन गाँवों से प्राप्त किया 
जाता था जो कि सीधे तौर पर सरदार के अधीन होते थे और जित का राजप्रबध 
वे खुद करते थे। (2) उन गाँवों से राखी के रूप मे कर लिया जाता था जिनको 
सरदार का सरक्षण प्राप्त था चाहे उनका शासन सरदार के ग्रधीन नहीं था। ऐसी 
स्थिति मे सरदार की जिम्मेदारी उनके प्रति यह होती थी कि वह किसी दूसरे से उन 
गाँवों के लोगों को कोई हानि नहीं पहुचने देगा | 

भूमिकर आमतौर पर /5 से लेकर /4 तक भूमि की किस्म के श्रनुसार 
फसल तैयार होने के समय लिया जाता था। “राखी कर भी इसी तरह से फसल 
क्षकने के समय 'हाडी' और 'सावनी' के मौके पर प्राप्त किया जाता था। 

दूसरे साधन ! उपर्युक्‍तत साधनों के अलावा 'मिसलों के सरदार हर समय 
अपनी दौलत बढ़ाने के लिए उत्सुक श्रे। वह अकेले-अकेले, दो-दों या तीन-तीन के 


मिसलदारी पद्धति अर्थात्‌ मिसल काल मे राजप्रबन्ध 4] 
गुट बनाकर बाहर के इलाकों मे लूटमार करके धन प्राप्त करते रहते थे । वास्तव 
में यह उनकी आमदनी का मुख्य साधन था। सरदार घोडो के व्यापार से भी काफी 
धन प्राप्त करते थे । 

न्याय प्रबंध. मिसल काल में कोई विकसित या स्वेधानिक न्याय प्रबंध नहीं 
था | मुख्यतः निर्णय पुरानी रस्मो और रिवाजो के अनुसार होते थे । 
अक्सर निर्णय जुदा-जुदा धर्मों के मानने वाले लोगो के धमं शास्त्रों के श्रनुसार किये 
जाते थे। न्यायाधीश बहुधा अपने विचार से निर्णय करते थे। न्याय भी उस समय 
सरदार को श्रामदनी का एक साधन था जिसे 'नजराना' कहते थे श्रर्थात्‌ वह रकम 
जो मुकदमा पेश करते हुए जज को दी जाती थी | “जुर्माना' वह राशि थी जो किसी 
के विरुद्ध फंसला होने पर उससे दण्ड के रूप मे प्राप्त की जाती थी भर 'शुकराना' 
वह रकम थी जो जज को जिस के हित मे फैसला हो, उस की ओर से धन्यवाद के 
रूप में दी जाती थी । साधारण तौर पर ग्रामीण लोगो के मुकदमे पचायतों मे ही 
पेश होते थे क्योकि इस काम के लिए उनको कोई विशेष प्रयत्त और खच॑ नहीं 
करना पडता था। खासं-खास भगड़े सरदार के सामने आते थे और उसको अन्तिम 
अदालत समभा जाता था । 

दण्ड इस किस्म के न्याय प्रबध के अधीन दण्ड जुर्माता, जेल या शरीर 
का अ्रग काट देने के रूप में हीता था। चोरी की सजा कई बार हाथ काटने के रूप 
मे दी जाती थी और गम्भीर नैतिक अपराध के समय नाक और कान भी काट दिये 
जाते थे। बडे-बडे परिवारों के झगडो मे कत्ल वगरा के समय दण्ड देने का एक 
तरीका यह भी था कि जिस ने अपराध किया हो उस के विरुद्ध दूसरी पार्टी को भी 
वंसी ही कारवाई करने का श्रधिकार दिया जाए। इस दण्ड के तरीके को 'गाहा 
कहा जाता था और यह बहुत ही ऋर था । 

सेनिक प्रबध. मिसल काल में सरदारो की शक्ति भिन्‍न-भिन्‍न थी। सब 
मिसलो की सेता का अन्दाजा 75 हजार से एक लाख तक लगाया गया है। इस मे से 
कुछ मिसले जैसा कि भगी मिसल बहुत बडी शक्ति की मालिक थी। उसके पास 25 
से 30 हजार तक सैनिक थे और इसके मुकाबले में कुछ मिसले केवल 3 से 5 हजार 
सैनिक रखती थी | उस समय लगभग सारे सनिक घुृडसवार और बन्दूकधारी थे । 
सिकखो की सफलता का विशेष कारण उनकी घुडसबार सेना शौर उनके द्वारा छापा- 
मार युद्ध को अपनाना था । सिक्‍खो के पास तोपखाना नाममात्र को ही था। वह भी 
प्रफगानों की तोपे थी जो कि युद्धों मे प्राप्त की गई थी (800 ईस्वी में फ्रेकलिन 
के अनुमान के अनुसार सारे मिसलदारो के पास केवल 40 तोपे थी) । 

सिक्‍ख सनिकों को किसी किस्म की ट्रेनिंग) डिल और अनुशासन की आवश्यकता 
नही थी । वास्तव से हर एक सेनिक अपने भ्रापको जन्म से ही सिपाही समभता था 
और आमतौर पर दास्त्रो का उपयोग जानता था क्योकि ग्रामीण जनता को अपनी 
रक्षा के लिए ऐसे प्रबंध सदा ही करने पडते थे। सिकख सैनिक जत्थों के रूप में 
घोड़ों पर इधर-उधर जाते थे | 


442 पजाब का इतिहास 

शस्त्र. मिसल काल मे साधारण हशस्त्र तलवार, नेजा, खजर और बन्दूक होते 
थे | लडने का ढग छापामार या 'गूरिल्ला' था। सिकख आमतौर पर किसी एक स्थान 
पर डटकर युद्ध नही करते थे और दृश्मन से बचकर रहते हुए भी उसको अ्रधिक से 
अधिक हानि पहुँचाने की कोशिश करते थे । इस किस्म की सेना अपने पास छोटे और 
ग्रासानी के साथ ले जाने वाले शस्त्र रखती थी। इसलिए सिक्‍ख सेना तोपखाने की 
आवद्यकता नही समझती थी और न ही उसको तोपे बनाने के साधन प्राप्त थे । 

मिसलदारी पद्धति के पतन के कारण मिसल काल में शासन प्रबंध इस किस्म 
का था कि उसका असफल होना निश्चित था । उसके निम्नलिखित कारण थे 

] बाहरी बात्रु द्वारा आक्रमण का भय समाप्त हो जाना मिसल काल मे, जो 
संघीय एकता थी और जिस के कारण सब मिसले कुछ समय तक मिलकर कार्य 
करती रही, पूर्ण रूप से सगठित नहीं थी । वास्तव में उनके मिलकर काम करते रहने 
के कोई सामे उद्देश्य नही थे। वे केवल उसी समय तक इकटठे रहते जब तक 
कि उनका सामना किसी बाहर के शत्रु से हो । लेकिन जब बाहर से उन्हे कोई खतरा 
न रहा तो वे फाड, के तिनको की तरह बिखर गये और एक दूसरे के विरुद्ध ही 
कारवाई करने लगे । इस का प्रमाण इस बात से मिलता है कि सन्‌ 767 में अ्रहमद 
शाह अब्दाली के आक्रमण के समाप्त होने पर मिसलो में जो कुछ भी एकता थी 
बह एकदम समाप्त हो गई ओर आपाधापी का युग आरम्भ हो गया । 

2. मिसलो में आपसी ईर्ष्या और हेष  भ्रापसी हूष उतको सगठित 
रखने मे सबसे बडी बाधा थी। जाटों की आपस में दुश्मनी और सरीकापन उनको 
इकट्ठे नही होने देता था। मिसलो में एक दूसरे के विरुद्ध षड़यन्त्र रचने और एक 
दूसरे की शक्ति कम करने की कोशिश करते रहने की प्रथा देर से चली भरा रही थी । 
यह प्रथा किसी बाहरी खतरे के समय ऊपर से देखने को शान्त हो जाती थी | परिणाम 
स्वरूप भगियों की कन्हैयो के विरुद्ध या शुक्रवक्कियों की भगियों के विरुद्ध और माझा 
के सिक्‍खो की मालवा के सिक्‍्खो के विरुद्ध आपस मे दुद्मनी बहुत पुरानी थी | इसी 
के कारण उनकी आपस में एकता असम्भव-सी नजर आती थी । 

3. केन्द्रीय संस्था का अभाव : सिक्‍्ख मिसलो मे कोई केन्द्रीय सस्था इतनी 
प्रबल नही श्री जो सब को अपने अधीन रख सके और उनमे एकता कायम कर सके । 
गुरमत्ता जो कि एक सकटकालीन सस्था थी और जिस का पथ के सरक्षण के लिये 
सब मिसले सम्मान करती थी अभ्रधिक समय तक न चल सकी। बाहरी खतरा दूर 
होने पर गुरमत्ता का प्रभाव भी कम हो गया और जैसा कि प्रसिद्ध है अ्ब्दाली के हमलों 
का भ्न्त होने पर गुरमत्ता बुलाने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। मिसाल के 
तौर पर 805 ईस्वी मे महाराजा रणजीत सिंह के ग्रमत्ता बुलाने पर किसी सरदार 
ने भी उसका तिमल्त्रण स्वीकार नही किया था | इस तरह किसी केन्द्रीय सस्था का अभाव 
मिसल, पद्धति के पतन का एक प्रमुख कारण था | 
, _ सभी .सिसलों द्वारा सर्वशक्तिसान बनने की चेष्टा करता: सभी मिसलों 
के सरदारों में अत्य मिसलो की श्रपेक्षा सर्वशक्तिमान बनते की उत्कट भावना 


मिसलदारी पद्धति श्रर्थात्‌ मिसल काल मे राजप्रबन्ध 43 


विद्यमान थी | किसी मिसल का सरदार दूसरी मिसल को अपने बराबर नही समभता 
था और हर कोई सारी सत्ता अपने हाथ मे लेने की भरसक कोशिश मे लगा रहता 
था | किसी इतिहासकार ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि मिसल काल मे जो सिक्ख 
सरदार “अपनी स्वतन्त्रता के लिए सब कुछ न्‍्यौछावर करने वाले सेनानी थे और 
राष्ट्रीय हित के लिए जान देने को तत्पर थे, बाद मे स्वार्थी और एक दूसरे को कुचलने 
वाले सरदार बन गये थे ”। धार्मिक श्रद्धा के स्थान पर राजनीतिक लालसा प्रबल 
हो गई थी । 

5. राजनीतिक सत्ता मिलने पर सिक्‍ख सरदारों द्वारा आलसी व झ्राराम का 
जीवन व्यतीत करना राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने पर सुख भ्ौर आराम का जीवन 
प्रमुख रूप से उनका उद्देशय हो गया था। सरदार बहुत सी निजी और सामाजिक 
बुराइयो का शिकार हो गये थे । धर्म के लिए काय॑ करने के स्थान पर श्रब वे धन- 
सम्पत्ति को बठोरने के काम मे लग गये थे। ऐसी अवस्था में जैसा कि एक पजाबी 
कवि, श्री गणेश दास बढेरा ने रणजीत सिंह के काल मे लिखा था, यह सकेत मिलता 
था कि मिसलो का इस तरह छोटे-छोटे दलो मे एक दूसरे के विरुद्ध लडते रहना देश 
के हित मे नही था| ऐसी राजनीतिक श्रवस्था मे यह उचित ही था कि प्रसिद्ध व्यक्ति 
सबको अपने अ्रधीन करके उनको एक शक्तिशाली साम्राज्य के सूत्र में बाध दे। 
बढे रा ने कविता मे यह बात बड़े सुन्दर रूप मे कही है. 

“आपन आप करे मिल राड, 
मलेच्छक्ष सम न जग मचावे। 
तब ही गृ्‌रु श्राप विचार कियो, 
सब सिंघन को पति एक बनावे। 
रणजीत मृगद भयो तब, 
ताही छत्र दियो करतार सो भावे ।/! 

ऐसा ही विचार एक प्रसिद्ध श्रग्नेज यात्री फौरैस्टर ने सन्‌ 783 में व्यक्त 
किया था जब कि उस ने उत्तर भारत की यात्रा की थी। वह लिखता है “हम देखेंगे 
कि कोई साहसी सरदार श्रपनी। योग्यता और सफलता के आधार पर अपने साथियों 
को अपने अधीन बनाकर मिसलदारी पद्धति के स्थान पर अपने आपको पजाब का 
राजा बना लेगा [8 

यह भविष्यवाणी महाराजा रणजीत सिंह के सारे पजाब के एक छत्र महाराजा 
के रूप मे सही साबित हुई | एक छोटे से मिसलदार से उसने अपने आपको सारे पजाब 
का महाराजा बनाया ओर सब मिसलो और छोटे-छोटे राज्यो को अपने राज्य मे 
शामिल कर लिया | है 

इन सब बातो के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि मिसलदार पद्धति एक 
खास स्थ्षिति मे जब कि सिकूख पथ को लगातार बाहरी सकटो का सामना करना 
...__ /गणेभ दास बढेरा कृत फर्तेह तामा गुरु खालसा जी, पृष्ठ 59 

शुप0/68४867 उ0पर760ए ॥णा आाश॥णत 0 छशाए॥, (783). 


]44 पजाब का इतिहास 


पड रहा था बहुत उपयोगी सिद्ध हुई थी। अपने घर्म की रक्षा की प्रेरणा से जो 
शानदार काम सिकखो ने मिलकर किया उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में बहुत 
कम मिलती है। चाहे उनकी एकता दीघेकालीन नहीं थी फिर भी थोडे समय मे ही 
उन्होने ऐसी सफलता प्राप्त की जिस से कि उस समय के एशिया के सबसे बडे 
जरनेल अहमदशाह शब्दाली को भी उनसे हार माननी पडी । उसके पौत्र को जब यह 
प्रेरणा दी गई कि वह भी पजाब पर आक्रमण करे तो उसने बिल्कूल सत्य कहा था 
कि मेरे दादा ने पजाब पर इतने आक्रमण करके क्या प्राप्त कर लिया ? इस लिए 
यह सवंथा उचित नही कि हम मिसलदारी काल को बिल्कुल निकम्मा समझ कर छोड 
दे । मिसल पद्धति जैसा प्रबध केवल थोडे समय के लिये ही लाभदायक सिद्ध हो 
सकता है। जब बाहरी सकट समाप्त हुआ तो इस पद्धति में कोई भी ऐसी विशेषता 
नही थी जो कि इसे आगे ले चलती । इसका पतन अ्रवश्यम्भावी था । 


भ्रश्त 

... आह एएछा/65४075 00 ए०प 8800४ क 7884706 ॥0 ६86 "६8०७० ० 
(76 शटा5$ ज्ररह #परदणगाडई 06 ए4फ080 विशुणए ० 0७ ॥898 
0ध्याएाए १ 
8वी शताब्दी के पजाब के इतिहास के दुष्टिगत सिक्खो के चरित्र के सबध 
में श्राप श्रपने विचार प्रकट करे । 

2... प्रवाह भ्रलाल 06 ढाक्षाव०९७05058 ० 6 ठ0एक्राइथा0ा ०६ शांत, 
बा १? डा त0 ४णा पा०गज़ ब0एा वां वंपताण#॥) 4०० फ्रातव५ 
8ए४शा ? 
सिख मिसल के सगठन की मुख्य विशेषताएँ क्या थी ? इसके न्यायिक और 
सैनिक प्रबन्ध के बारे में तुम क्या जानते हो ? 

3. 09086008 076 ग्रधाक्षाप ग्रइक्षाउन्र।0ण0 0" (6  शाट8 व 6 'थाए] 
ए०१०6. श्र ज्रथाल8 068 एणाएड 0 ४/थाएए) 800 ज़०820०88 0 
औ(68 90॥79 ? 
मिसलकालीन सिक्‍्खो के सैनिक सगठन का वर्णन कीजिए | मिसल राजतत्र/ 
राज व्यवस्था के गुण तथा दोष क्या थे ? 

4. “4,8०६ ए ०006३०णा वा ग्राप4) 000005 ए़&्ष/० गाव, 7680078706 
0 08 (8/ए078 ० (8 'शाड/ददाप $3फशशा ? (०शापशा,, 

“तालमेल का अभाव और पारस्परिक संघर्ष सिसलदारी प्रथा के असफल 
होने के मुख्य कारण है ।” टिप्पणी कीजिए | 

3... 06807098 ६86 9079, ०००००ए४ 870 ग्ााद्वाए ठताइब्पाउश07 0 498 
ज6॥5 पाता (6 ॥(35[5, 

लो गे ३ हर 
मिसलों के अधीन सिक्‍्खों की राज व्यवस्था, अ्रथ व्यवस्था और सैनिक 
संगठन का वर्णन कीजिए । 


.__.. 8 
प्रमुख मिसलों का राजनीतिक इतिहास 


पजाब से अफगानों के प्रस्थान के पश्चात्‌ सिक्‍्ख मिसलो ने भिल्‍्त-भिन्‍न भागों में 
झपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली थी और पजाब मिसलो के जुदा-जुदा 
राज्यों मे बॉँठ गया था। हर एक सरदार अपने आप को पूर्णरूप में स्वतंत्र समभता 
था। इस तरह से स्थापित छोटे-छोटे राज्य उस समय तक चलते रहे जब तक कि 
रणजीत सिंह ने उन सब को हड़प करके अपना एक विशाल राज्य नहीं बना लिया। 
मिसल राज्य में कुछ प्रमुख मिसलो का वर्णन यहाँ झभीष्ट है । 


फेजलपुरिया प्रथवा सिहपुरिया सिसल 

इसको सिक्‍खो के प्रप्तिद्ध नेता तवाब कपूर सिह ने स्थापित किया था। यह मिसल 
सबसे पुरानी थी और नेता के गाँव के नाम पर इसको सिंहपु रिया श्रथवा फैजलपुरिया 
कहते थे । फैजल उस गाँव का नाम था जो नवाब कपूर सिंह ते सबसे पहले अपने . 
अधीन किया था और जिस का नाम बदल कर सिहपुर रख दिया गया था। नवाब 
कपूर सिंह एक जाट किसान दलीप सिंह के पुत्र थे। उन्होने प्रसिद्ध धामिक नेता और 
गुरु गोबिन्द सिंह के प्रनुयायी भाई मनी सिंह से “पाहुल” ली थी । सिक्‍्खो में तवाब 
कपूर सिह का बहुत ऊंचा स्थान था और सब उनका आदवर करते थे। अपनी सूफ- 
बूक और सेवाभाव के कारण नवाब कपूर सिंह को खालसा का प्रतिनिधि चुना गया 
था और नवाब जकरिया खाँ से जागीर प्राप्त करने के बाद उनको नवाब की उपाधि दी 
गई थी। सन्‌ 734 से 748 तक नवाब कपूर सिंह धामिक और राजनीतिक 
मामलो मे सिबखों के सर्वप्रसिद्ध नेता रहे । सिक्ख धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और 
प्रेरणा की सब लोग सराहुता करते थे। सिक्‍ख धर्म के प्रचार और उसकी सुरक्षा के 
लिए नवाब कपूर सिंह ने बहुत सेवा की थी। बन्दा बहादुर के बाद नवाब कपूर सिंह 
सिक्‍खो के एकमात्र नेता माने जाते थे । मुगलो और अ्रफगानो के विरुद्ध सिक्खों के 
संघर्ष मे लवाब कपूर सिंह का महत्त्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ही 'दल खालसा' का 
संगठन करके सब सिबखों को इकट्ठा होकर बाहरी शत्रु का सामना करने के लिए 
प्रेरित किया था। उनके जीवन काल मे सब सिक्‍खो ने उनके नेतृत्व भें काम किया । 
सन्‌ 7753 में उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उन्तके सतीजे खुशहाल सिंह इस मिसल के 
सरदार बन गये । उन्होंने इस मिसल के अ्रघीन इलाके सतलूज के दोनों किनारो पर 
बढ़ा लिये थे। खुशहाल सिंह की मृत्यु सन्‌ 796 में हुई और तब उनके बडे पृत्र 
बुद्ध सिह उनके उत्तराधिकारी बने। सिहपुरिया मित्तल का सारा इलाका रणजीत सिंह 

हे 435 


46 पजाब का इतिहास 


ने अपने राज्य में सन्‌ ।86 में शामिल किया था। यह मिसल थोडी सख्या मे होते 
हुए भी प्रसिद्ध मानी जाती है क्योकि इसके नेता का सब सिक्‍ख बहुत सम्मान 
करते थे । 
झ्रहलुवालिया मिसल 

जस्सा सिंह अहलू वालिया ने यह मिसल स्थापित की थी। इसका नाम लाहौर के 
निकट आहलू नाम के ग्राम के कारण श्रहल्‌वालिया पड गया था। जस्सा सिंह के पूर्वज 
“कलाल” कहलाते थे और शराब बनाने का काम करते थे। इस मिसल का सरदार 
अपने काल मे सिक्‍खो मे बहुत प्रसिद्ध नेता हुआ है। पाँच साल की आयु में उसके 
पिता का देहान्त होने पर उसकी माता ने दिल्‍ली मे माता सुन्दरी (धर्मंपत्नी गुरु 
गोबिन्द सिंह) की शभ कामना से उसका पालनपोषण किया था। चूंकि पजाब 
लौटने पर भी वह हिन्दी बोलते थे इसलिए उनको “हमको-तुमको” सरदार कहा 
जाता था। सबसे पहले पजाब लौट कर एक घारमिक सभा मे माता ने उनका 
परिचय सिक्‍खो के प्रसिद्ध नेता नवांब कपूर सिंह के साथ कराया था। जस्सा सिंह के 
प्रति उनका इतना प्रेम हो गया था कि कहा जाता है कि नवाब कपूर सिंह ने उन को 
भ्रपना बेटा मान लिया था। नवाब कपूर सिंह ने जस्सा सिंह को “दल खालसा” के 
नेता के रूप मे ट्रेनिंग दी। जस्सा सिंह अहलूवालिया सन्‌ 738 में नादिर शाह के 
ग्राक्मण से लेकर सिक्‍खों के संघर्ष मे विशेष भाग लेते रहे। उन्होने मुसलमानों के 
विरुद्ध बहुत से सैनिक अभियान किये जिन मे अपनी योग्यता, साहस और वीरता का 
प्रमाण दिया जिस के कारण नवाब कपूर सिंह ने उनको “दल खालसा” का नेता 
नियुक्त किया भ्रौर गुरु गोबिन्द सिंह जी की लोहे की गदा उनको प्रदान की । 35 साल 
की आयु मे उनको “सुलतान-उल-कौम” का खिताब दिया गया था। सिक्‍सखों की 
भ्रफगातों के विरुद्ध लगभग सब लडाइयों में उन्होंने भाग लिया। सन्‌ 76 में उन्होंने 
लाहौर के गवर्नर ख्वाजा उब्बंद के विरुद्ध चड़त सिंह शुक्रवकक्‍्किया की सहायता की और 
“गुरमत्ता” के अनुसार लाहौर के ऊपर इसी साल अपनी सत्ता जमा ली भ्रौर 
ग्रपने नाम का सिक्का चलाया । 

सन्‌ 762 के बड़े घल्‍्लूघारा के समय जस्सा सिंह की लीडरी को काफी 
धवका लगा । मगर उन्होंने अगले साल ही सरहिन्द पर हमला करके श्रब्दाली के 
नियुक्त क्रिये गवर्नर जैन खा को मार दिया। अब्दाली के आक्रमणी का भ्रन्त होने पर 
जस्सा सिंह ने बहुत से इलाके अपने अभ्रधीन कर लिये । रायकोट कपूरथला जैसा स्थान 
भी उन्होंने मुसलमानों से प्राप्त कर लिया। भगी, कन्हैया और शुक्रचक्किया मिसलो के 
साथ मिलकर उन्होंते रामगढ़ियों के विरुद्ध कारवाई की और जस्सा सिंह रामगढ़िया 
को पंजाब छोडकर हांसी चले जाने के लिए मजबूर किया। जस्सा सिंह का देहान्त 
सन्‌ 783 में अमृतसर मे हुआ । वह सिक्‍खों के प्रसिद्ध नेता समझे जाते थे और 
इतिहास में उनका बडा ऊंचा स्थान है। मिसलदारो भे सिक्‍खों के संगठन के लिए 
उन्हीं काम किया और अपनी वीरता भौर योग्यता से संकट के समय सिक्‍्ख धर्म का 


प्रमुख मिसलो का राजनीतिक इतिहास 47 


बडी योग्यता से नेतृत्व किया | वह उदार विचारों वाले और बड़े सहनशील शासक 
थे। अपने अधीन मुसलमानों को उन्होंने अपने घर्मं की पालना की पूरी स्वतत्रता दी 
हुई थी | उन्होंने हर मन्दिर साहिब को दुबारा बनाने और उसकी भव्यता के लिए 
उनका योगदान विशेष है। उनका अपना पुत्र न होने पर उनके भतीजे भाग सिंह को 
उनका उत्तराधिकारी और मिसल का सरदार माना गया। उसकी मृत्यु पर सन्‌ 80] 
में फतेह सिह मिसल का सरदार बना | जस्सा सिंह की तरह ही वह भी एक बडे 
प्रसिद्ध सिक्स सरदार थे । अपने राज्य के श्रारभ में ही रणजीत सिंह ने फतेह सिंह को 
अपना “पगडी पलठा भाई” बना लिया था। उनके प्रति फतेह सिंह को भी श्रपार 
श्रद्धा थी और उसने रणजीत सिंह के राज्य की स्थापना के लिये पूर्ण सहयोग दिया 
था । रणजीत सिंह की प्रसिद्ध लडाइयो में फतेह सिंह अहलूवालिया शामिल होते रहे 
और रणजीत सिंह के उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ बढ़ने के समय लाहौर मे रहकर 
देखभाल भी करते रहे । सन्‌ 837 में फतेह सिंह की मृत्यु पर उनके पुत्र निहाल सिंह 
को राजगद्दी पर बिठाया गया। रणजीत सिंह के अधीन रहते हुए इस मिसल का 
घिस्तार तो न हो सका परन्तु जो इलाके आरम्भ मे फतेह सिंह के अधीन थे वे उनके 
पास रहने दिये गये । लाहौर दरबार का अन्त होने पर भी क रथला का भहलूवालिया 
घराना अग्न॑ जो के राज्य मे भी चलता रहा और सन्‌ 948 मे, भारत की स्वतत्रता के 
पदचातू, पजाब के पुनर्गठन के समय पेप्सू में शामिल कर लिया गया। उस समय 
कपूरथला के राजा जगत जीत सिह को पैप्सू का उप-राजप्रमुख नियुक्त किया गया था | 


भंगी मिसल 


कहा जाता है कि भगी मिसल की स्थापना पजवार (अमृतसर के तिकट एक 
गाँव) के छज्जा सिंह ने की थी। यह भी कहा जाता है कि छज्जासिह ने बन्दा बहादुर से 
“पाहुल” ग्रहण की थी और वह्‌ सिक्‍्ख घममम के प्रसिद्ध नेताओं के श्रादेशानुसार चलते 
थे | उन्होने माझा के हृष्टपुष्ट जाटों का एक दल सगठित किया था और उसके नेता 
बन गए थे | इस मिसल ने, छज्जा सिंह के एक प्रसिद्ध साथी भीम सिंह, जिस को 
छज्जा सिंह ने सिक्‍ख धर्म में प्रवेश करवाया था, के अधीन बहुत प्रगति की थी। भीम 
सिंह पहले हर मन्दिर साहिब मे भग घोटने का काम करता था जिस के कारण इस 
मिसल का नाम ही “भगी' भ्रथवा भंग का सेवन करने वालो की मिसल प्रसिद्ध 
हो गया | भीम सिंह एक महान्‌ सस्थापक और सचालक थे | उन्होने सन्‌ 739 में 
नादिर शाह के पजाब पर आक्रमण का लाभ उठाया और इस मिसल की जन शक्ति और 
सम्पत्ति को काफी बढा लिया | उनका भतीजा हरी सिंह, जो भूप सिंह का बेटा था और 
जो वादनी के निकट पटोह गाँव का रहने वाला था, उनका उत्त राधिकारी बना। वह 
एक बहुत प्रसिद्ध सिपाही था और उसकी कमान में भगी मिसल बहुत विशाल और 
प्रभावशाली बन गई । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय संगी मिसल में 20 
हंजार के लगभग सिपाही शामिल थे। उनके शक्तिशाली लीडर ने स्थालकोठ, नारोवाल, 
चिन्यौट अथवा भमग शभ्रपने अधीत कर लिये थे। सन्‌ !762 में उसने लाहौर के 


]48 पंजाब का इतिहास 


गवर्नर खान उबेद से गूजरॉवाला पर आक्रमण के समय उससे बहुत सारा गोला-बारूद 
छीन लिया था। सिंध नदी के पार डेराजात (डेरा इस्माइल खा और डेरा गाजी खां) 
पर पहुँच कर भगियो ने वहाँ के मुसलमान सरदार को दण्ड दिया | हरि सिंह के एक 
सहयोगी मिलखा सिंह ने रावलरपिंडी पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह पश्चिमी 
आर मध्य पजाब मे विशाल क्षेत्र भगियो के श्रघीन हो गया । उन्होंने जम्मू पर भी अ्रपनी 
सत्ता जमा कर वहाँ के महाराजा रणजीत देव को अपने भ्रधीन कर लिया | हरि सिंह 
भगी ने कन्हैया और रामगढिया मिसलो के साथ मिलकर मुसलमानों के राज्य कसूर पर 
भी श्राक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की | हरि सिह के सबसे बडे पुत्र भण्डा सिंह 
ने भगी मिसल को इसके शक्ति के शिखर पर पहुँचाया | सन्‌ 76 6 में उसने म्‌ लतान 
झ्रौर बहावलपुर पर आक्रमण करके उनको अपने अधीन कर लिया झ्ौर अपनी सीमा 
पाकपटन तक बढा ली | सन्‌ 767 ईस्वी में उसने अ्रमृतसर में नून मडी के पीछे एक 
कच्चे किले की नीव रखी जो कि भगियो के नाम से भ्रसिद्ध हो गया | सन्‌ 77] ईस्वी 
मे उससे फिर मुलतान पर आराक्रमण किया परन्तु इस बार भगी मुलतान और बहावल- 
पुर की सयुक्त सेना से पराजित हो गये। सन्‌ 772 में मुलतान के अ्रसतुष्ट गवनेर 
शरीफ खा को अपने साथ मिलाकर भगियो ने मूलतान को अ्रपने अधिकार में कर 
लिया । अपनी बढी हुई शक्ति से उन्होने गृजरॉवाला के निकट रामनगर, जो कि 
चट्ठा मुसलमानों की राजधानी थी, पर श्राक्रमण करके वहाँ से प्रसिद्ध तोप “जमा- 
जमा” प्राप्त की । इस _तोप को आमतौर पर भगियों वाली तोप भी कहा जाता था। 
सन्‌ 772 में भंगियों ने जम्मू जाकर वहा के राजा रणजीत देव की उसके पुत्र के विरुद्ध 
भगडे मे सहायता की । उसका सुधुत्र बुजराजदेव अपने पिता का विरोध करता था 
झौर उसने सकक्‍्खो की कई मिसलो यथा नकई, कन्हैया और शुक्रचक्किया से भी सहायता 
प्राप्त की थी । इस समय में ऋण्डा सिंह को एक महजबी द्वारा कन्हैयाओ ने सन्‌ 774 
में मरवा दिया । भण्डा सिंह के बाद उसके छोटे भाई गण्डा सिह मिसल के सरवार बने । 
उसने भ्रमृततर किले को और सुदृढ किया । पठानकोट पर कब्जा करने के लिए गण्डा 
सिंह को कन्हैयो से युद्ध करना पडा क्योंकि इस स्थान को उन्होंने श्रपनी मिसल के 
एक प्रसिद्ध सदस्य तारा सिंह को दहेज में दिया हुआ था। दीतानगर के स्थान पर 
लडाई हुई परन्तु गण्डा सिह बीमार हो गया और उसका देहान्त हो गया । अपने नेता 
की मृत्यु पर भगीयो के हौसले टूट गये और उन्होने पठानकोट कन्हैयों के पास रहने 
दिया । 


सन्‌ 773 में भगी मिसल का शासन लाहौर और श्रमृतसर से लेकर मुलतान 
तक फैला हुआ था। लाहौर पर तीन भंगी सरदार लेहणा सिंह, गुजर सिंह और 
सोभा सिंह राज्य करते थे । भगी सरदारों में गुजर सिंह अधिक साहसी था और उससे' 
द्वाबा चज और सिंघ सागर के बहुत से भागों पर कब्जा कर लिया। भगी मिसल के 
महान्‌ नेता छज्जा सिंह, हरि सिह, रूण्डा सिंह और गण्डा सिंह के अधीन यह मिसल 
इतनी शक्तिशाली बन गई. थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि सारे पंजाब पर उसका 


प्रमुख मिसलो का राजनीतिक इतिहास 49 


राज्य हो जाएगा | परन्तु कुछ लीडरो की श्रकक्‍्समात्‌ और एक-साथ मौतो ने उनका 
प्रभाव बहुत कम कर दिया और उनके विरोधी शुक्रचवक्किया और दूसरी मिसलो के 
सरदारो ने उसके पतन के लिए काफी जोड-तोड किये। चडत सिंह और महा सिंह 
को, जो शुक्रचविकिया मिसल के नेता थे, भगियो से विशेष ईर्ष्या थी । उन्होने इस मिसल 
के नेताओं को एक दूसरे के विरुद्ध लडा कर इसकी शक्ति को कम करने मे कोई कसर 
नही उठा रखी थी । रणजीत सिह को भी भगी मिसल से ही सबसे ज्यादा खतरा था 
और उसने सबसे पहले भगियो को अपने रास्ते का रोडा समझ कर श्रपने ग्रधीन करने 
की कोशिश की । सन्‌ 799 में रणजीत सिंह ते भगी नेता चेत सिंह को, जिस का 
लाहौर के किले पर कब्जा था, जागीर देकर किला छोडने पर मना लिया था। 
सन्‌ 805 में रणजीत सिंह ने बडी चतुराई से अ्रमृतसर पर श्रधिकार करके वहाँ से 
भगियो को चले जाने पर राजी कर लिया था। उसने उस समय के नाबालिग भगी 
सरदार गुरदित्त सिह भौर उसकी माता बीबी सुखा को जागीर देकर भ्रमृतसर से बाहर 
भेज दिया था । 

भगी मिसल के पतन के बहुत से कारण हैं जिनका जिक्र यहा श्रभीष्ट है - 

. भगी सरदारो की बहुत सी शाखाएँ बन गई थी जो कि पजाब के भिन्‍न- 
भिन्‍न भागों में फैली हुई थी और एक तरह से बिल्कुल स्वतत्र हो गई थी। आपस में 
०28: कोई सहयोग नही रह गया था। इसलिए उनकी शक्ति कई भागों में बँट 
गई थी । 

2 उनका शासन बहुत विदश्ञाल और दूर-दूर तक बिखरा हुआ था। अपने 
अधीन इलाको की सुरक्षा का योग्य प्रबन्ध उनके लिए कठिन हो गया था। 

3 सिक्‍खों में आपसी ईर्ष्या के कारण स्थिति और भी बिगड गई थी । 

4 भगी मिसल का कोई भी इतना प्रसिद्ध और प्रभावशाली नेता नही था जो 
सब सिक्‍्खो को अपने अ्रधीन रखकर सभी मिसलों की शक्ति को काम मे ला सकता | 

5. भंगी मिसल के इलाके एक दूसरे से जुडे हुए नही थे और उस समय 
यातायात के श्रच्छे साधन न होने से भी एक दूसरे से सहयोग करना बडा कठिन हो 
गया था । 

6 भंगी मिसल के विरोधी हर समय उनके पतन के इच्छुक थे और उन्होने 
भगी सरदारो मे फूट डलवाकर श्रपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगातार प्रयत्न किये । 
उनके पतन में शुक्रचक्किया मिंसल सबसे प्रमुख थी । 
फुलकिया मिसल 

इस सिसल का नाम फूल, जो कि एक सधु जाट था, के नाम पर प्रचलित हुभ्रा । 
फूल नाभा, पटियाला और जीन्‍न्द रियासतों के पूर्वज थे। ऐसा कथित है कि फूल को 
सिक्‍खो के सातवें गुरु हर राय (सन्‌ 645 से 66) ने आशीर्वाद दिया था और 
उनके बारे मे यह भविष्यवाणी की थी, “इस वंश के सदस्य बहुत महान, प्रसिद्ध और 
समृद्ध बनेंगे । उनके उत्तराधिकारियों के घोड़े जमुना से पानी पीयेंगे। उनको कई 
पीढ़ियो तक राज्य प्राप्त होगा और जितनी-जितनी वह गुरु की सेवा करेंगे उतना 
ही उनको सम्मान प्राप्त होगा !” इस परिवार को गुरु गोबिन्द सिह नें भी भ्ाशीर्वाद 


50 प॒जाब का इतिहास 


दिया था । उन्होने इस वश के प्रसिद्ध नेताओं और फूल के उत्तराधिकारी रामा और 
तिलोका को एक विशेष पत्र लिखा था। इस पत्र मैं जिस की तिथि 2 अगस्त, 696: 
है, गुरु गोबिन्द सिंह ने भाई रामा को अपने बहुत निकंट मानते हुए आ्रादेश दिया था कि 
बह अपने घुड्सवार साथियो समेत उनकी सहायता को चला आए । इसी पत्र में गुरु 
गोबिन्द सिंह ने पटियाला घराने के बारे मे लिखा था “तेरा घर सो मेरा आसे । ये 
विशेष शब्द फूल वस के लिए बहुत सम्मानजनक समभे जाते है। (भुरुगोबिन्द सिंह 
का यह ऐतिहासिक हुकमनामा अभी तक पटियाला नरेश के पास है और वहाँ के किले' 
में प्रसिद्ध बुजुगं बाबा श्राला सिंह की गुरु से सबधित दूसरी वस्तुओं के साथ रखा 
हुआ है) । 

फूल वश के प्रसिद्ध नेता बाबा झाला सिंह (सन्‌ 469] से 765) हुए है। 
उन्होंने श्रपने जीवन काल मे मालवा खड मे अपनी शक्ति को बढाकर बहुत से इलाके 
अपने भ्रधीन कर लिये थे। वह फूल मिसल के सचालक के रूप में काम करते रहे | 
परन्तु मालवा मे स्थित होने के कारण वह अपनी स्वतत्र नीति पर चलते रहे | उनका 
सहयोग दूसरी मिसलों के साथ बहुत कम रहा । वह दल खालसा के सदस्य भी नही 
माने जाते थे और न ही उसके अ्रधीन थे । 

श्राला सिंह ने सिक्खो के मुगलो और अफगानो के विरुद्ध संघर्ष मे भाग लिया 
था और उस समय की गडबड वाली स्थिति से लाभ उठाकर अपने आपको और अधिक 
शक्तिशाली और समृद्ध बना लिया था । सन्‌ 757 में उन्होने अब्दाली के सुपुत्र 
तमूरशाह, जो कि बिल्‍ली से बहुत सी धन-सम्पत्ति लूट कर लाहौर लेजा रहा था, 
को सनौर के स्थान पर लूटा था। झाला सिंह ने सरहिन्द के सूबेदार अब्दुल समुद्ध खा 
को मलहार राव मराठा के सन्‌ 758 में पजाब मे आने पर अपने से सहायता लेने पर 
मजबूर किया था। आला सिंह ने मराठों की खाद्य और चारा से सहायता की थी 
जब कि वे सन्‌ 76] में पानीपत की पहली लडाई के समय दिल्ली के आसपास के 
इलाके मे ठहरे हुए थे। अ्रब्दाली के विजयी होने पर आला सिंह मे अझफगानों को 
चार लाख रुपये नजराना दिया था और वह अ्रहमदशाह अ्रब्दाली को पानीपत से 
लौटते हुए सरहिन्द मे मिला था। अ्रहमदशाह श्रब्दाली ने आला सिंह को सम्मानित 
करके उनको एक स्वतत्र राजा मान लिया था। यह उसकी सिक्‍खों को फाडने की 
एक चाल थी । दल खालसा ने झाला सिंह के इस सहयोग को पसद नहीं किया था। 
परन्तु जस्सा सिंह अहलूवालिया जो कि दल खालसा के सर्व संचालक थे, आला सिंह 
के मित्र थे और उन्होने बीच मे पडकर भ्रापस में सुलह करा दी | सन्‌ 762 मे बड़ा 
घल्लूघारा (कुपः रहीरा के स्थान पर) के समय झाला सिंह ने सिक्‍्खो की कोई 
सहायता नहीं की थी और वह ॒ बरनाला से चला गया था' जहाँपर कि अहमदशाह 
भ्रब्दाली ने अधिकार कर लिया था। प्लाला सिंह के ऐसा करने पर सिक्‍्खो मे उसके 
विरुद्ध बहुत रोष पैदा हो गया था। भ्रब्दाली के मन में भी आला सिंह के बारे में 
'ऋछ ऐसी बातें डांल दी गई कि बह मन से उसका हितेषी नहीं है। इस काम में नवाब, 
, मलेरकोटला, रायकोठ के मुसलमान सरदार और सरहिन्द के गवनर का भी हाथ 


प्रमुख मिसलो का राजनीतिक इतिहास 5] 


था | ऐसी स्थिति में आला सिंह को बन्दी बना लिया गया और ऐसा कहा जाता हैं 
कि उनको अपने केश शहीद कराने का हुकम दिया गया । परन्तु उन्होंने उसके बदले 
मे एक लाख 25 हजार रुपये देकर अपने केश बचा लिये और पाँच लाख रुपये नजराता 
मालवा के इलाके के लिये देना मान लिया। आला सिंह ने बाकी सिक्‍्ख सरदारो के 
साथ सन्‌ 4764 में सरहिन्द पर आक्रमण के समय भाग लिया था और वहाँ के गवर्नर 
जैन खा को पराजित करके मार दिया था । 

अफगानो की पजाब मे शक्ति कम होने पर आला सिंह ने अपने आपको और भी 
समृद्ध बना लिया और दक्षिण पश्चिम की ओर से उत्तर की तरफ बढ कर पटियाला 
में एक नथे किले की नीव रख कर एक नये शहर का निर्माण किया । किला और शहर 
का निर्माण उसके देहान्त से कुछ ही समय बाद सम्पन्त हुआ था। आला सिंह ने अपनी 
श्रायु में ही पटियाला राज्य को काफी विद्ञाल और शक्तिशाली बना दिया था। वह 
बहुत लोकप्रिय शासक था और सत स्वभाव और उदार प्रवृत्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध 
था। अब भी बरनाला में उनके किले मे उनके चूल्हे ऐतिहासिक माने जाते हैं। कहते है 
कि वहाँ पर सर्वसाधारण को लगर प्राप्त होता था। 

श्राला सिंह की मृत्यु पर उनके पौत्र अमर सिंह (सन्‌ 765 से 782) 
पटियाला की गद्दी पर बैठे । उन्होंने पटियाला के इलाके को मनीमाजरा, कोटकपूरा, 
सैफाबाद और भटिंडा की ओर बढाया | अहमदशाह अब्दाली ने अपती पुरानी नीति के 
अ्रनुसार उनको भी राजा-ए-राजगान की उपाधि दी थी और अपने नाम पर सिक्का 
चलाते की आज्ञा भी । अमर सिंह के बाद उनके सात साल' के पुत्र -साहिब सिंह को 
गद्‌दी पर बिठाया गया | वह बहुत कमजोर शासक सिद्ध हुआ और अपनी रानी आस- 
कौर के साथ झंगडे मे सन्‌ 806 में महाराजा रणजीत सिंह को पटियाला के मामलों 
में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया । परल्तु श्रग्न जो के विरोध के कारण रणजीत सिंह 
को मालवा का इलाका छोडना पडा और सन्‌ 809 से अमृतसर की सधि के अनुसार 
सतलुज को महाराजा रणजीत सिह और शअग्रेजों की सीमा बना दिया गया। इस 
प्रकार फुलकियाँ रियासते सुरक्षित होकर अग्नेजों के अधीन सन्‌ 947 तक चलती 
रही | भारत को स्वतत्रता मिलने के बाद सन्‌ 948 मे उनका पुनर्गठन करके उनके 
क्षेत्र पैप्स राज्य मे शामिल कर दिए गए । 
शुक्रचक्रिया मिसल 

इस मिसल का नाम गृजरावाला के निकट डेढ कोस के फासले पर एक छोटे-से 
ग्राम शुक्रवक्क के नाम पर पडा था। इस मिसल के सबसे प्रसिद्ध नेता का नाम बुढा 
था जिस को सिक्‍्ख धर्म मे पाहुल लेकर प्रवेश करने पर बुद्ध सिंह का नाम दिया गया 
था | वह बंदा बहादुर के पतन के बाद सिक्‍खो के जत्थों के सरदारो में प्रसिद्ध माना 
जाता था। उसके दो पुत्र नोध सिंह और चदा सिंह थे। नोध सिंह की शाखा 
रणजीत सिह से सबध रखती है और चदा सिंह के उत्तराधिकारी सधावालिया 
कहलाने लगे थे । इस मिसल के सरदार की बाबत कहा जाता है कि पहले उससे 
फैजलपुरिया मिसल के सरदार कपूर सिंह के अधीन काम किया था और अ्रहमदशाह 


]52 पजाब का इतिहास 


अब्दाली के आक्रमण के समय से उनक साथ ही रहा था। सन्‌ 752 में नोध सिंह 
की मृत्यु के उपरान्त उसके बडे लडके चडत सिंह मिसल के सरदार बने | उसके बारे 
मे यह मशहूर था, “वह बहुत साहसी जाट सरदार था जिस ने सिक्‍्खो के अ्रफगानों के 
विरुद्ध सघर्ष के आरम्भ मे बहुत अच्छा काम किया था |” चडत सिंह ने फंजलपुरिया 
मिसल से अलग होकर शुक्रचव्किया मिसल का विस्तार किया। उसकी शादी एक 
प्रसिद्ध पडौसी सरदार श्रमीर सिंह की सुपुत्री से होते पर उसको काफी धन और 
सम्पत्ति' मिले | उसने श्रकेले ही मुसलमानों के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष किया और 
सन !767 में एमनाबाद के मुसलमान फौजदार से काफी लूट प्राप्त की और उससे 
अगले साल (सन्‌ 762 मे) गवर्नर लाहौर रुवाजा उबंद के गुजरॉवाले पर आक्रमण 
के समय उसको पराजित करने मे बढचढकर हिस्सा लिया। चडत सिंह ने अहमद- 
शाह भ्रब्दाली के आ्राक्रमण से भी बहुत घन लूट मार के तौर पर प्राप्त किया था | 
सन्‌ 774 में चडत सिंह जम्मू पहुँचा जहाँ पर उसने बृजराज देव की उसके पिता 
रणजीत देव के विरुद्ध घरेलू लडाई मे सहायता की । रणजीत देव ने भगी सरवार 
भण्डा सिंह को अ्रपनी सहायता के लिये बुलाया हुआ था | इसी साल सरदार चडत 
सिंह की श्रपने हाथ मे पकडी बन्दूक की नाली फट जाने से मृत्यू हो गई और उसके 
0 साल के सुपुत्र महा सिंह उसके उत्तराधिकारी बने। छोटी आयु में महासिंह 
का कासकाज उसकी माता देसा करती थी । उनके बारे मे भी ऐसा प्रसिद्ध है, “वह 
बहुत चतुर और कार्यकुशल सरदारनी थी” महा सिंह ने गुजराँवाला में अपने किले 
को, जो कि पअब्दाली ने गिरा दिया था, दोबारा बनवाया। महासिंह की शादी जीद 
नरेश गजपत सिंह की सुपुत्नी बीबी राजकौर से (जिनको उनके मेके मालवा मे होने के 
कारण माई मलवैण भी कहा जाता था) से हुई थी। उनकी कोख से सन्‌ 780 मे 
रणजीत सिंह का जन्म हुआ था । कई लोगो का कथन है कि र॑णजीत सिंह का जन्म 
उनके ननिहाल में बडरूखा के स्थान पर हुआ था । यह सम्भवत ठीक नही है क्योकि 
काफी खोज के बाद्-यह अब प्रमाणित माना जाता है कि रणजीत सिंह का जन्म 
गुजराँवाला में ही हुआ था । 


महा सिंह ने अपने जीवन काल में अपने राज्य का काफी विस्तार किया। 
उन्होंने रसूल नगर पर अधिकार कर लिया जो कि पहले चट्ठा मुसलमानों के भ्रधीन 
था और उसका नाम रामनगर रख दिया। इसी तरह से एक और स्थान अलीपुर पर 
भ्रधिकार करके उसका नया नाम अ्रकालगढ़ रख दिया। महासिंह ने भगी मिसल के 
अधीन पिण्डी भट्टियाँ.और- सादीवाल के इलाके से काफी लूट का माल प्राप्त किया । 
महंर्सिह ने स्थालकोट के निकट कोटली लुहारां को अपने अधीन कर लिया । यह 
स्थान झस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। महासिंह ने इस इलाके के सरदारों को विचार- 
विनिमय के लिए बुलाया और उनको बदी बना लिया। 
महासिंह ने जम्मू में चल रहे घरेलू ऋगडे से भी फायदा उठाया। उन्होने अपने 
विरद्ध कन्हैया और भगी मिसलों से भी बदला लेना चाहा। इसलिये वह बृजराज॑- 


प्रमुख मिसलो का राजनीतिक इतिहास ]53 


देव की सहायता के लिए वहाँ गये थे । कुछ काल बाद महासिह के सुपुत्र रणजीत सिंह 
कौ सगाई माई सदाकौर की सुपृत्री बीबी महताब कौर से हुई। माई सदाकौर सरदार 
ग्रबर्द सिंह कन्हैया की विधवा थी । 


इस रिदते से जो सन्‌ 785 ई० में हुआ दोनो मिसलों के मेल हो जाने पर 
महासिंह को अपना प्रभाव और इलाके बढाने मे काफी सहायता मिली । उसने गृजरात 
के भगी सरदारो के विरुद्ध कारवाई की | सन्‌ 4792 में महा सिंह ने गुजरात को 
घेर लिया परन्तु वह वहाँ सख्त बीमार हो गया और गृजराँवाला पहुँचने पर उसका 
इसी साल देहान्त हो गया । 

रणजीत सिंह 2 वर्ष की आझायु मे शुक्रवक्किया मिसल का सरदार बन गया। 
बेशक शुक्रवक्‍्किया मिसल अपेक्षाकृत छोटी थी परन्तु इसके नेताओं ने अपनी विशेष 
योग्यता का प्रमाण दिया जिस कारण बाकी सरदारो में उनका काफी सम्मान था | 
रणजीत सिह में ऐसे कई गुण थे जिनके कारण वह अपने पूर्वजों से भी ज्यादा योग्य 
साबित हुआ । उसने बाल्यकाल से ही अपनी महानता का प्रमाण दिया और युद्ध 
कौशल शौर श्रपने निजी गुणों से बहुत जल्दी सबसे प्रसिद्ध सरदार बन गया । उसने 
लिखने-पढने की श्रपेक्षा श्रपता सारा समय युद्ध के कामों मे ट्रेनिंग लेने मे लगाया । 
भ्पने पिता की मृत्यु पर छोटी उम्र मे भी वह एक बहुत योग्य नेता सिद्ध हुआ्ना। 
कन्हैया मिसल से अ्रपना रिश्ता होने के कारण माई सदा कौर की उसको बहुत सहायता 
मिली और उसने अपनी योग्यता से बहुत थोड़े काल मे ही अपने आप को एक छोठे-से 
मिसल के सरदार से आरम्भ करके सारे पजाब का महाराजा बना लिया । सन्‌ 799 
में उसने लाहौर पर, जो कि प्राचीन काल से ही पजाब का राजनीतिक केद्ध था, 
ग्रधिकार कर लिया। 


प्रश्न 
4, 79806 6 60707॥8$ ० 76 3॥47९7 शाओ] परात&' ऊकैद्वा्वत्ा' छत पाए 
दाद 78094 8ए8॥ 
भगी मिसल ने सरदार हरि सिंह और भण्डा सिंह के समय में जो 
उन्‍नति की उसका वर्णन कीजिए । 
2. जत्राह 8 706 ० 6 ए्ाध्टा' ६ात 80 ंग्र०एटाग०गरां3 री रिक्यां० 09 
शाए8 ० ?8789.- 
पटियाला के राजा आला सिंह के जीवन-चरित्र और सफलताओो पर एक 
टिप्पणी लिखिए | 
3. छ॒तहांजणा 6 ग्रा४09 ० 6 छककाक्‍ष्ट 78 ए000 799. 
भगी मिसल का सन्‌ 799 तक का इतिहास लिखिए । 
- जाल 86 धाहएागल्यां जैग्शाब्जांलकों 70068 ० शाए 0086 ० 6. शांती 
छद्वातंद्राडउ 00 06 (४६४ एशांपा'ए (0) हज्ा8० दिवएपा जशाएडॉ), 
पर #8888 जाए) हैशाएज्बा9, (ग). सैद्ोधाबुं॥ 438 9वाएट्0- 


89 


रणजीत सिंह क अधीन पंजाब का एकीकरण 
पहला चरण (सन्‌ !806 ई० तक) : रणजीतर्सह के सत्ता प्राप्त करने 
से पूर्व पंजाब की राजनीतिक स्थिति, मिसलों को अपने राज्य में मिलाना 
एवं दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त करना । 


8 वी शताब्दी के मध्य से पंजांब में मुगल साम्राज्य के पतन और सिक्‍खों के 
झफगानों के विरुदृध लगातार संघर्ष के कारण पजाब के भिन्‍न-भिन्‍न भागों मे छोटे- 
छोटे स्वतंत्र राज्य बन थे। सिक्‍लो की ! मिसलों जो सतलुज के पश्चिम मे थी और 
बाहरवी सतलुज के पूर्व मे, ने पजाब के अभ्रधिकाश भागों पर अपना राज्य स्थापित 
करने मे सफलता प्राप्त की। पजाब के पश्चिम और दक्षिण को ओर छोटे और बडे 
मुसलमान राज्यो की दो पक्तिया थी, एक भीतरी, दूसरी बाहरी | भीतरी पक्ति जो 
कि लाहौर के निकट थी मे कग, पाकपटन, शाहपुर, जेहलम, साहीवाल (मिण्टगुमरी) 
और कसूर के छोटे-छोटे मुसलमान राज्य थे जो कि पजाब में रहने वाले पठानों ने 
स्थापित किए थे । 

मुसलमान राज्यों की दूसरी ओर बाहरी पक्ति में कश्मीर, हजारा, पेशावर, डेरा 
इस्माइलखा, डेरा गाजी खा और मुलतान शामिल थे। छोटी-छोटी रियासतो (राज्यों) 
मे पजाब की बॉट 739 में नादिर शाह के आक्रमण के पदचात्‌ और अरहमदशाह 
झब्दाली के 9 आाक्रमणो के कारण हुई थी। आरम्भ में ये राज्य (रियासते) अ्रब्दाली या 
उसके उत्तराधिकारियो के अधीन थे । परन्तु ये राज्य अफगानो का पजाब पर अ्रधिकार 
का श्रन्त होने पर स्वतत्र बन गये थे । 

सिक्‍्ख मिसलों ने मुगलो और अफगानी के विरुद्ध घोर सघर्ष के उपरात राज- 
नीतिक सत्ता प्राप्त की थी और भिन्‍न-भिन्‍न भागों पर अपना राज्य कायम कर लिया 
था | इस तरह से पजाब मे अनेक निरकृश राज्य स्थापित हो गये थे जो कि किसी 
केन्द्रीय शक्ति के अभ्रधीन नही थे और न ही वे किसी किस्म की संघीय व्यवस्था कायम 
कर सके थे । इस स्थिति की तुलना हम इग्लेड की तारमन आक्रमण से पहले “हैप्टारकी' 
से कर सकते है। या इसको “जिगसा पजल” अर्थात्‌ भूल-भुल्लियाँ भी कह सकते है। 
रणजीत सिंह के पजाब के प्रमुख शासक बनने से पहले उसको इस श्रदेश के छोटे-छोटे 
मस्लिम और गैर मुस्लिस राज्यों मे बेटे हुए होने से बडा लाभ हुआ । ये सब राज्य 
प्रापस मे किसी किस्म का सहयोग नही रखते थे और इनका कोई अ्रच्छा संगठन वही 
था | इसके अतिरिक्त इन मे आपस मे ईर्ष्या भौर द्वेष इतने ज्यादा थे कि उनके लिए 
किसी भी कारवाई के लिए एकमत होना बहुत कठिन था। रणजीत सिंह के लिए 
यह बहुत अ्रच्छा मौका था। उसने अपनी कूंटनीति से एक-एक करके उन॑सब को 

55 


456 पजाब का इतिहास 


अपने ग्रधीन करने की योजना बनाई । धीरे-घीरे उसने मिसलो को हडप करने के 
बाद बडी चतुराई से मुसलमान राज्यों के विरुदृध कारवाई करके उनका धीरे-धीरे 
अन्त कर दिया | पजाब मे आने वाले एक यात्री फौरेस्टर ने ठीक ही कहा था कि 
उस समय के पजाब की राजनीतिक अ्रवस्था “किसी शक्तिशाली नेता के उभरने के 
लिए बहुत उपयुक्त थी जोकि पजाब मे एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे राज्यो 
को अपने भ्रधीन करके वहा पर अपनी ध्वजा फहरा सके ॥ 

रणजीत सिह का उत्थान * रणजीत सिंह के पिता महा सिंह की मृत्यु 
27 साल की आयु में हुई थी । इस तरह रणजीत सिह की आयु उस समय केवल 2 
वर्ष की थी | जब उसने शुक्रचक्किया मिसल की बागडोर सम्भाली तभीसे उसने उस समय 
की राजनीतिक स्थिति से लाभ उठाकर सारे पजाब को अपने अधीन करने का महान 
कार्य शुरू कर लिया था । अहमदशाह अब्दाली के पौत्र जमानशाह ने सन्‌ 798 में 
पंजाब पर शआ्राक्रमण किया परल्तु काबुल मे गडबड होने के कारण उसको तत्काल 
स्वदेश लौटना पडा | जल्दी मे काबुल की तरफ लौटते हुए जेहलम पार करते समय 
जमानशाह की कुछ तोपे दरिया में बाढ के कारण वहा रह गई थी । रणजीत सिंह 
ने इन तोपो को निकलवा कर जमानशाह के पास भेज दिया। जमानशाह ने प्रसन्‍त 
होकर इस सेवा के बदले रणजीत सिंह को लाहौर का राज्य प्राप्त करने का अधिकार 
लिख कर दे दिया । बाकी सरदारो के मुकाबले में यह बात रणजीत सिंह के लिए 
विशेष लाभदायक सिद्ध हुईं क्योकि इस पत्र के भ्राधार पर उसने लाहौर पर राज्य 
करने का नैतिक भ्रधिकार प्राप्त कर लिया था । 

रणजीत सिह का लाहौर पर कब्जा (सन्‌ 799) लाहौर के नागरिक उस समय 
लाहौर के भगी शासक से असतुष्ट थे । उन्होने गृप्त रूप से रणजीत सिंह को शहर पर 
अधिकार करने के लिए निमत्रण भेजा | यह बात [उल्लेखनीय है कि रणजीत सिंह को 
निमत्रण लाहौर के प्रसिद्ध मुसलमान चौधरियों की ओर से भेजा गया था। इसमे मुहम्मद 
श्राशिक, मोहम्मद सावरी, मेहर मोहकमदीन से प्रसिदृष नागरिक शामिल थे । उन्होंने 
लाला हाकिम राय हकीम द्वारा एक पत्र रणजीत सिंह की सेवा में भेजो था| लाहौर 
शहर की अधिक अवधि उस समय के मुसलमान नागरिकों की थी । इसलिए ऐसा 
उचित ही था कि उसको लाहौर पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों से तिमत्रण 
मिलता । 

रणजीत सिह रामनगर से सिपाही लेकर मजीठा' की ओर चला । उसका मन्तव्य 
यह था कि भगी सरदारो को मालूम न हो सके कि वह लाहौर पर चढाई करना 
न्नाहता है। मजीठा से रणजीत सिंह शाहबलावत पहुँचकर मस्जिद वजीरखां और 
अनारकली की तरफ चल पडा | उसने ऐसा भी दिखावे के लिए किया कि वहू रावी 
को किश्ितयों से पार करके आना चाहता था। इस प्रकार लुहारी' गेट की दिशा में 
जति हुए वह दिल्ली दरवाजे से शहर मे प्रवेश करने में सफल हो गया जो कि पूर्व 
की दिशा मे था। शहर के चौंधरियों ने, जैसा कि रणजीत सिंह के साथ पहले ही 
. निरिचित हो चुका था, रात' को नगर के दरवाजे खोल दिए। किले मे स्थित भंगी 


रणजीत सिंह के अधीन पजाब का एकीकरण 57 


सरदार चेत सिंह ने रणजीत सिंह का भ्रसफल विरोध करने की चेष्टा की । 8 जुलाई, 
799 को रणजीत सिंह अपनी सेना, बीबी सदाकौर और दीवान घनपतराय समेत 
लाहौर से दाखिल हो गया | उन्होने नागरिको को किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं 
होने दिया बल्कि चेत सिंह को भी प्रेरित किया कि वह जागीर के बदले शहर को 
छोडकर चला जाए । इस प्रकार रणजीत सिंह का लाहौर पर नैतिक और 
वास्तविक अधिकार हो गया। रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता से यह सिद्ध कर 
दिया कि वह बहुत लोकप्रिय शासक है और हिन्दू-मुसलमान नागरिक उससे प्रसन्न 
है । लाहौर पर अ्रधिकार का स्पष्ट श्रथं यह था कि रणजीत सिंह न केवल पजाब के 
प्रमुख शहर बल्कि पजाब के परम्परागत राजनीतिक केन्द्र पर अधिकार करने भे' सफल 
हो गया था| इस तरह उसके उत्थान का प्रारभ हुआ और यह स्पष्ट हो गया कि पजाब 
में अपना राज्य स्थापित करने मे उसको सब से अ्रधिक अ्रधिकार प्राप्त हो गया | 

भसीन की लड़ाई (सन्‌ 800) . रणजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार पजाब *“ 
में दूसरे सिक्ल और म्‌ सलमान शासको के लिए चेतावनी था । सब ने अपने लिए खतरा 
महसूस किया और उस समय के चार सुप्रसिदृध शासक श्रर्थात्‌ गुजरात का साहब 
सिंह भगी, जस्सा सिह रामगढिया, वजीराबाद के जोध सिंह और कसूर के शासक 
निजामुद्दीन ने मिलकर रणजीतसिह के विरुद्ध एक सघ बना लिया | अमृतसर वाले 
गुलाब सिंह भगी उन सब के नेता माने गए | दोनो ओर की सेनाए अश्रमृतसर से झाठ 
कोस के फासले पर भसीन के स्थान पर एक दूसरे के मुकाबले पर दो मास तक 
पडी रही परन्तु कोई निर्णायक युद्ध न हो संका और इस बीच केवल छोटी-मोटी 
भिडन्ते ही होती रही | इतने में रणजीत सिह के विरोधी सरदारों मे ईर्ष्या के कारण 
फूट पड़ गई। उन सब के सरदार गुलाब सिंह की अ्रधिक शराब पीने से मृत्यु हो 
गई | इस तरह अपने झाप ही विरोधी दल छिन्त-भिन्‍न हो गया। रणजीत सिंह के 
लिए यह समय बहुत चिन्ता का था क्योकि श्रभी तक उसकी शक्ति बहुत सीमित थी 
झभौर उसको सहायता के लिए भी कोई विशेष सहारा नहीं था। उसका भरोसा 
केवल अपनी चतुराई पर ही था जिसका उसने सघ तोडने के लिए इस्तेमाल किया । 
इससे न केवल रणजीत सिंह मे बहुत भात्मबल पैदा हो गया अ्रपितु उसका लाहौर पर 
झधिकार पक्का हो गया और उसको पजाब का होने वाला नेता मान लिया गया । 

राजतिलक .. _ भसीन की विजय के बाद रणजीत सिंह ने लाहौर लौठ कर अपने 
साथियो को इनाम दिया और अपने राज्याभिषेक का प्रबन्ध किया । राजतिलक प्राप्त 
क्रने पर उसने अ्रपने लिए 'सरकार” की साधारण सी उपाधि स्वीकार की जिस का 
भाव यह था कि वह केवल अपने आपको सर्वोच्च शासक समभते थे और उन्होने 
म्‌गलों की भाँति श्रपने लिए बडे-बड़े खिताब ग्रहण नहीं किये। उन्होंने अपनी मुद्रा 
पर भी अपने नाम के स्थान पर नानक और गोबिन्द सिंह का आशीर्वाद अ्रकित 
क्रबाया । हे 

छोटे-छोटे राज्यों का दसन . रणजीत सिंह का राजतिलक सन्‌ 80] मे 
सम्पन्न हुआ और उसके उपरांत उससे भ्रासपास के छोटे-छोटे राज्यों के विरुद्ध 


58 पजाब का इतिहास 


कारवाई भारम्भ की । सब से पहले उसने जम्मू पर अपना अधिकार स्थापित किया । 
वहा से लौटते समय नारोबाल और मीरोवाल पर अधिकार किया और श्रकालगढ 
के सरदार दल सिंह को, जिसने गुजरात के साहिब सिंह की सहायता की थी, 
पराजित किया । 

गुजरात के साहिब सिह और कसूर के निजामुद्दीन के विरुद्ध कारवाई रणजीत 
सिंह बहुत उत्सुक था कि वह प्रसिद्ध विद्रोहियो और प्रतिह्वन्द्रियों को उचित दण्ड 
देने मे समर्थ हो। इसलिए उसने उनकी शक्ति कम करने के लिए प्रयत्न शुरू किये। 
निजामुद्दीन के विरुद्ध सरदार फतेह सिंह कालेयावाला को काफी सेना देकर भेजा | 
इस पर उसने अपने भाई को जमानत के रूप मे रणजीत सिह के दरबार मे भेजकर 
सुलह कर ली और जहा तक साहिब सिंह का सबध है, वह गुजरात से भाग गया । 

फरतेहसिह श्रहलुबालिया से मित्रता कंपूरथला के फतेह सिंह अहलूवालिया 
को रणजीत सिंह ने बडी चतुराई से अ्रपता मित्र बना लिया। सन्‌ 802 में वह 
उसको मिलने के लिए फतेहाबाद गया | अहलूवालिया सरदार उस समय वहा' नही था । 
लेकिन उसकी माता ने रणजीत सिंह को बुलवा भेजा। इस के परिणामस्वरूप दोनों 
ने एक दूसरे के साथ मित्रता रखने का वचन दिया और एक दूसरे से पगडी बदली 
अर्थात्‌ वे अनन्य मित्र और भाई बन गए। आगे चल कर इस मित्रता से रणजीत 
सिंह को बहुत लाभ हुआ । कहा जाता है कि 

। दोनो ने गुरु ग्रन्थ साहिब के सामने मित्रता की शपथ ली और परस्पर 
झाइवासन दिया कि एक दूसरे के साथ मित्रता और शिष्टाचार का व्यवहार करेगे। 

2. एक का वरत्रु दूसरे का भी शत्रु समझा जाएगा । 

3. एक दूसरे के इलाके मे वे बर्गर रोकटोक जा सकेंगे । 

4 जो भ्रन्य इलाके अधीन किये जाएँगे , उनमें से एक दूसरे को उचित हिस्सा 
देंगे। 

अहलूवालिया सरदार की मित्रता से रणजीत सिंह न केवल एक तरह से 
निरिचन्त हो गया बल्कि उसको एक ऐसे व्यक्ति की सेवाएँ भी प्राप्त हो गईं जो कि 
सिक्खों में श्रपति ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। इसके परिणामस्वरूप ही रणजीत 
सिंह सारे पजाब को अश्रधीन करने का प्रोग्राम अधिक जोर से, चला सका। दोनों ने 
अपने साधन इकट्ठे किये और इस तरह पंजाब में शुक्रचक्किया, कन्हैया और शहलू- 
वालिया मिसलों की एकता स्थापित हो गई। 

डसका, चिन्यौ८ आदि की विजय : रणजीत सिह ने उत्तर पदिचम की दिशा 
में फतेहरसिह भ्रहलूवालिया के साथ मिलकर आक्रमण किया | डस्का को थोड़े से विरोध 
के बाद जीत लिया गया और वहा पर नया थाना बिठा दिया गया। इसी' तरह 
चिन्यौट जिस पर जस्सा सिंह के सुप्रुत्र कम सिह का राज्य था को भी जीत लिया 
गया! इस नये इलाके मे से भद्टिया और ढाना फतेहरसिह अ्रहलवालिया को जागीर 
के तौर पर उसके हिस्से में दिये गये । है 
... कसूर पर झाक्रसण . रणजीत सिंह कसूर को , जो कि लाहोर से केवल' 20 


रणजीत सिह के अ्रधीन पजाब का एकीकरण 59 


भील दूर था और जिसका शासक उसके विरुद्घ कारवाई कर चुका था, अपने लिए 
खतरा समझता था। आपसी सुलह होते हुए भी रणजीत सिंह ने वहा के पठान 
शासक पर इल्जाम लगाया कि उसने शुक्रचवक्‍्किया ऊँटो पर कब्जा कर लिया था | 
कसूर ने बडी रकम नजराने के रूप मे देकर अपनी जान छुडाई | 

लाहौर के आसपास के इलाके को अपने अ्रधीन करने के बाद रणजीत सिंह 
ने जालधर दवाब की ओर बढना शुरू किया | इस इलाके मे उसका जाने का उद्देश्य 
वहा से घन प्राप्त करना और इसको अपने अधीन करना था| कारण कि यह पजाब 
में सबसे उपजाऊ इलाका माना जाता था। जालन्धर द्वाब पर अधिकार करके उस 
में से फगवाडा का स्थान फतेह सिंह अहलूवालिया को दे दिया गया। साहीवाल और 
अंग पर रणजीत सिंह ने आक्रमण करके उनको अपने झ्रधीन कर लिया। वहाँ के 
मुसलमान शासक अभी तक अपने आपको काबुल के अधीन ही मानते थे और उन्हों 
ने अहमदशाह के आक्रमणो मे अफगानो की विशेष सहायता की थी । 

उपयुक्त इलाके पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद रणजीत सिंह रावल- 
'पपिण्डी की ओर पोठोहार प्रदेश की तरफ बढा | उसने जेहलम, चिनाब और रावी के 
बीच के इलाके जिनको “बार” कहा जाता था अपने अधीन कर लिए । 

संसारचन्द कटोच के विरुद्ध कारवाई . रणजीत सिंह की सास सदाकौर के 
कुछ इलाके कॉगडा के साथ लगते थे। ससारचन्द और नूरपुर के राजा ने मिलकर 
सदाकौर के विरुदृध कारवाई करके उसको पराजित कर दिया। रणजीत सिंह 
अपनी सास की सहायता के लिए पहाड की तरफ गया और उसने ससारचन्‍्द से 
बजवाडा प्राप्त कर लिया । 

अग्रेज़ों के दृत यूसफश्नलो का रणजीतसह को मिलना , इसी समय भश्रग्नेजों ते 
कुछ उपहार देकर अपने दूत यूसफञ्नली को रणजीत सिंह के पास भेजा । दोनो की 
भेट हुई और एक दूसरे को उपहार देकर शुभकामनाएं दी गईं। इससे श्रधिक कोई 
राजनीतिक सबध उनके बीच उस समय स्थापित नही हुआ | श्रग्न जो का उद्देश्य 
उस समय केवल पजाब की तात्कालिक स्थिति को जानना था और यहा के प्रसिद्ध 
नेता रणजीत सिंह से मित्रतापृूर्ण सबध स्थापित करना था । 

मुलतान पर आक्रमण (सन्‌ 803) : पूर्व और परचम मे सुरक्षा प्रबन्ध करने के 
परचात्‌ रणजीत सिंह ने पजाब मे मुसलमानों के सब से बडे राज्य मुलतान की प्ोर 
ध्यान दिया । उसने अपनी शक्ति भी इतनी बढा ली थी कि उसका साहस हो सका 
कि वह मुलतात के नवाब मुजफ्फरखा से लोहा ले सके । रणजीत सिंह को यह ज्ञान 
था कि वह एक ही झाक्रमण मे मुलतान जैसे बड़े राज्य को अपने अधीन नहीं कर 
सकेगा । इसलिए उसने यह नीति अपनाई कि उसको धीरे-धीरे कमजोर कर दिया 
जाए और वहा से धन प्राप्त करके अपनी शक्ति बढा ली जाए। आरम्भ मे उसने 
यह उचित समझा कि नवाब को अएनी प्रभुसत्ता मानने पर राजी कर लिया जाए | 
रणजीत सिंह ने प्रथम अभियान मे घन प्राप्त करने के सिवाए नतो ज्यादा देर 


60 पंजाब का इतिहास 

ठहरना उचित समझा न ही अपनी शक्ति को इस कायें में लगाया । वह यह भी 
नहीं चाहता था कि सब मुसलमान राज्य उसके विरुद्ध हो जाए । 

प्रमुतसर पर अधिकार (सन्‌ 805) अमृतसर सिक्‍्खो के लिए बडा महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । यह उनके धर्म का केन्द्र माना जाता था। इस के इलावा अमृतसर को 
सिक्‍ख गुरुओ ने व्यापार का केन्द्र भी बनाया था , परन्तु श्रमृतसर की विशेष स्थिति 
यह भी थी कि इस घमर्म स्थान पर बहुत सी मिसलो का साभा अधिकार समझा 
जाता था | इसके कई भाग जुदा-जुदा सरदारो के अधीन थे और उनको कर भी 
बैसे ही देते थे। रणजीत सिंह ने अमृतसर को अपने अधीन करने के लिए बड़ी 
चतुराई से कारवाई की । वह नही चाहता था कि सब सरदारो को श्रपने श्रधीत कर 
लिया जाए। इसलिए अमृतसर को अपने अधीन करने मे उसने जल्दी नही की थी । 
कुछ इतिहासकारो ने लिखा है कि रणजीत सिह ने अमृतसर को सन्‌ 802 मे प्राप्त 
क्र लिया था पर यह वास्तविकता नही है। 
उस समय मुख्यतः अमृतसर पर भगी मिसल का अधिकार था और गुलाबर्सिह 

भगी वी मृत्य के बाद उसके छोटी आयु के लडके गुरदित्त सिंह के अधीन समझा 
जाता था। परन्तु उसका प्रबन्ध गुलाब सिंह की विधवा माई सोखा चलाती थी। 
रणजीत सिंह ने उसके कूछ कर्मचारियों मे फूट डलवाकर अपने लिये निमत्रण प्राप्त 
किया | कहा जाता है कि भगियो के कार्यकर्ता कमालुद्दीन और सतोख सिंह में 
मतभेद हो गया था। उसी समय सराफ अरूढमल जो कि भगियो के कटडे में रहता 
था ने अधिक कर न देने के कारण अपना निवास स्थान कन्हैयाओ के कटड में 
बदल लिया और शेख कमरूददीन के द्वारा रणजीत सिंह को निमत्रण दिया। 
अरूढमल महाराजा को मिलने के लिए लाहौर आया और उन्होने अ्रमुतसर पर अधिकार 
करने की योजना बनाई । माई सोखा और गुरदित्तः सिह भगियों के किले में चले 
गये और पजतीर्था बाग के निकट लाहौरी गेट की तरफ अपनी फौज खडी कर दी । 
रणजीत सिंह ने अमृतसर में लोहगढ़ की तरफ से जो कि सरदार फतेहसिंह अहलू- 
वालिया के अधीन था प्रवेश किया । उसने फतेह सिंह को आदेश दिया कि वह भगियों 
के किले को घेर ले। भगियों के प्रसिद्ध श्रधिकारी कमालुद्दीन ने किले के पास एक 
चौकी रणजीत सिंह के अधीन कर दी जिस के कारण भगियों को किला छोडना 
पडा। रणजीत सिंह ने जोध सिंह रामगढिये के द्वारा माई सीखा को प्रेरित किया कि बह 
जागीर भ्राप्त करके अमृतसर छोड दे। अमृतसर को भपने भ्रधीन करते से रणजीत्सिह 
का शहर और किले पर अधिकार हो गया। रणजीत सिंह ने वह प्रसिदृध तोप जिस 
को “भंगियों की तोप” कहा जाता था भी प्राप्त की । अ्रमृतसर की विजय के बाद 
रणजीत सिंह को प्रसिदृध निहग अकाली फूला * सिह का समर्थन भी प्राप्त हुआ। 
अपनी विजय के बांद रणजीत सिंह ने हाथी पर चढ़ कर हाहर मे प्रवेश किया और 
सोने और चांन्दी की वर्षा की। नागरिकों ने उसका हर्षोल्लास से स्वागत किया। 
तत्पदचात्‌ रणजीत सिंह ने दरबार साहिब॑ के सरोवर में समान किया और अपने 
समर्थंकी को इनाम बाँठे । हे हुं ' 


रणजीत सिंह के अधीन पजाब का एकीकरण १6[ 
रणजीत सिह का मुलतान की ओझोर जाने का इरादा: अमृतसर को अपते 
अधीन करके रणजीत सिंह ने मुलतान पर आक्रमण करने का विचार किया | वह 
वहाँ से धन प्राप्त करता चाहता था। पर रास्ते मे ही उसको सूचना मिली कि मराठा 
सरदार जसवन्त राव होल्‍्कर अमृतसर आया है और शअग्रेज सेनापात लार्ड लेक, 
अपनी फौज सहित उनके पीछे-पीछे है। रणजीत सिंह तेज्ञी से लौटकर अ्रमृतसर 
आ गया ताकि इस सकट की स्थिति का सामना किया जाए । रणजीत सिंह ने इसी 
साल सन्‌ 805 में गुरमत्ता समागम भी बुलाया जिस का अथ यह था कि पथ पर 
भाये सकट का मुकावला करने के लिए सब सरदारो से परामर्श किया जाए। परन्तु 
“गुरमत्ता” की प्रथा इतनी पुरानी हो चुकी थी कि किसी सरदार ने रणजीत सिंह 
से सहयोग करना उचित नहीं समझा और उसके निमत्रण का कोई उत्तर नही 
दिया । रणजीत सिंह ने इसी समय भेष बदलकर लाड्ड लेक की फौजों में श्रमण 
किया और उसकी सेनिक शक्ति का अनुमान लगाया | 
होल्कर ने अनुरोध किया था कि रणजीत सिंह उसके साथ मिलकर श्रग्नंजो 
के विरुद्ध युद्ध करे पर रणजीत सिंह ने इसे उचित नही समझा । उसमे होल्कर के 
सहयोग न करने का कारण यह बताया कि सिक्‍खो मे प्रथा है कि किसी महान 
निर्णय को करते से पहले ग्रथ साहिब के सामने दो पर्चिया (हा और ना) वाली 
डालकर भादेश प्राप्त किया जाता है और इस विषय मे ग्रथ साहिब से अनुमति प्राप्त 
नहीं हुई। वास्तव में रणजीत सिंह श्रग्न॑जो की शक्ति से प्रभावित होकर उनके 
विरुद्ध कोई कारवाई नहीं करना चाहताथा। वह यह भी जानता था कि उप्तका 
भ्पना राज्य पूरी तरह स्थापित नही हुआ है श्रौर किसी किस्म के संघर्ष मे पडने से 
सब सरदार उसके विरुद्ध उठ खडे होगे। होल्कर ने उनको बहुत ताने भी दिये 
लेकिन फिर भी रणजीत सिंह ने उसको पजाब से चले जाने के लिए मजबूर किया । 
परन्तु होल्‍कर के पजाब श्राने से रणजीत सिंह ने उससे कुछ लाभदायक बाते ग्रहण 
की । होल्कर के कहने पर रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रबन्ध और विशेष तौर पर 
खजाने का इन्तजाम अच्छी तरह से करना आरम्भ किया। भश्रग्न॑जो के विरुदृध होल्कर 
की निबंलता से रणजीत सिंह ने यह भी अनुभव किया कि श्रग्न॑जो के विरुद्ध 
कारवाई करने के लिए अपनी सेना का आधुनिक रूप में पुनर्गठन आवश्यक है । इस 
तरह से बडी सूकबूक के कारण रणजीत सिंह ने एक सकठ टाल दिया। 
अग्नेज़ों से पहली मित्रता की सन्धि (सन्‌ 7806) जरनल लेक के पजाब से 
लौटते समय भग्ने जो और सरदार रणजीत सिंह और सरदार फतेह सिंह अहलूवालिया 
में सबसे पहली सन्धि हुई जिसमे एक दूसरे को आइवासन दिया गया कि वह एक दूसरे 
के इलाके में हस्तक्षेप नहीं करेगे और एक दूसरे के मित्र बन कर रहेगे। दोनो के 
इलाके आदि का कोई वर्णन नही किया गया क्योकि लाडे लेक को किसी किस्म की कोई 
राजनीतिक सधि करने का आदेश नही था। (इस सधि की प्रति जो कि फारसी मे 
है और जिस पर लार्ड लेक के हस्ताक्षर हे और रणतीत सिंह की गुरमुखी में मोहर 
और फतेह सिंह की उदू में मोहर लगी हुई है राज्य पुरालेख कार्यालय पटियाला में है) । 


62 पजाब का इतिहास 


रणजीत सिंह के उत्थान के पहले चरण का मूल्यांकन : उपय्‌ कत वर्णन से यह 
स्पष्ट है कि रणजीत सिंह को अपने राज्य के विस्तार की योजना मे काफी सफलता 
मिली । सन्‌ 799 से लेकर 805 तक उसने मध्य पजाब, जिस को “माफ्का” भी 
कहते है, अपने अधीन कर लिया था और अपने आपको काफी शक्तिशाली और 
सुरक्षित बना लिया था । इसका प्रमाण इस बात से मिलता है क्रि सबसे पहले उसने 
पजाब की परम्परागत राजधानी लाहौर और उसके आसपास के स्वतन्त्र हिन्दू और 
मुसलमान राज्यों को खत्म कर दिया । कुछ प्रसिद्ध मिसलो के साथ अपने अच्छे 
सबध बनाकर उनकी सहायता से अपने राज्य को और समृद्ध बनाया। उसकी 
कन्हैया मिसल में शादी और अहलूवालिया मिसल के साथ मित्रता से उसको काफी 
सहायता मिली । न केवल उसका इन मिसलो की तरफ से विरोध कम हो गया बल्कि 
माई सदाकौर जो उसकी सास थी और सरदार फतेहसिंह अहलूवालिया की मित्रता 
रणजीत सिंह के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हुई । इस 6 साल के काल मे ही 
रणजीत सिंह ने यह सिदृ५ कर दिया कि सिक्‍ख सरदारो मे वह ही “शेर और पजाब 
का पति” बनने का अ्रधिकारी है। अब उसकी पदवी मिसलो में बराबर की नही 
समझी जा सकती थी | फौरंस्टर के कथनानुसार वह ही आगे बढने वाला ऐसा व्यक्ति 
था जो कि अपनी इच्छाशक्ति और साहस के आधार पर सारे पजाब को अपने प्रधीन 
करने में सफल हो सकता था। रणजीत सिंह ने पजाब का महाराजा बनने की दिशा मे 
पहला कदम बडी सफलता से उठाया था और अब यह स्पष्ट था कि रणजीत सिह ही 


सारे पजाब का राजा बनेगा । 
भरत 
।... ज़4। ज़8 06 एटा 70 502ं4] ०07000078 0+ (॥6 शक 
जगा रिव॥( 58॥ ०४778 0 ए0०ज़छ' ? 
जब रणजीत सिह ने सत्ता प्राप्त की तो पजाब की सामाजिक तथा राजनी- 
तिक परिस्थितियाँ क्या थी ? 
2... छाए6 लापता 8०००७ 0 (6 0००परछ्षाणा 0 7,88076 ७५ रिव्याता 
शिए27 7 799 880 8॥80 ४709४ 705 ४977708706 ? 
सन्‌ 799 मे रणजीत सिंह द्वारा लाहौर पर किए कब्जे का समीक्षात्मक 
वृत्तात दीजिए । इस का महत्त्व भी बताइए । 
नै... सत्र क्षत रेक्यापां शाड 00०फए 5प्राताघच्ा' ? ५४४६६ ए६५ 45 (8॥// 
08706 ? । 
रणजीत सिंह ने अमृतसर पर किस प्रकार कब्जा किया ? इस का क्या महत्त्व 
था? 
70680706 ॥#0फ 'रेक्ात। 9/098॥ ९४/४०॥०॥९०० ४४ 72 
8 भाप तथा 8 8 66 8 ड70768780ए7 09०७7 ॥78 
रणजीत सिंह ने किस प्रकार सिकक्‍्ख मिसलदारो को अपने अश्रधीन किया ? 
वर्णन कीजिए | 


१०३ 
थ 


20 


यान रद किक ८ ८-+ ८ ज 4८० 3-4-53« ० लि 
रणजीत सिंह क अधीन पंजाब का एकीकरण 


दूसरा चरण (सन्‌ 806 से 809) रणजीत सिह की सतलुज के पार चढ़ाई 

प्रपती पहली सफलता से प्रोत्साहित होकर रणजीत सिंह ने सतलुज के पार 
सिक्‍ख राजाओं को अपने भ्रधीन करने के लिए कारवाई आरभ की । इस काम के लिए 
उसने नीति का सहारा लिया । उसकी अश्रभिलाषा सारे सिक्ख पथ को अर्थात्‌ सब 
सिक्‍्ख सरदारो को अपने अ्रधीन करके समूचे पथ का नेता बनने की थी जिससे कि 
गुरु गोविन्द सिह की भविष्यवाणी “राज करेगा खालसा आाकी रहें न कोय' को पूरा 
कर सके । 


इस कार्य की सफलता के लिए उसते मालवा के इलाके में हस्तक्षेप करने का 
मौका तलाश किया | उस समय मालवा का अधिकाश भाग फुलकिया वश के राजाओं 
के अधीन था जिस के केन्द्र पटियाला, नाभा और जीन्द थे । पटियाला ने एक गाँव पर 
जो कि नाभा का था अधिकार कर लिया । नाभा नरेश और जीन्द के राजा भाग सिंह 
ने जो कि रणजीत सिंह का रिइतेदार था, रणजीत सिह की सहायता माँगी । रणजीत 
सिंह इस काम के लिए पहले ही उत्सुक था। उसने फतेहसिह अहलुवालिया और लाडवा 
के राजा के साथ 20 हजार सेतिक भेजकर दोलादी पर कब्जा कर लिया और 
पटियाला के राजा साहिब सिंह से बहुत बडा नज राना प्राप्त किया। इसके इलावा 
ताभा से भी अपनी सेवाओ के लिए उसते काफी रुपया प्राप्त किया । मालवा से लौठते 
हुए रणजीत सिंह ने लुधियाना, दाखा, रायकोट, जगरावाँ और गघराण' के स्थानों पर 
कब्जा कर के उनको अपने साथियो और सहायको में बाँठ दिया। यह उसकी एक 
चाल थी ताकि उन लोगो को, जिन को ये स्थान प्राप्त होगे, हमेशा के लिए श्रपने 
समर्थक बनाया जा सके । 

सतलुज के पार दूसरा आक्रमण (सन्‌ 807) इस वार पटियाला के राजा 
साहिब सिंह और उसकी धममंपत्नी रानी आसकौर मे भगडा होने के कारण रानी ने 
रणजीत सिह को यह लालच देकर निमत्रण दिया कि अगर वह रानी के पुत्र कर्म सिंह 
को वह जागीर दिलाएगा, जो कि साहिब सिह उसे देने के लिए तैयार नही था, तो रानी 
रणजीत सिंह को बहुमूल्य मोतियो की एक माला और पटियाला की प्रसिद्ध कडा खा 
वाली तोप प्रदान करेगी । रणजीत सिंह के लिए हस्तक्षेप का यह बहुत अच्छा मौका 
था। वह अपने प्रसिद्ध जरनैल मोहकम चन्द और सरदार फतेहसिह अश्रहलूवालिया के 
साथ काफी सेना लेकर पटियाला पहुँच गया । बगैर किसी विरोध के राजा ने रानी 


463 


64 पजाब का इतिहास 


ग्रासकौर के पुत्र को 50 हजार की जागीर देनी मान ली और दोनो मे सुलह-सफाई हो 
गई । तब रणजीत सिंह अपनी सेवाग्रो का मूल्य लेकर लाहौर लौटने की अपेक्षा 
मालवा में अपने राज्य का और विस्तार करने मे लग गया । उसका पटियाला जाने का 
उद्देश्य भी यही था । उसने श्रम्बाला पहुँच कर वहाँ के राजा से नजराना कबूल किया, 
नालागढ पर कब्जा कर लिया और कैथल के भाई लालसिंह, कलसिया के जोधसिह 
और इलाके के दूसरे सरदारों से भी नजराने वसूल किए। वापसी पर उसने वधनी, 
जीरा और कोटकपूरा पर भी अपना अधिकार कर लिया । रणजीत सिंह के इस आक्रमण 
का मालवा पर बहुत भारी प्रभाव पडा । मालवा के सरदारो में आतक छा गया और 
सब को ऐसा अनुभव हुआ कि रणजीत सिंह उनके राज्यों को हड॒प लेगा। इसलिए सिक्ख 
सरदारो का एक शिष्टमडल अग्नेजु के दिल्‍ली स्थित रेजोडेन्ट सीटन साहिब से मिला 
और उनसे सहायता की प्राथना की परन्तु अग्नेजो का उस समय इस प्रान्त में कोई 
राजनीतिक उद्देश्य नही था और वह कोई हस्तक्षेप उचित नही समभते थे | सीटठन ने 
सरदारों को टालमटोल जवाब देकर टाल दिया। श्रग्न॑ जो के इस व्यवहार से असतुष्ट 
होकर मालवा के सरदारो ने रणजीत सिंह को अपना स्वामी समझना आरम्भ कर दिया 
और पटियाला के राजा ने तो रणजीत सिंह से मित्रता स्थापित करने के लिए उसके 
साथ अपनी पगडी भी बदली थी । 

मालवा के इलाके मे अपनी सफलता को स्थायी बनाने के लिए रणजीत सिंह ने 
सतलूज के पश्चिम की श्रोर का इलाका अपने अ्रधीन कर लिया। यह इलाका राहो 
के आसपास था और दल्लेवाली मिसल के अधीन था। उस समय उस पर तारा सिंह 
धेबा राज्य करता था। उसकी मृत्यु के दिन रणजीत सिंह ने राहो पर आक्रमण 
कर दिया | तारा सिंह की विधवा ने उसका विरोध किया परन्तु रणजीत सिह के 
मुकाबले मे न ठहर सकी । राहो का इलाका कुछ देर बाद रणजीत सिह के अ्रधीन हो 
गया और वहाँ से उसे काफी घन सम्पत्ति प्राप्त हुई । राहो पर आक्रमण र॑णजीत सिंह 
की गूढ नीति का एक उदाहरण माना जाता है । उसने चतुराई से उस समय बहाँ पर 
आक्रमण किया जब कि सरदार का मृतक शरीर चिता पर जल रहा था। रणजीत 
सिंह को ऐसा ज्ञान था कि उस समय उसका अधिक प्रतिरोध नही हो सकेगा। इस' प्रकार 
दल्लेवालिया मिसल का भी दूसरी मिसलो की तरह अन्त हो गया । 

मेटकाफ का सिद्यत, (सन्‌ 808) . इसी समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में 
कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि श्रग्नेजो के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने रक्षा प्रबन्ध 
उत्तर पर्चिम भारत मे और अच्छे बनाए । दरम्सल सन्‌ 807 से टिलसिट के स्थान 
पर नैपोलियन भौर रूस भे जो सधि हुईं थी उससे भ्रप्नजो को भय हो गया था कि 
संभवत. नेपोलियन भारत मे श्रंग्र जी साआज्य पर जमीन के रास्ते आक्रमण करेगा। 
कहते है कि उसने अ्रफगानिस्तान और पंजाब की ओर भारत पर हमले करने की 
योजना भी बनाई थी। इस तरह अग्रेजों की सतलुज के पूर्व के इलाके मे रुचि बढ गई 
भौर उन्हीने तिर्णय किया कि सुरक्षा के लिए इस प्रदेश को अपने अधीन रखना उचित 


रणजीत सिंह के अधीन पजाब का एकीकरण 65 


होगा । इस नीति के अनुसार अ्ग्र जो ने सतललुज और जमुना के बीच के इलाके को 
हथियाने का पक्का फैसला कर लिया परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को देखते 
हुए वे फ्रासीसी प्रकोष को भी नही उकसाना चाहते थे । इसलिए उन्होने सैनिक 
कारवाई नहीं की बल्कि इस काम के लिए अपने प्रसिद्ध अधिकारी सी० टी० मैटकाफ 
के अधीन एक राजनीतिक मिशन रणजीत सिंह को अपने साथ मिलाने के लिए भेजने 
का निर्णय किया । इस मिशन का उद्देश्य गवनर जनरल के श्रपने शब्दों मे, यह था 
कि “रणजीत सिंह को अपना मित्र बनाने की कोशिश की जाए ताकि वह अ्रग्नेजों के 
साथ सयुकत सुरक्षा सधि करले। परन्तु उसे सतलुज के पूर्व की ओर इलाके पर अधि- 
कार न करने दिया जाए ।” 

मेटकाफ की सबसे पहले रणजीत सिंह से मीटिंग कसू र के निकट खेमकरण के स्थान 
पर 2 अगस्त, 808 को हुई | रणजीत सिंह ने श्रग्न॑ज राजदूत से अपना उद्देव्य 
स्पष्ट बता देने के लिए कहा जो कि इस प्रकार था : 

] फ्रास के विरुद्ध इकट्ठा सुरक्षा प्रबन्ध । 

दे 2 एक दूसरे के इलाके में फ्रास के विरुद्ध यूद्ध होने पर आने-जाने की सुविधा 

और 

3 श्रग्नजों के दूतो को सुरक्षा का आइवासन । 

इसके बदले मे रणजीत सिंह ने अपनी मॉगे इस प्रकार रखी कि 

) अंग्रज उसको सब सिक्खो का राजा माने । 

2 काबुल के अमीर के साथ रणजीत सिंह के भगड की सूरत मे अग्नेज निष्पक्ष 
रहे और काबुल के श्रमीर के साथ किसी किस्म का मित्रता का सबध न रखे | 

मैटकाफ ने इन सब बातो का जवाब देने के लिए अपनी असमर्थता जाहिर की। 
रणजीत सिंह ने समझ लिया कि अग्रेज उसकी मित्रता प्राप्त करने की कीमत उसे 
नही देना चाहते । उस ने मैटकाफ से उसके साथ आगे चलने के लिए कहा । उस बीच 
रणजीत सिंह ने मालेरकोटला, फरीदकोट, थानेश्वर आदि स्थानो से नजराना प्राप्त कर 
उनको अपने श्रधीन कर लिया । सोहनलाल सू्‌री के कथनानुसार रणजीत सिंह की इस 
कारवाई से “सतलुज और जमुना के बीच के इलाके मे एक तरह से भूकम्प आ गया ।” 

मेटकाफ ने थोडे सयय मे ही यह महसूस कर लिया कि रणजीत सिंह इन स्थानों 
पर अधिकार प्राप्त करने केलिए उसको अपने साथ ले जाकर गवाह बनाना चाहता है और 
इस तरह से गवाह बनाकर उसकी उपस्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहता है । 
मैठकाफ उसके इस तरह से खिलवाड करने पर क्रदूघ हो गया और उसने रगजीत सिंह 
से कहा कि वह उसके साथ-साथ चलने के लिए तैयार नही है । अत रणजीत सिंह उसके 
साथ बात-चीत करने के लिए समय और स्थान निश्चित करदे | उस समय रणजीत सिंह 
अम्बाला की श्लोर बढ रहा था । 

फ्रांसीसी खतरे का टल जाना और अंग्रेजों के रणजीत सिह के प्रति रवैये में 
परिवर्तत . इसी समय यूरोप में पुतंगाल और स्पेन मे उपमहाद्वीपीय युद्ध छिड 
जाने पर नैपोलियन के उद्देश्यों मे बहुत बड़ी बाचा खडी हो गई और अग्न॑ जों के भारतीय 


66 पजाब का इतिहास 


साम्राज्य पर उसका आक्रमण अ्रसभव हो गया। इस राजनीतिक स्थिति का अ्रग्न जो ने 
लाभ उठाना उचित समभा और उनको रणजीत सिंह की मित्रता की कोई आवश्यकता 
नही रही । उन्‍होंने रणजीत सिह को स्पष्ट शब्दों मे चेतावनी दी कि वह जमुता और 
सतलुज के बीच के इलाके पर अपना अधिकार समाप्त कर दे और जो स्थान उसने 
मेटकाफ के आने के पश्चात्‌ अपने अधीन किए थे सब को त्याग दे श्ौर सतलुज के पूर्व की 
ओर राजनीतिक मामलो में किसी तरह का हस्तक्षेप न करे । रणजीत सिह को अपने 
प्रति प्ग्न॑ जो का यह रुखा व्यवहार बहुत आ्राइचर्यजनक लगा । वास्तव में उसको यू रोप 
में राजनीतिक स्थिति का कोई ज्ञान नही था और न ही यह स्पष्ट था कि श्रग्नेज किस 
कारण उसकी मित्रता के इच्छुक थे और अब उनको उसके साथ सधि की क्यो कोई 
आवश्यकता नही रही थी | रणजीत सिह अपने श्रापको सब सिक्‍खो का एक मात्र राजा 
बताने के लिये श्रपने राज्य को पूर्व की ओर विस्तार करने की भ्रभिलाषा हर हालत मे 
पूरी करना चाहता था । उसने अ्ग्न जो की नई चालो को अनुचित समभते हुए अपनी 
कारवाई जारी रखी श्र ऐसा जाहिर किया कि वह अग्नेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए 
भी तैयार होगा | जब अग्ने जो पर इस नीति का अनुकूल प्रभाव न पडा तो रणजीत 
सिह गम्भी रता से सोचने लगा कि अ्ग्न॑ जो के साथ किस तरह से निपटा जाये। 


श्रग्नज़ो ते अपनी मॉँगो के समर्थत में कर्तल श्क्टर लोनी के अधीन सेना की 
एक बडी दुकडी दिल्‍ली से लुधियाना की ओर भेज दी । इसका मतव्य यह था कि भ्रगर 
आवद्यक हुआ तो शक्ति से रणजीत सिंह को सतलुज श्र जमुना के बीच का इलाका 
खाली करने के लिए मजबूर किया जाए। जब टालमटोल से काम न चला तो रणजीत 
सिंह ने भ्रपनी स्थिति को श्रग्नेजों के मुकाबिले मे उत्साहजनक न समझ कर यही 
उचित समझा कि अग्नेजों से सीमित मिन्नता की सधि ही कर ली .जाए। रणज़ीत सिह 
के साथियों ने उत्तको काफी प्रेरणा की कि श्रग्नेजो के साथ युद्ध करने से भी नही डरना 
चाहिये, परन्तु रणजीत सिह अपनी सूकबूक्त को काम में लाकर इस किस्म का 
खतरनाक कदम उठाने के लिए तैयार नही हुआ । उसको यह ज्ञान था कि उसके साथी 
सरदार यह चाहते थे कि श्रग्नेजो के साथ लडपकर उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया 
जाये | ] " 


इस सारी खीचातानी का परिणाम यह हुआ कि श्रग्नेंजों ने भी किसी विशेष 
सधर्ष के बर्गर सचधि हारा रणजीत सिंह के अधिकार को समाप्त करता उचित समभा। 


प्रमृतसर की संध्षि (सन्‌ 809) रणजीत सिह के सतलुज के पार के इलाके से 
लौट कर अमृतसर पहुँचने पर काफी समय के विचारविनिमय के बाद 25 अप्रैल, !809 
को दोनों सरकारो में सधि हुईं जिस को अ्रमृुतसर की संधि कहा जाता है । इसके अधीन-.. 

। दोनों हकूमतों ने आपसी मिन्नता के सबध रखने का निर्णत्र किया । 

2 अगशज़ो ने माना कि वे सतलुज से उत्तर पर्चिम की विशा में किसी इलाके 
के साथ सबंध नही रखेंगे। 


रणजीत सिंह के अ्रधीन पजाब का एकीकरण 67 


3 रणजीत सिंह को एक स्वतन्त्र राजा मान लिया गया । 

4 रणजीत सिंह सतलुज के पूर्व की ओर केवल उन स्थानों पर अधिकार 
रखेगा जोकि मंटकाफ के आने से पूर्व उसके अधीन थे या उसकी अपनी जागीर माने 
जाते थे । 

5 सतलुज के पूर्व मे स्थित स्थानों पर जरूरत से ज्यादा सैनिक नही रखे 
जाएँगे । 

6 संधि की किसी धारा का उल्लघन सारी सधि का उललघन माना जाएगा। 

इस तरह से श्रग्न जो ने रणजीत सिह को अपनी शर्त मानने के लिए मजबूर 
किया । साधारणतया यह कहा जाता है कि रणजीत सिह को श्रग्न जो के मुकाबले में 
अपनी असमथंता और सीमित शक्ति का अनुभव हो गया था | 

मूल्यांकन 

। अमृतसर की सधि को रणजीत सिंह के लिए राजनीतिक ग्रसफलता कहा 
जाता है । डा० सिन्हा के कथनानुसार “रणजीत सिह की मूछ नीची हो गई और 
उसको अपनी हार माननी पडी” | 

2.  रणजीत सिंह की सब सिक्खों के लीडर बनने की अ्रभिलाषा सर्व के लिए 
समाप्त हो गई। 

3 रणजीत सिंह को अंग्रे जो की शक्ति के सामने भूकना पडा। यह इस बात से 
भी स्पष्ट था कि सतलुज और जमुना के बीच के इलाके के सिक्‍्ख सरदारो का रणजीत 
सिंह से घनिष्ट सबध था । कारण कि इन इलाकी पर अब्दाली न की मराठो का भ्रधिकार 
था जिसके कारण रणजीत सिंह का अब्दाली का उत्तराधिकारी होने के कारण उस पर 
कब्जा अधिक ओऔचित्यपूर्ण था। इसके अलावा भौगोलिक, धारमिक और सास्कृतिक 
कारणो से भी इस' इलाके को रणजीत सिंह के अधीन होना चाहिए था । रणजीत सिंह 
की कारवाई राष्ट्रीयता की भावत्ता से भी प्रेरित मानी जा सकती थी ताकि वह 
सिक्‍्खो का एक बडा राष्ट्‌ बनाए । मर अग्र॑ जो ने इन'तर्को को नहीं माना । 

साराञ्य कि अग्नजो ने अपने राजनीतिक हित तथा अपनी प्रबल शक्ति और 
साधनों के दृष्टिगत उसको यह इलाका छोडने पर मजबूर कर दिया । इसके विपरीत 
अमृतसर की सधि का दूसरा पक्ष ऐसा भी है जिसे लाभकारी कहा जा सकता है। 
इसके समथन, में ये तक॑ है । 

. इस बात से इकार नही किया जा सकता कि इस सधि से रणजीत सिंह 
ने अग्र जो के साथ बराबरी के स्तर प्र मित्रता स्थापित की थी और यह अपने झाप मे 
एक बहुत बडी उपलब्धि थी । इसके पदचात्‌ न केवल उसको पज़ाब का स्वतत्र शासक 
मान लिया गया था बल्कि वह सिकक्‍्ख सरदारों के मुकाबले में श्रेष्ठतम बन गया 
था। श्रब उसका स्थान सिक्‍खो मे मुगेन्द्र का था। 


2 अ्रमुतसर की सधि और सतलुज को दोनों हकूमतो की सीमा मानने से 
भ्रग्न॑ ज्ञी साम्राज्य का उत्तर पश्चिम की ओर बढता बन्द हो गया और सतलुज के 


68 पजाब का इतिहास 


पश्चिम की ओर रणजी त सिंह को अपना राज्य और शक्ति बढाने की खुली छुट्टी 
मिल गई । 

3 रणजीत सिंह की अग्र॑ेजो के साथ मित्रता स्थापित होने के परिणामस्वरूप 
रणजीत सिह पूर्वी सीमा पर अपनी सुरक्षा के लिए प्रबन्ध करने से मुक्त हो गया। 
इस सधि के फलस्वरूप और एक दूसरे की मित्रता होने के कारण श्रग्ने जो और रणजीत 
सिंह दोनो को ही अपनी इस सीमा पर न अधिक फौज भेजने की और ने ही श्रधिक 
चिन्ता करने की जरूरत पडी । 

अत मे रणजीत सिंह के पक्ष मे यह बात भी कही जाती हे कि अपने विशाल 
राज्य की स्थापना के इस नाजुक समय मे उसने अग्न॑ जो के साथ सधि करके, थोड़े समय 
के लिए ही सही, अपने आपको एक महान सकट से बचा लिया । अ्रत्र उसके राज्य का 
विस्तार उत्तर पर्चिम की दिशा मे ही हो सका और इस काम मे वह पूरी शवित 
लगा सका । इस बात के दृष्टिगत यह कहना सर्वथा उचित नहीं जैसा कि प्रसिद्ध 
इतिहासकार एन० के० सिन्हा ने कहा है कि “रणजीत सिह श्रग्न॑ जो के साथ अपने 
सबधो मे हर समय घुटने टेकता रहा” । अ्रगर गूढ दृष्टि से देखा जाये तो वास्तव 
में रणजीत सिंह के लिए सधि बहुत लाभदायक थी क्योकि उस समय श्रभी राज्य की 
स्थापना का उसका काम आरम्भ ही हुआ था। उसने अपने सिक्स सरदारो को अभी 
पूरी तरह अपने अधीन नही किया था । इसके अलावा श्रभी भी पजाब में बहुत घक्ति- 
शाली मुसलमान राज्य बचे हुए थे । इसके अतिरिबत झ्रफगानों की तरफ से खतरा पहले 
की तरह जू का तूँ था। ऐसी स्थिति मे रणजीत सिह की अश्रग्नंजों के साथ श्रमृतसर 
की सधि करना एक बहुत अच्छी बात थी और ऐसा करके उसने भपनी राजनीतिक 
सूभबूक का प्रमाण दिया । ऐसे कठित समय में रणजीत सिंह भ्रग्न जो के साथ सघर्ष 
में पड़ कर अपना सबंनाश कर सकता था। परन्तु जहाँ उसके और गृणों का वर्णन 
किग्रा जाता है, वहाँ इस गुण का भी जिक्र होना चाहिए कि वह यह जानता था कि वह 
स्वय कितना शक्तिशाली है और उसको दूसरे के साथ व्यवहार मे कहाँ तक भ्रागे बढना 
चाहिये । वास्तव मे रणजीत सिंह ने अग्न जो के साथ यह सधि करके जोश को काबू में 
रखकर बहुत होश से काम लिया | उसके बारे में एक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक और 
नीतिवान औसबाने (00076) ने बिल्कुल ठीक ही लिखा था कि “यह अपनी शक्ति को 
जोश में आकर व्यर्थ के कामों मे गंवाना नहीं चाहता था । हमेशा वह महत्वाकांक्षा 
को उचित सीमा के अन्दर रखकर वास्तविक दृष्टिकोण से काम करता था” | इसलिये 
अ्रमृततर की संधि को रणजीत सिंह के लिए बिल्कूल धाटे का सौदा ही नहीं समभता 
चाहिए श्रपितु जैसा कि उपर्युक्त तथ्यों से सिद्ध होता है इसको रणजीत सिंह की एक 
उल्लेखनीय सफलता भी मानता चाहिए । स्पण्ट है कि इससे रणजीत सिंह को श्रपने' 
राज्य का विस्तार करने का अच्छा मौका मिला और वह अपने झ्रधीन एक विशाल 
शजतंत्र स्थापित करने मे सफल हो सका । 


री । 


........................................-न-++नन मनन «मनन नमन नल “न ननन मनन न न ननननननननननानन नमन मन हा 


रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का एकीकरण 
तीसरा चरण (सन्‌ 809 से 823 ) 


पूर्व की ओर बढने मे रोक लगने पर रणजीत सिह ने अपनी सारी शक्ति और 
ध्यान उत्तर पदिचिम की ओर बढने में लगा दिया | अमृतसर की सधि का तत्कालीन 
प्रभाव यह भी हुआ कि रणजीत सिंह ने यह अनुभव किय्रा कि उसको अपनी प्राकाक्षा 
को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी करनी चाहिये क्योकि यह स्पष्ट ही था कि उसके 
मन मे प्रग्न॑जों के बारे मे काफी शकाएँ पैदा हो गई थी। इसलिए वह इस मौके का 
झ्रधिकाधिक लाभ उठाना चाहता था। 

रणजीत सिंह ने श्रग्नंजो के साथ लगने वाली सीमा की दिक्ा में अपनी सुरक्षा के 
प्रबन्ध और भी मजबूत कर लिय्रे । फिल्‍्लोर के स्थान पर जहा पर पहले एक सराय होती 
थी एक किले का निर्माण किया गया जो कि भ्रब॒ तक भी वहाँ किले के रूप मे ही 
मौजूद है श्लौर जहाँ आजकल पुलिस दू निग स्कूल चलाया जा रहा है । इससे आगे 
प्रमुतसर के स्थान पर पुराने भगियों के किले का नव निर्माण करके उसका नाम उसने 
गोबिन्दगढ रख दिया । 

कांगड़ा के किले को प्राप्त करता और गोरखों को निकालना (सन्‌ 809) : इसी 
समय कागडा नरेश ससार चन्द कटोच गोरखो के विरुद्ध अपने संघर्ष मे बहुत सकट में पड़ 
गया था। उसने भग्नेजो से सहायता माँगी परन्तु उन्होने सतलुज के पार किसी किस्म का 
दखल देने से इन्कार कर दिया । उसके पण्चात्‌ ससारचन्द ने रणजीत सिंह से अपील 
की कि वह गोरखों को कागडा के इलाके से निकालने में उसकी सहायता करे | इस 
कार्य के लिए दोनो ते ज्वालामुखी मदिर पर देवी की जोत के समाने एक दूसरे को 
प्राश्वासन दिया कि गोरखों को पीछे धकेलने पर रणजीत सिह को कागडा का किला 
दे दिया जायेगा । 

गोरखो ने भी इस समय कोशिश की कि वे रणजीत सिंह को अश्रपने। साथ मिला 
ले । उन्होने रणजीत सिंह को काफी घन देने का आाइवासन दिया झ्ौर उसके साथ सारे 
कागडा को जीतने की भी योजना रखी । रणजीत सिह ने कोई सी बात स्वीकार नही 
की और गोरखों को कागडा छोडकर चले जाने के लिए कहा । दरबार की सेना वे 
गोरखो के विरुद्घ कारवाई करके उनकी सप्लाई लाइन काट दी। गोरखे फिर भी बड़े 
साहस के साथ लड़ते रहे । रणजीत सिंह इस समय खुद कागडा पहुँच गया भौर उसने 

70 


रणजीत सिंह के अधीन पजाब का एकीकरण 7] 


गोरखो को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया | गणेश घाटी के स्थान पर गोरखों 
के साथ छोटी-सी लडाई हुई जिसमे वे हार गये और कागडा से चले गये । 

रणजीत सिंह ने इसके बदले में कोट कागडा प्राप्त करने की माँग की जिस को 
ससारचन्द ने टालने की कोशिश की । रणजीत सिंह इस किस्म की चालो को अप्रच्छी 
तरह समभता था। उसने ससारचन्द के लडके अनिरुदध चन्द को अपने कब्जे मे ले 
लिया श्र ससारचन्द के अधिकारियों को किला छोडने पर मजबूर किया । 24 अगस्त, 
809 को रणजीत सिंह ने नगरकोट मे प्रवेश किया । 

कागडा की प्राप्ति और गोरखो को इस इलाके से निकालने का रणजीत सिंह 
को विशेष लाभ हुआ । कागडा वास्तव में सारे पहाडी इलाके का केन्द्र माना जाता है 
और यह कथन प्रसिद्ध है कि “नगरकोट का पति कागडा का पति होता है।” दूसरे 
गोरखो को इस इलाके से चले जाने पर रणजीत सिंह को कागडा प्रदेश पर अधिकार 
करने का मौका मिल गया और गोरखो-से लडाके और शक्तिशाली विरोधियों से 
छुटकारा भी । 

कागडा की विजय को रणजीत सिंह ने अपनी महान्‌ उपलब्धि घोषित किया और 
उस समय कागडा के स्थान पर एक विशाल दरबार किया जिसमे कागडा, चम्बा, 
नू रपुर, कोटला, जस्रोटा, बसौली, भानकोट, मडी सुकेत, कुल्लू दातारपुर के पहाडी 
राजा शमिल हुए । इसके पश्चात्‌ रणजीत सिंह ने सरदार देस्सा सिंह मजीठिया को 
पहाडी इलाके का सूबेदार नियुक्त किया और इस विजय के बाद अमृतसर लौटकर 
हरमन्दिर साहिब में अ्रदास की और जशन मनाये । रणजीत सिंह का भाव यह था कि 
वह श्रपती अग्न॑ जो के विरुद्ध हार को किसी हद तक कम कर सके और अपने सम्मान 
को लोगों में पुन. स्थापित कर सके । 

छोटे-छोटे राज्यों का झनन्‍्त करना '. कागडा की विजय के पद्चात्‌ रणजीत 
सिंह ने' छोटे-छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करने का काम और तेज कर दिया । 

गुज़रात गुजरात साहिब सिंह भगी के अधीन था। उसकी अपने सुपृत्र से 
प्रननन हो गई | रणजीत सिह ने इस मौके को अपने लिए उचित समभा और 
गुजरात पर आक्रमण कर दिया । भगियों की आपस मे बेटी हुई फौजे सुकाबला नहीं 
कर सकी । बूढा सरदार साहिब सिंह भगी भागकर पहाडो को चला गया भौर बेढे को 
रणजीत सिंह ने जागीर देकर गुजरात छोडने पर राजी कर लिया । गूजारत श्ौर 
दूसरे किलो पर अश्रधिकार करने के लिए फकीर नूरुद्दीन को ,नियुक्त किया गया। 

2 शाहपुर, मियानती और भेरा को भी जो कि बल्ोच गासको के अधीन थे 
रणजीत सिंह ने अपने अधीन कर लिया । कुछ सरदारों को सन्‌ _80 में जागीर देकर 
उत्तको अपने इलाके छोडने पर राजी कर लिया । 

रणजींत सिंह ने अपने जरनेल मोहकम चन्द और बुद्ध सिह को जालन्धर द्वाब 
में भेज कर इतने इलाके प्राप्त कर लिये जिस का मालिया 3 लाख रुपये था। हुकम 
सिंह चिमनी के साथ मिलकर रणजीत सिंह ने ख्योडा की नमक की खानो पर अधिकार 


732 पजाब का इतिहास 
प्राप्त कर लिया । पहाड मे देस्सा सिंह मजीठिया ने मडी और सुकेत पर अधिकार 
जमा लिया। न्‌रुददीन ने वजीराबाद को अपने अ्रधीन किया । इस तरह से थोडे से 
काल में रणजीत सिंह ने पजाब के प्रसिद्ध शहर डस्का, हल्‍्लावाल और भगला उत्तर में 
पहाडो के निकट और चूनिया, शीपालपुर, शरक पुर और कोट कतालिया नकई इलाके 
अपने अ्रधीन कर लिये | काहन सिंह नकई को 20 हजार रुपये सालाना की जागीर 
दे दी । इस चरण मे रणजीत सिह ने लाहौर के आस-पास सब छोटे-छोटे राज्यों को 
झ्पने अधीन कर लिया । अब वह ऐसी स्थिति मे था और उसकी शक्ति इतनी हो गई 
थी कि वह बाहर की ओर बडें-बडे मुसलमान राज्यों के विरुद्ध कारवाई कर सकता 
था | बाहरी मुसलमान राज्यो की कतार के बारे मे उसने ऐसी नीति अ्पनाई कि उनको 
धीरे-धीरे कमजोर करके उनकी शक्ति समाप्त कर दी जाए और उतको इस बात के 
लिए मजबूर कर दिया जाये कि वह काबुल से हर प्रकार के सबंध तोड दे और जितनी 
जल्दी हो सके उन सब इलाकों को पजाब में मिलाकर अपने अधीन कर लिया जाये | 
ऐसा करने से पहले उसने भारी नजराने प्राप्त कर इन शक्तिशाली मू सलमान राज्यों 
को अपना आ्रधिपत्य मानने के लिए प्रेरित किया। 

मुलतान की विजय : अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणो के कारण मुलतान 
मुगल शासन से मुक्त हो गया था और सन्‌ 752 के पद्चचात्‌ काबुल के साम्राज्य का प्रग 
बन गया था । काबल के राजवश का एक सदस्य जिस को सदुजाई कहते थे मलतान का 
शासक बता दिया गया था । सन्‌ 758 में मराठों के उत्तर भारत' मे झ्राते के फलस्वरूप 
सदुजाई शासन के स्थान पर एक नया मुसलमान गवर्नर नियुक्त कर दिया गया | परन्तु 
अहमदशाह अब्दाली के सन्‌ 760 में आक्रमण के बाद उस गवर्नर को भी बदल' दिया 
गया | सन्‌ 77] से 779 तक भगी सरदारो ने शुजाबाद को छोड कर मुलतान के सारे 
इलाक पर अ्रधिकार कर लिया था । शुजाबाद शुजाखा के भ्रधीन सन्‌ !766 से उसकी 
मृत्यु तक रहा । तत्पश्चात्‌ उसके बेटे मुजफ़्फर खा ने सारे इलाके से भगियों को 
झ्रहमददाह अब्दाली के बेटे तैमूर द्राह की सहायता से निकाल दिया और स्वतत्र रूप 
से मुलतान पर सन्‌ 7779 से 80 तक राज्य करता रहा । 

रणजीत सिंह का मुलतान पर सबसे पहला श्राक्रमण शुक्रचक्किया मिसल 
के नेता रणजीत सिंह ने अपने राज्य के उत्थान के झ्रारंभ में ही सन्‌ 802 में मुलतान 
पर चढाई की थी | उसका उद्देश्य इस शक्तिशाली राज्य से घन प्राप्त करना और 
उसको धीरे-धीरे कमजोर करना था क्योकि रणजीत सिंह श्रच्छी तरह समझता था 
कि मुलतान की विजय के लिए न तो यह समय उचित था और न ही उसके पास 
आवश्यक साधन थे । 

,. सन्‌ 805 में रणजीत सिंह ने फिर मुलतान पर चढाई का विचार किया परस्तु 
'उस समय जसवन्त राव होल्कर और उसके पीछे-पीछे लार्ड लेक पज्ाब में आने के 
'कारण वह रास्ते से ही लौट आया | सन 807 मे' /रणजीत सिंह ने मलतान के नवाब 
“की विरुद्ध इसी कारण कारवाई की कि उसने सयाल क्रग के झ्ञासक अहमद खां को' 


रणजीत सिंह के अधीन पजाब का एकीकरण 73 


दरण दी थी। इस बार मुलतान के पठानो ने किले से मुकाबला करने का विचार 
किया । चूँकि रणजीत सिंह के पास किले को घेरने के लिए अधिक तोपे नहीं थी इसलिए 
उसने वहाँ से नजराता प्राप्त करना ही उचित समझा | चौथी बार रणजीत सिंह ने सन्‌ 
80 में इस आधार पर मुलतान पर आक्रमण किया कि नवाब ने नजराने की बकाया 
रकम अ्रदा नही की थी | शहर पर कब्जा कर लिया गया और किले को घेर लिया 
गया । तीन महीने घेरा डालने के बावजूद किला नहीं जीता जा सका और रणजीत 
सिंह को मन मारर कर वापिस लौटना पडा | सन्‌ 8]2 मे सिक्‍ख फौजो ने मुलतान 
पर चढाई की और नवाब से बकाया वसूल करके लौट आये । सन्‌ 86 में छटी बार 
महाराजा ने फूला सिंह भ्रकाली को मुलतान के नवाब के विरुद्ध भेजा जिसने नवाब से 
80 हजार रुपये तजराना वसूल किया । इसी तरह सन्‌ 87 में सातवी बार दीवान 
भवानी दास के अ्रधीन मुलतान पर आक्रमण किया गया और किले को घेर लिया गया। 
परन्तु मुसलमानों के प्रतिरोध के कारण उसको भी वापिस लौठना पडा । 

सन्‌ 88 में अन्तिम श्रौर आठवी बार महाराजा ने मुलतान' पर श्राक्रमण किया। 
इस बार वह पूरी तैयारी से मुलतान को पूरी तरह से अपने अधीन करना चाहता 
था। अपनी विजय को निश्चित बनाने के लिए उसने अच्छी तरह से तैयारी की । 
जागीरदारो श्लौर कारदारों को आदेश दिया गया कि वह काफी सख्या मे आदमी 
भर्ती करें और काफी मात्रा मे गोलाबारूद और अनाज भेजे | हर किस्म के सामान 
वगरा को मुलतान भेजने के लिये भी उचित प्रबन्ध किये गये। रावी, चिनाब और 
जेहलम नदियो के रास्ते किशतियो पर लादकर सामान ले जाने का प्रबन्ध किया गया। 
इस सारी तैयारी का'निरीक्षण करने के किए उसने अपनी रानी माई नकैन को, जो इसी 
इलाके के रहने वाली और शहजादा खडग सिह की माता थी, कोट कमालिया भेजा । 
25 हजार घुडसवार और पैदल सिपाही तोपो सहित, जिन में महहु र भगियोवाली 
तोप भी थी, मुलतान भेजे गये । इस अभियान का सेनापति मिसर दीवान चन्द को, 
बनाया गया । 

नवाब ने भी मुकाबला करने के लिये पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही मुसल- 
मानो को सिक्‍्खो के विरुदृध “जहाद'' या धर्म युदूघ करने की प्ररेणा दी। पर इस 
किस्म की कोशिश को रणजीत सिह ने भ्रपनी नीति से विफल कर दिया। नवाब ने 
अ्ग्नजो से भी मदद मॉगी जिस का उन्होने नम्रता से जवाब दे दिया। भ्रत नवाब 
को अपने ही साधनों से रणजीत सिंह का मुकाबला करना पडा खासकर तब जबकि वह 
ऐसी स्थिति मे' कमजोर हो चुका था । 


जनवरी 88 में शहर पर कब्जा कर लिया गया परन्तु नवाब अपने दो हजार 
विशेष सैनिकों के साथ किले के अन्दर चला गया और उसने अन्त तक मुकाबला करने 
का निश्चय किया। कई हफ्ते तक लाहौर की फौजे किले पर गोले बरसाती रही। 
महाहूर तोप जमजमा का भी कई बार उपयोग किया गया । बहुत कोशिश के बाद किले 
की दीवार में दराड डाली गई। परन्तु नवाब ने फिर भी बडी वीरता से 


74 पंजाब का इतिहास 


मुकाबला किया । उस समय उसके साथियों की संख्या 500 थी । किले के श्रन्दर पठानों 
ने मिटटी करे मोर्चे बना लिए थे । साधु सिंह भ्रकाली ने बड़े साहस से खिजरी दरवाजे 
में से प्रवेश करके झ्राक्मण किया । उसकी सहायता के लिए दूसरी फोौजें भी वहाँ पहुंच 
गईं | वद्ध नवाब अपने आ्राठ बेटों के साथ हरे रंग की पोशाकें पहने लड़ने-मरने के 
लिए तैयार हो गया । बड़ी वीरता से लड़ते हुए नवाब मुजफूफर खां श्र उसके 6 

मारे गये । सिक्‍्ख फौजों को इस कठिन मुकाबले से कुछ पीछे हटना पड़ा ताकि वे 
बन्दूकों से गोलियाँ बरसा सकें | पठानों ने उनको चैलेन्ज किया “आग्रो आ्रादमियों की 
तरह हमारे साथ यद्ध करके देखो” । इस तरह बड़े कठिन परिश्रम के बाद किला 
जीता गया श्रौर विजयी सैनिकों ने लूटमार मचा दी । मुलतान की विजय की खबर 
सुनकर लाहौर में महाराजा रणजीत सिह को बहुत प्रसन्‍तता हुई। बड़ी खुशियां मताई 
गईं | शहर में सोने भौर चानन्‍्दी के सिक्‍के न्‍्यौछावर करता हुआ महाराजा जुलूस मे 


गुजरा । रात को शहर में दीपमाला की गई । वाहिगुरु का धन्यवाद करने के लिए 


हर मन्दिर साहिब अमृतसर और दूसरे धार्मिक स्थानों को भेंट चढ़ाई गई । 

शांति और व्यवस्था स्थापित, होने पर शहजादा खड़क सिंह को मुलतान भेजा 
गया जिसने पूरे राजकीय सम्मान से शहर में प्रवेश किया। फौज के अफसरों और 
सिपाहियों को लाहौर लौटने पर इनाम दिया गया । मुलतान के विजेता मिसर दीवान 
चन्द को “जफ़र जंग” का खिताब दिया गया। मुलतान के नवाब के जीवित बेटे 
सरफराज खां को पैंशन देकर दरबार के अधीन कर लिया गया । क्‍ 

इंस महान विजय के पश्चात्‌ मुलतान को लाहौर के राजतंत्र का महत्त्वपूर्ण प्रदेश 
बना दिया गया और बाकी राज्य की तरह वहाँ का शासन प्रबन्ध किया गया । मुलतान _ 


की विजय से स्वतंत्र मुसलमान राज्यों का उत्तर पश्चिम में बाहरी ब्लॉक टूट गया। 


मुलतान की विजय के फलस्वरूप बहावलपुर और डेराजात के मुसलमान शासकों ने भी 
रणजीत सिंह की अ्रधीनता स्वीकार कर ली । इस तरह महाराजा रणजीत सिंह के लिए 
सिध की तरफ आगे बढ़ते का रास्ता खुल गया और उसके मालिये में सात लाख रुपये 
श्रधिक प्राप्त होने लगे । इस तरह मुलतान की विजय का विशेष सेनिक और राज- 
नीतिक महत्त्व है । । । 

अठक, कश्मीर और डे राजात को विजय : कश्मीर की सुन्दर घाटी बाहरी 
आक्रमणकारियों के लिए विशेष आकर्षण से पूर्ण है। इसी कारण अहमदशाह अब्दाली: 
ने पंजाब" पर अपने हमलों के आरम्भ में ही कश्मीर को अपने अधिकार में कर लिया 
था और सन्‌ 752 के पश्चात्‌ वहाँ पर अपने अधीन अफगान गवर्नर मुकर्रर कर दिया 
था । अहमदशाह अब्दाली की मृत्यु के बाद उसके बेटों शाहज्ञमान, शाहमहमूद और 
शाहशुजा के बीच कव्मीर के बारे में भी संघर्ष चलता रहां। शाहज़मान ने पंजाब पर 
चार आक्रमण किये परन्तु उसे विशेष सफलता नहीं मिली | उसके भाई शाहमहमूद ने 


क्‍ उसे तख्त से उतार कर आँखों से अंधा कर दिया। शाहमहमंद को शाहशजा ने भगों 
... दिया । परत्तुं शाहमहमूद अपने बरकजुई वजीर की सहायता से शाहशुजा को हरा कर 
रा फिर तरुंत पर बैठ गंया । दाहशुजा ने पंजाब आकर रणजीत सिंह की सहायता से. 


रणजीत सिंह के भ्रधीन पजाब का एकीकरण ]75 


अपना राज्य प्राप्त करने की कोशिश की । परन्तु शाहशुजा ने अनुचित माँग की जिसके 
कारण दोतो मे समझौता नहीं हो सका | निराश होकर शाहशुजा ने अ्रटक के गवर्नर 
जहाँदाद की शरण ली जिसने शाहशुजा को बदी बनाकर करुमीर के गवर्नर अ्रता 
मुहम्मद के पास भेज दिया । जहाँदाद बरकजई वजीर फतेहखा का कट्टर विरोधी था। 
वजीर फतेहखा ने सन्‌ 82 मे कश्मीर पर अधिकार करने के लिए रणजीत सिंह 
के साथ मिलकर आक्रमण करने की योजना ब्रनाई। वजीर फतेहखाँ के दूत गूदडमल॑ 
को महाराजा रणजीत सिह के दरबार में भेजा गया। आरम्मिक बातचीत सफल होने 
के बाद दोनों नेताओं मे रोहतास के स्थान पर भेंट हुई और कब्मीर पर सयुकत आक्रमण 
की शर्ते तय की गई । 

यह फैसला हुआ कि दोनो फौजें मिलकर एक साथ कश्मीर पर आक्रमण करेगी 
झर विजय मिलने पर जो कुछ प्राप्त होगा वह आधा-श्राधा बॉट लिया जायेगा | यह 
भी फैसला हुआ कि वजीर फतेहखा कश्मीर पर अधिकार करने के बाद महाराजा को 
हर साल 9 लाख रुपये नजराना दिया करेगा । 

इन सब बातो (शर्तों) के स्वीकार करने के बाद वजीर फतेहखा और महाराजा 
की ओर से उसक, प्रसिदृध जरनैल मोहकम चन्द ने मिलकर कश्मीर पर आक्रमण 
किया । परन्तु वजीर फतेहबा की नीयत पहले से ही खराब थी । उसने लाहौर दरबार 
की फौजो को धोका देकर स्वय कद्मीर घाटी मे प्रवेश किया। दरबार की सेना पीर 
पंचाल पर रह गईं | फिर भी वह कठिनाइयो के बावजूद कश्मीर पहुँचने मे सफल हो 
गई। वज़ीर फतेहखा ने कश्मीर पर अधिकार करने के वाद समभौते का पालन नही 
किया श्लौर मोहकम चन्द को कोई हिस्सा नहीं दिया । मोहकम चन्द ने फिर भी कश्मीर 
से लौटते हुए शाहशुजा को अपने सरक्षण मे लिया और अपने साथ लाहौर ले आया | 
शाहशुजा को सुरक्षित लाने के लिए उसकी पत्नी, वफा बेगम ने, जो कि लाहौर मे थी, 
महाराजा रणजीत सिंह से प्राथंना की थी कि उसके पति को सुरक्षित कश्मीर से लाने 
पर वह उसके बदले मे बहुत कीमती हीरा देगी । इस प्रकार रणजीत सिंह ने सर्वप्रसिद्ध 
हीरा कोहेनूर प्राप्त किया, परन्तु जैसे यह किया गया वह एक जुदा कथा है| 

कश्मीर पर संयुक्त आक्रमण का निराशाजनक अन्त होते पर रणजीत सिह बहुत 
क्र द्ध हुआ । उसने निर्णय किया कि वह वजीर फतेहखा से विश्वासघात का बदला लेगा । 
इस उद्देदय की पूर्ति के लिये उसने अ्रटक के गवनर जहादादखा से साँठ-गॉँठ आरभ 
की । जहादाद जानता था कि वजीर फतेहखा का कश्मीर पर अधिकार होने पर वह 
झटक को अपने अ्रधीन नही रख सकेगा। इसलिए उसने रणजीत सिंह की और से झ्रटक 
के किले के बदले मे जागीर ले ली और किला महाराजा के हवाले कर दिया | इस 
कारवाई के सफल होने मे महाराजा के प्रसिद्ध सलाहकार फकीर अजीजुद्दीन ने बहुत 
योग्यता दिखाई । 

अटक के महत्त्वपूर्ण किले पर महाराजा रणजीत सिंह का कब्जा होने से कद्मीर 
का नया शासक वजीर फतेहला आगबबू ला हो गया । उसने सिक्‍खों के विरुद्ध“जहाद” 
अथवा धर्मयुद्ध का नारा लगा कर सारे इलाके के मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की 


76 पजाब का इतिहास 


कोशिश की । हजारा और चज के मुसलमानों ने फतेहंखा का साथ दिया। रणजीत 
सिंह इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार था। उसने फतेहखाँ का मुकाबला करने के लिये 
हर तरह से तैयारी की । अपने प्रसिद्ध जरनैल जोध सिंह रामगढिया, हरि सिंह नलुआ, 
और दीवान मोहकम चन्द को श्रटक की सुरक्षा के लिए काफी सेना देकर भेजा । 

हज़रो का युद्ध, (सन्‌ 83) रणजीत सिंह और भ्रफगानों में इस तरह पहली 
बार सीधा मुकाबला अ्रठक के पास हजरो के स्थान पर हुआ । दोनो सेनाएँ एक दूसरे के 
विरुद्ध तीन महीने तक डटी रही | दीवान मोहकमचन्द ने अपने यू दूध कौशल से 
झ्रफगानो को सिनन्‍ध नदी के बीच अश्रपती फौजो को शभ्रागे बढाने और युद्ध करने पर 
मजबूर किया । इस युद्व मे वजीर फतेहला का भाई दोस्त मुहम्मद ( जो कि बाद में 
काबुल का अमीर बता) भी शामिल था | दीवान मोहकम चन्द ने अपनी युदूध नीति 
का पूर्णतया लाभ उठाया । गर्मी के मौसम मे भ्रफगानों को सिन्ध नदी से दूर रह कर 
प्रतिकूल हालत मे लडना पडा । घोर युद्ध हुआ और सर्द देश के रहने वाले अफगान 
भारी जानी नुकसान उठाकर श्रौर बहुत सी युद्ध सामग्री छोडकर भाग गए । 

हज़रो की लड़ाई का महत्त्व. हजरो की लडाई सिक्‍्खो में और अ्रफगानो मे 
पहली सीधी लडाई थी | इस में विजयी होना सिक्‍खों के लिए एक महान सफलता 
थी । इसका महत्त्व इस बात से लगाया जा सकता है कि मुहम्मर गजनवी के राजा 
जैपाल के विरुद्ध सन्‌ 002 ईस्वी के युद्ध के पश्चात्‌ मुसलमानों को पहली बार इस 
युद्ध मे पराजित होना पडा | इससे भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि अठक का 
किला सैनिक दृष्टिकोण से श्रौर रणजीत सिंह के राज्य विस्तार के लिए भी बहुत 
महत्त्वपूर्ण था। लाहौर भौर पेशावर के बीच और मध्य एशिया को जाने वाले रास्ते मे 
झटक का किला बहुत सैनिक महत्त्व रखता था । उत्तर पश्चिम की दिशा से आने वाले 
झाक्रमणकारी को यहा पर सफलता से रोका जा सकता था और पेशावर की विद्या में 
बढने के लिए भी फौजे और सामान एकत्र करने के लिए अ्रठक बहुत उपयोगी था। चूँकि 
इस स्थान से सिनन्‍्ध नदी को आसानी से पार किया जा सकता है, इसलिए भ्रटक के 
किले को एक तरह से एक पिस्तौल समझा जाता था जो कि पेशावर की शोर इस्तेमाल 
किया जा सकता है । वज़ीर फतेहखा और उसके साथियो की छटपटाहट का अन्दाजा 
इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसको यह अच्छी तरह मालूम था कि भ्रठक 
के किले का मालिक कश्मीर पर भी आसानी से झ्राक्रमण कर सकता है ! पर एलैक्जैण्डर 
बर्डज के शब्दों मे अटक की विजय “सिक्खों की अफगानों के विरुद्ध सबसे पहली 
वास्तविक विजय थी” इसलिये इसका सबसे अधिक महत्व था। अ्रठक छोीने जाने से 
अफगानों के लिए सिंध नदी के पूर्व की ओर बढना हमेशा के लिए असम्भव हो गया 
और रणजीत सिंह ने अपने राज्य की सीमाएं और भी सृदुढ बना ली । 


अटक की विजय से पजाब में बहुत खुशियाँ मनाई गई और जन साधारण (जनता), 
ने यह समभ लिया कि अफगानो का खतरा हमेशा के लिए टल गया है। महाराजा 
रणजीत सिंह स्वयं भी इस भे हर्ष और उल्लास से शामिल हुआ । लोगो में सोने और 


रणजीत सिंह के अ्रधीन पंजाब का एकीकरण 77 
चादी के सिक्‍कों की वर्षा की और यृद्ध मे वीरता दिखाने वालो को बडे-बडे इनाम 
दिये गये । 

कश्मीर पर दूसरी चढ़ाई (सन्‌ 784)  हजरो की लडाई में विजय से 
प्रोत्साहित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पर दूसरी बार चढाई का प्रबन्ध 
किया । 30 हजार सिपाहियो की विशाल सेना दीवान रामदयाल की कमान मे कश्मीर 
घाटी को प्राप्त करने के लिए इकटठी की गई और ब्रह्मगला की ओर से उसको आगे 
बढने का आदेश मिला । स्वय महाराजा पूछ की ओर चले गए ताकि दोनो दिशाश्रों 
से चढाई की जाए | कश्मीर के इलाके में मौनसून बहुत जल्दी आ जाने और भारी वर्षा 
होने से सिक्‍्ख सेना के आगे बढने में बहुत बाधा पडी। दीवान रामदयाल ने ब्रह्मगला 
का किला जीत लिया और शेपिया' से आगे बढ गया जहा पर कि उसका रास्ता कश्मीर 
के गवर्नर आजिमखा ने रोक लिया। महाराजा के अपने अधीन फौज जल्दी श्रागे न 
बढ सकी क्योकि पूछ वासियों ने लाहौर दरबार के विरुद्ध साड-फूँक की नीति 
अ्रपनाई । उन्होने सब खादूय पदार्थ नष्ट कर दिये और भेड-बकरिया भी बहुत ऊँचे 
स्थानों पर ले गये । उस इलाके मे भी अधिक वर्षा से मेंदानी फौजो के लिये आगे 
बढना बहुत कठिन हो गया । महाराजा की फौज में हैजा फैल गया और बेशुमार सिपाही 
मारे गये । इसी कारण महाराजा की फौज का प्रसिद्ध तोपची मिया “गौसा” भी मारा 
गया। दीवान रामदयाल अनेक कठिनाइयो के होते हुए भी अपने स्थान पर डटा रहा। 
महाराजा की फौज के आगे बढ़ने में असमर्थ होने पर यही उचित समझा गया कि 
कद्मीर के गवरनंर के साथ बातचीत करके यूद्घ समाप्त कर लिया जाए । यह चढाई 
बुरी तरह भ्रसफल रही और रणजीत सिंह के मान को उससे बहुत धक्का लगा। 
महाराजा ने अनुभव कर लिया कि कश्मीर पर चढाई करने के लिए विज्लेष सेना की 
आवश्यकता है जो कि पहाड पर अच्छी तरह लड लकती हो और वहा की जलवायु 
के अनुसार काम कर सकती हो । 

कदमीर पर तीसरी चढ़ाई (सन्‌ 89) ,. सन्‌ 484 की चढाई में 
नुक्सान उठाने पर महाराजा ने कश्मीर पर फिर से चढाई करने की योजना बहुत 
सोचविचार कर बनाई । वह इस ताक में भी था कि कोई और महान विजय प्राप्त की 
जाए ताकि फौजो के हौसले ऊँचे हो और इस किस्म की चढाई में सफलता मिले । 
साथ ही उस समय चल रही शभ्रग्न जी और गोरखो की लड़ाई का भी परिणाम वह 
देखना चाहता था । सन्‌ 484 से 88 तक भगोरखो के विरुद्ध अ्रंग्र जो के शिमले 
की पहाडियो मे चल रहे युद्ध के समय महाराजा रणजीत सिंह ने नेपाल दरबार की 
सहायता करने से इकार कर दिया था और श्रपनी ओर से श्रग्न॑जो को इस कार्य मे 
सहायता देने का झ्राइवासन दिया था। परल्तु भ्रग्न जो ने उसे बडी नम्नतापूर्वक यह 
कहकर ठाल दिया था कि उनको महाराजा को कष्ट देने की जरूरत नहीं होगी। 
गोरखाओ की इस लडाई मे पराजय के परचात्‌ महाराजा ने बहुत से गोरखा सिपाहियो 
को अ्रपनी फौज में भर्ती कर लिया। कारण यह था कि उसे कश्मीर पर चढाई करने 
के लिए ऐसी फौज की जरूरत थी जो इस बीहुड इलाके और विशेष मौसमी हालात 


78 पंजाब का इतिहास 
मे अच्छी तरह लड सके और पहाडी इलाके मे गोरखो से अधिक योग्य और कोई 
सैनिक सिद्ध नही हो सकता । 

इस समय रणजीत सिंह के लिए एक और लाभदायक घटना यह हुईं कि कश्मीर 
से एक प्रसिद्ध अधिकारी पडित बीरधर वहाँ के भ्रफगान गवनेर से रुष्ट होकर लाहौर 
चला आया | उसने महाराजा को कश्मीर ,पर चढाई करने के लिए प्रेरित किया 
और इस कार्य की सफलता के लिए उसे कश्मीर मे दाखिल होने के रास्तो की 
और वहाँ के गवर्नर की फौज की सख्या के बारे मे बहुत सी सूचनाएँ दी । इन सब बातो 
से लाभ उठाकर महाराजा ने कश्मीर पर तीसरी बार चढाई की थी । 

इस बार घाटी मे प्रवेश करने के लिए तीन हिस्सो मे फौज भेजी मई । पहला 

हिस्सा मिसर दीवान चन्द जिस ने म्‌लतान पर विजय प्राप्त की थी, के अधीन था, 
दूसरा राजकुमार खडक सिंह के श्रधीन॒ था जिस को यह आदेश दिये गये कि वह 
मिसर दीवान चन्द की सहायता करे और तीसरा दस्ता महाराजा के अपने अधीन 
नियुक्त किया गया ! मुख्य रूप से आक्रमण मिसर दीवान चन्द ने आरभ किया । 
ब्रह्मगला पहुंचकर उसने पीर पजाल के रास्ते पर अधिकार कर लिया और फिर अपनी 
फौज को तीन टुकडियो में बॉट दिया | अपने अधीन टुकडी के साथ मिसर ने कश्मीर 
घाटी मे प्रवेश किया । शेपिया पहुंचकर कश्मीर के गवर्नर जब्बार खा से घधासान युद्ध 
हुआ परन्तु वह लाहौर दरबार की श्रधिक सख्या मे और अधिक साहसवाली सेना के 
विरुद्ध न ठहर सका । अफंगानो को बहुत हानि हुई | बहुत से अ्रफगान जरनैल मारे गये । 
गवर्नर स्वयं घायल हो गया और भाग गया । इस तरह कश्मीर घाटी पर महाराजा 
की विजय हो गई । लाहौर की सेना ने श्रीनगर को लूटना आरम्भ किया, परन्तु सिसर 
दीवान चन्द ने तुरन्त इसे बन्द कर दिया । लाहौर मे इस खबर के पहुँचने पर बहुत 
खुशियाँ मनाई गई । मिसर दीवान चन्द को “फतेह-ओ-नुसरत-नसीब” की नई उपाधि 
प्रदान की गई। 

कदसीर की विजय का महत्त्व. ). सारे इलाके की प्राप्ति के रूप मे कश्मीर 
की विजय बहुत प्रसिद्ध थी क्योकि इसके फलस्वरूप विद्याल पहाडी प्रदेश महाराजा 
रणजीत सिंह के अधीन हो गया और उसकी उत्तरी सीमा हिमालय के ऊँचे पव॑तो से 
सुरक्षित हो गई। साथ ही कश्मीर घाटी की शिल्प की चीजो से और दूसरे रूप में 
काफी झाय में भी वृद्धि हुई | कश्मीर को महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का अलग 
प्रान्त बना दिया गया जिस को “कश्मीर जन्नत नजीर” कहते थे । 

2. व्यापारिक रूप मे भी लाहौर दरबार को कब्मीर प्राप्त करते से बहुत लाभ 
हुआ । कश्सीर की राजधानी श्रीनगर ऊपरी हिमालय और मध्य एशिया के साथ होने 
वाले व्यापार का महान केन्द्र था। तिब्बत, समरकन्द, यास्कन्द आदि स्थानों से 
उस इलाके की प्रसिद्ध वस्तुएँ आती थी. और यहाँ से पंजाब को बहुत सी वस्तुए भेजी 
जाती थी। श्रीनगर का लद॒दाख, अस्करदू और तिब्बत के साथ सीधा संबंध था । 
व्यापारियों के काफिले यहा से हो कर श्राते-जाते थे । 

3... राजनीतिक दृष्टिकोण से कश्मीर पर महाराजा की विजय होने से अ्रफगानों 


रणजीत सिंह के अधीन पजाब का एकीकरण 79 


का एक और गढ़ टूट गया | इस तरह से सिंध नदी के पूर्व में अफगानो का प्रभाव 
पूर्णतया समाप्त हो गया और लाहौर दरबार की सुरक्षा का और भी अच्छा प्रवन्ध 
हो गया । पजाब की सीमा उत्तर की दिशा में अ्रपनी प्राकृतिक सीमाओं तक पहुँच 
गई । इसके अतिरिक्त पजाब और कश्मीर के बीच के बहुत से पहाडी राजे लाहौर 
दरबार के भश्रधीन हो गये | इन सब कारणों से लाहौर दरबार की काफी समृद्धि हुई 
झौर उसका सम्मान भी बढा । 

विजय के उपरान्त मिसर दीवान चन्द के सुधुत्र दीवान मोती राम को कश्मीर 
का पहला नाजिस (गवर्नर) बताया गया। पंडित बीरधर कश्मीरी जिसने महाराजा 
को इस विजय में श्रपना काफी सहयोग और सहायता दी थी और जवाहर मल' दोनो 
को आथिक मामलो का प्रबन्ध करने के लिए वहाँ भेजा गया। कश्मीर के बारे में पूरी 
जानकारी प्राप्त करने के लिए फकीर अजीजुद्दीन को वहाँ भेजा गया | इतने महत्त्वपूर्ण 
प्रान्‍्त पर विजय होने पर भी यह आश्चयं की बात है कि महाराजा रणजीत सिंह कभी 
श्रीनगर नहीं गये। कारण यह था कि कश्मीर घाटी का जलवायु उनके सवा प्थ्य के 
प्रतिकूल था | 

सिंध नदी के उस पार (पश्चिम की श्रोर) स्थित इलाकों पर विजय ग्रौर 
पेशावर पर अधिकार अफगानिस्तान मे वजीर फतेहखा की हत्या के पश्चात्‌ 
सन्‌ 88 मे काफी राजनीतिक उथलपुथल हुई। महाराजा रणजीत सिंह ने उस 
स्थिति का लाभ उठाया श्रौर उत्तर पश्चिम की ओर बढना श्रारंभ कर दिया | उसका 
उद्देश्य पेशावर तक पहुँचना था। उसने चढाई करके पेशावर की पहाडियो के निकट 
तक पहुँचकर सारा इलाका ग्रपनी अधीन कर लिया । पेशावर घाटी को जहादाद 
बरकजई (दोस्त मुहम्मद के भाई) को इस हार्तं पर दे दिया गया कि वह हर साल 
महाराजा को नजराना देगा। इस काम के समाप्त होने के पश्चात्‌ सन्‌ 820-2व में 
सिंध के पार डेरा इस्माइलखा, डेरा गाजी खाँ श्रौर मानकेरा को अपने श्रधीव कर 
लिया । 

महाराजा रणजीत सिह के पेशावर तक पहुँच जाने की तीक्र प्रतिक्रिया 
स्वाभाविक ही थी। अ्फगानो के लिए उसका इस भ्रोर बढना एक महान संकट से कम 
नही था । दोस्त मुहम्मद खा और उसके भाई यार मुहम्मद खा ने लाहौर की फौजो के 
वापिस भरा जाने पर इस इलाके पर आक्रमण कर दिया। जहाँदाद खा को, जिसे 
पेशावर जागीर मे दिया गया था, भगा दिया गया और मुहम्मदखा' ने स्वयं पेशावर 
पर अ्रधिकार कर लिया । महाराजा ने घुसपैठियों को पेशावर से निकालने के लिए 
तुरन्त फौज भेजी । यार मुहम्मद खा ने मुकाबला करने की बजाय महाराजा का 
झ्राधिपत्य स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की और महाराजा की सेवा में बहुत कीमती 
उपहार भेजे जिन की कीमत 50 हजार के लगभग थी। सन्‌ 822 में यह्‌ श्रवन्ध 
मान लिया गया | 

काबुल में झ्राजमखां का सत्ता प्राप्त करना और उसका पेशाबर पर अ्रधिकार 


80 , पजाब का इतिहास 


करने का यत्न करना, नौहहरा का युद्ध (सन्‌ 823)  आजमखा ने काबुल का 
अ्रमीर बन जाने पर पेशावर और अटक के इलाके के अफगानो को लाहौर सरकार के 
विरुद्ध “जहाद” अ्रथवा धर्मयुद्ध करने के लिए ललकारा | महाराजा रणजीत सिंह ने 
अ्फगानो की तरफ से गभीर खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी की । उसने 
बहुत अधिक सख्या में सेना इकटूठी करके सब पजाबियों को अफगानों का मुकाबला 
करने के लिए उद्यत किया । इस का मे बाबा फूलासिह श्रकाली के निहग भी शामिल 
हुए । महाराजा रणजीत सिंह स्वय सेना का नेत॒त्व कर रहा था। इससे श्रदाजा 
लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी । महाराजा रणजीत सिंह ने पूरी 
शक्ति से मुसलमान गाजियो का मुकाबला किया और जहांगीरा के स्थान पर उनको 
खदेड दिया । परल्तु निर्णायक युद्ध नौशहरा के प्रसिद्ध स्थान पर हुआ जो कि पेशावर 
और रावलपिंडी के मध्य मे है। पजाबियो और अ्रफगानों मे हुआ यह युद्ध बडा घमासान 
का था। भ्रफगानो के लीडर ने इस्लाम के नाम पर सब मुसलमानों को उत्तेजित करके 
लड-मरने की प्रेरणा दी। स्थिति थोड़े समय के लिये लाहौर दरबार के लिए बहुत 
कठिन हो गई और कूछ फौजे पीछे हटने लगी। ऐसे नाजुक समय मे महाराजा 
रणजीत सिंह ने बडी वीरता और साहस से युद्ध मे कूद कर अपना भण्डा उठाये 
हुए अपने साथियो को पूरी शक्ति से लडने के लिए उभारा और अपने युद्ध कौशल 
भ्रौर व्यक्तिगत वीरता से नाजुक स्थिति को सभाल' लिया। अफगानो के पॉँव 
उखड गये । हजरो की लडाई (सन्‌ 83) के बाद यह अफगानो का बडा गभीर 
आक्रमण था और इस का परिणाम भयकर हो सकता था। 

लाहौर की फौज के बहुत से सिपाही मारे गये और सबसे बडी हानि फूला सिंह 
की मृत्यु थी। अपनी इस उल्लेखनीय विजय के पद्चातू महाराजा ने पेशावर मे 
प्रवेश किया । महाराजा ने अश्रभी यही उचित समभा कि पेशावर को अपने सीधे शासन 
मे न लिया जाए। उसने दोबारा पेजशावर घाटी यार मोहम्मदखा को एक लाख दस 
हजार रुपया नज्राना देने के एवज मे दे दी । 

सूल्यांकल : नौदहरा की लड़ाई महाराजा के जीवन में बहुत प्रसिद्ध और 
महत्त्वपूर्ण लडाई थी। उस समय महाराजा ने अपने प्रसिद्ध जरनैल मिसर दीवानचन्द, 
हरिसिह नलुझा, फतेहर्सिह अहलूवालिया, देस्सा सिंह मजीठिया, अतर सिंह सन्धा- 
वालिया आदि को नौझहरा के युद्ध मे कौक दिया। साथ ही अपने नये यूरोपियन 
कुमाण्डर वन्तूरा और अलाद को भी इस युद्ध में शामिल किया। अपने गोरखा 
सिपाहियो को उनके नेपाली लीडर बलभद्व की कमान्त मे शामिल किया | अपनी सैनिक 
शक्ति के अलावा सिक्‍्खों की घामिक और राष्ट्रीयता की भावना को भी उत्प्रेरित 
किया और इसके लिए भ्रकाली फूलासिह और उसके निहय साथियों को भी लड़ाई में 
भाग लेने के लिए कहा। अपनी विजय को निश्चित करने के लिए महाराजा ने नीति 
का भी पूर्ण उपयोग किया । यह सत्य है कि महाराजा ने कीई साधन ऐसा नही छोड़ा 
जिसे ज्ञ़ अपनाया गया हो । परन्तु विजय का सबसे बड़ा क्रारण महाराजा की अपनी 


रणजीत सिंह के अधीन पजाब का एकीकरण 8] 


वीरता और सनिक योग्यता थी। उसने अपने आपको युद्ध मे शामिल करके दूसरों को 
भी सब कुछ कुर्बान करते की प्रेरणा दी । नौशहरा की विजय से अफगानो के विद्रोह की 
एक प्रकार से कमर दूट गई । 


अभय 
एॉांए6 8 वंढांचा।2त॑ 800077 0. 8 टणावपल्डा3 ० 'शपफाद्वा) धाते 
76४9 एणथ' 09 रिव्या।ओ हितए,, शव ज़५ पीशा' प्रा00"8॥06 ? 
रणजीत सिंह द्वारा मुलतान और पेशावर की विजयो का विस्तारपूर्वक वर्णन 
कीजिए । इन का क्‍या महत्त्व था ? 
ए68७006 रैद्याएं जाहए8 दाएफश्ाएतड 855: वर फ्रै।वा 
तागीएपाॉतरड ताद ॥6 80९6 ॥ 000प9म्ाए ए धात ज़ावां 7845प/85 तारे 
॥6 08 0 ०५८7७०४6 (6 88॥76 ? 
रणजीत सिंह की कश्मीर की मुहिमों का वर्णन कीजिए । उसे कश्मीर पर 
कब्जा करते समय किन-किन कठिनाइयो का सामना करना पडा और उन्हें 
दूर करने के लिए उसने कौन-से उपाय किए ? 


'जातरा6 8 4ढकाल्व 706 ०9 ॥6 ठकषप्५०४, 8ए87(3 क्रायत 768प॥3 ए ॥॥6 
9876 ० प्तप्टा० २ 

हजरो के युद्ध के कारणो, घटनाओ एवं परिणामों पर एक सविस्तर टिप्पणी 
लिखिए ? 

968०0776 छार्णभीए शणा। शिग्रह5 78960705 जाए 778 4 ४875 ? 
रणजीत सिंह के अ्रफगानों के साथ सबधो का सक्षिप्त वर्णन कीजिए ? 


22 
रणजीत सिंह क त्रधीन पंजाब का एकीकरण 


चौथा भ्रथवा भ्रन्तिम चरण (सन्‌ 824 से 834) 

वबहाबी आन्दोलन अ्रफागानो के विरोध के खत्म होने के बाद भी उत्तर 
पश्चिमी सीमा पर गडबड खत्म नहीं हुई। इस समय तक मुसलमान धामिक नेता 
सय्यद अ्रहमद खा ने, जो कि बरेली का निवासी था, उत्तर पश्चिमी इलाके मे जाकर 
झपनी गतिविघ्नियो से लाहौर दरबार को काफी परेशान किया। शायद सय्यद श्रहमद 
का उद्देश्य इस्लाम को फिर से उभारना और मुसलमानों को किसी गैर मुसलमान के 
झ्रधीन न रह कर अपनी स्वतत्नता प्राप्त करने के लिए उकसाना था। उत्तर परिचमी 
सीमा पर सिताना के स्थान पर सय्यद अहमद खा ने अपना हैडक्वाटर बना लिया 
और अ्रफगानो मे प्रचार किया कि वह सिक्‍खों के विरुद्ध जहाद अथवा धर्म-युद्ध करे। 
इस काम में उसको पखली, स्वात, बुनेर और तीराह के भ्रफगानो और काबुल के 
बरकजई सरदारो से काफी सहायता मिली थी। नये सकट का सामना करने के 
लिए महाराजा ने 20 हजार के लगभग फौज हरिसिंह नलुआ की कमान मे पेशावर 
की और भेज दी। उसकी सहायता के लिए कुछ और फौज बुध सिंह सघावालिया 
के भ्रधघीन भी भेजी गई । 

सथ्यद अ्रहमद के विरुद्ध पहली लडाई सेदू के स्थान पर सन्‌ 827 मे हुई । 
घमासान का युद्ध हुआ और सय्यद अहमद हार कर भाग गया.। स्वात के इलाके में 
जाकर उसने सन्‌ 828 में फिर अफगानों को अपने साथ मिलाकर पेशावर 
पर अभ्रचानक आक्रमण करके यार मुहम्मद और उसके बहुत से साथियों को मार कर 
भ्रधिकार कर लिया। परन्तु थोड़े समय के बाद सय्यद अ्रहमद अश्रफगानों में बहुत 
श्रप्रिय हो गया क्योकि उसने अ्फगानों के रीति-रिवाजों मे दखल देना आरम्भ कर 
दिया था और उनको बडे कठोर अनुशासन में रखने की कोशिश की थी | प्रफगानों ने 
उस के साथियों और समर्थकों को समाप्त करने की योजना बनाई । सय्यद अश्रहमद को 
भागना पडा । उधर दरबार की ओर से काफी सेना शहजादा शेर सिंह की कमान 
में सय्यद अहमद के विरुद्ध भेजी गई। 

बालाकोट का युद्ध और सय्यद भ्रहमद की सुत्यु, (सत्‌830) : बालाकोट के स्थान 
पर शहजादा शेर सिंह और सम्यद अश्रहममद में लड़ाई हुई। सय्यद अहमद के बहुत 
से साथी मारे गये और वह स्वयं भी लडाई में काम आया। ऐसा भी समझता जाता 
है कि सय्यद भ्रहमद को हिन्दुस्तान से और कुछ लोगों का विचार है कि बहां की 
' 82 


83 


रणजीत सि 
ह के भ्रधीन पजाब का एकीकरण 
रण 


कक 


री । 


ढ 
| 
चजी क्र 


84 पजाब का इतिहास 


श्र ज सरकार से भी प्रोत्साहन मिलता था। अग्नमेजो के ऐसा करने का मतव्य यह 
मालूम होता है कि वे महाराजा रणजीत सिंह को उत्तर पश्चिमी सीमा पर सेनिक 
कारवाइयो मे उलभाये रखना चाहते थे ताकि उसका ध्यान अ्रग्न जो की उन गति- 
विधियों की तरफ न जा सके जिन से वे अपना व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव 
सिंघ के इलाके में बढा रहे थे। सय्यद अ्रहमद को हिन्दुस्तान से मुसलमान समर्थकों 
से लगातार आश्राथिक सहायता मिलती थी और उसके एजेट भी आते-जाते थे । 
पेशावर की घाटी का लाहौर राज्य में विलय और उसका सीधा शासन प्रबन्ध 
बरकजई भाइयो के साथ किये गये प्रबन्ध निष्फल होने पर और उत्तर पश्चिमी इलाके 
में धामिक षड़यन्त्रो को समाप्त करने के लिए विज्ञेष तौर पर ऐसे समय मे जब कि 
ग्रफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी, महाराजा रणजीत सिंह ने 
पेशावर को अपने अधीन करने का निर्णय किया। इस समय बरकजई भाई दोस्त 
मुहम्मद खा के विरुदृध राजनीतिक कारवाई मे लगे हुए थे क्योकि उसने अपने झापको 
काबुल का भ्रमीर घोषित कर दिया था। इस समय को उचित समभ कर महाराजा 
रणजीत सिंह ने पेशावर का शासन प्रबन्ध अपने अधीन करके अपने प्रसिदृध जरनैल 
हरि सिंह नलुआ को वहा का गवर्नर नियुक्त कर दिया | 
दोस्त मुहम्मदखा को महाराजा के ऐसा प्रबन्ध करने पर कैसे चैन पड सकता था | 
उसने खबर के अफगानो और अ्रफरीदी मलिको की सहायता से पेशावर पर आक्रमण 
करने की कोशिश की परन्तु लाहौर दरबार की विद्ञाल सेना के सामने उसकी एक न चली 
और उसको भागना पडा | उस समय महाराजा ने उत्तर पर्िचमी प्रान्त मे 40 हजार 
सनिक भेजे हुए थे। इस तरह सन्‌ 4835 मे दोस्त मुहम्मद खा को पराजित 
होना पडा । 
हरि सिंह नलुआ ने इस इलाके का जो कि लाहौर दरबार की सुरक्षा के लिए 
बहुत महत्त्व रखता था अ्रपने अश्रधीत करने के लिए योग्य प्रबन्ध किया | उसने सारी 
घाटी मे किलो की श्वू खला स्थापित की जिन के अन्दर सैनिक, हथियार और खाद्य 
सामग्री रखी । सनू 835-36 में नई ग्रोजना के अधीन काफी भ्रच्छे प्रबन्ध कर लिये 
और जमरूद के स्थान पर भी, जो कि बिल्कुल खबर के सामने स्थित है, अ्पता 
किला बना लिया | हरि सिंह नलुआ की यह कारवाई और लाहौर दरबार का अ्रफ- 
गानिस्तान के इतने निकट पहुँच जाना काबुल के अमीर के लिए बड़ा भारी खतरा 
था। दोस्त मुहम्मद खा ने लाहौर दरबार के विरुद्ध अपने दोनो बेटों के अधीन भारी 
सख्या में सेना भेज कर चुनौती दी | 
जमरूद का युद्ध (सन्‌ 837 ई०) और हरि सिंह नलुश्ना की सृत्यु: अफगानों 
ने जमरूद के किले पर चारो तरफ से घाोवा बोल दिया और गोलाबारी शुरू कर दी । 
' हरि सिंह नलुआ ने, जो कि उस समय इस किले में था, बडी योग्यतासे उनका मुकाबला 
किया, यद्यपि उसको जल्दी से सहायता प्राप्त करने की आशा नहीं थी | श्रपने सीमित 
. साथियों और साधनों के बावजूद भी उसने बडी योग्यतों से भ्रफगाती को पीछे हटा 
दिया । परन्तु एक छोटी टुकडी किले की झाड़ में छूपी हुई थी और एक अफगान ने हरि 


रणजीत सिंह के अधीन पजाब का एकीकरण 85 


सिंह नलुआ को गोली से घायल कर दिया । घायल होने पर भी उसने अपने साथियों 
का साहस न दूटने दिया और अफगानो को भगा दिया। पजाबियो ने बडी वीरता से 
जमरूद को बचा लिया और सहायता पहुचने पर अ्रफगानों के विरुदृध और कारवाई 
की । परत्तु जमरूद की सुरक्षा के लिए हरि सिंह नलुझआ की मृत्यु के रूप मे बहुत बडी 
कीमत देनी पडी । इस खबर के सुनने पर स्वय महाराजा को बडा खेद हुआ और कहा 
जाता है कि अपने इस महान जरनेल की मृत्यु पर उनकी भ्ाँखो में आँसू भरा गये थे । 

थोड़े समय के लिए पेजावर का प्रबन्ध करने के लिए तेजसिंह को भेजा गया 
और उसके पदचात्‌ “अविनेबिले”, जो कि एक इटली का रहने वाला था और 
महाराजा के बहुत योग्य अधिकारियों मे से था, को पेशावर का गवनर बनाकर भेजा । 
यह प्रबन्ध महाराजा की मृत्यु तक चलता रहा | 

मूल्यांकन राज्य प्रसार के अन्तिम चरण में महाराजा रणजीत सिंह ने उन 
सब प्रसिद्ध स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया जो कि उत्तर पश्चिम की ओर 
से पजाब के लिए सदेव खतरा बने रहते थे और जिन से होकर आक्रमणकारी मध्य 
एशिया और भ्रफगानिस्तान से बिना रोक-टोक के पजाब मे प्रवेश करते थे | पेशावर 
की घाटी के राज्य मे. मिलाये जाने पर महाराजा रणजीत सिंह के अ्रधीन सारे पजाब 
का एकीकरण सम्पन्न हो गया। अब उसके राज्य की सीमाए प्राकृतिक दृष्टि से 
सुदृढ हो गई थी और महाराजा रणजीत सिंह वास्तविक तौर पर अपने आपको 
बजा तौर पर इस सारे इलाके का महाराजा कह सकता था । यह थी उसकी उपलब्धि । 
बह एक मिसलदार से शुरू होकर सारे उत्तर पदिचमी खड का अधिपति बन गया । 
उसके राज्य की सीमाए पेशावर से सतलुज तक और कश्मीर से सिन्ध तक पहुँच 
गई थी । 

इस तरह महाराजा रणजीत सिंह पजाब का पहला पंजाबी शासक था जिस ने 
'पंजाब में परम्परागत आक्रमणो का सिलसिला न केवल तोड दिया बल्कि उन्तको 
उलटी दिशा मे मोड भी दिया । महाराजा अनगरपाल जिस ने महमूद गजनवी के 
विरुदृध सन्‌ !002 में खबर पार कर लडाई की थी, उसके बाद आठ सौ वर्षों मे 
यह अब पहली बार हुआ था। इस प्रकार उसके महान सपूत महाराजा रणजीत सिंह 
के अधीन पजाब का एकीकरण इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। गुरु गोबिन्द सिंह 
के आदेशानुसार पहली बार रणजीत सिंह के नेतृत्व मे पजाब में पजाबियों ने एक 
स्वतन्त्र और पूर्ण सत्ता वाला राज्य कायम किया और जिसका प्रमुख श्रेय लोकप्रिय, 
नीतिवान और योग्य शासक रणजीत सिंह को जाता है। इसलिए रणजीत सिंह की 
यह आलोचना कि उसने बडे ऋर साधनों से सारे पजाब को अपने अधीन किया, 
'निराघार ही नही बल्कि अनुचित भी है ? उसने उतना ही उल्लेखनीय भौर ऐतिहासिक 
कार्य किया जितना कि यूरोप मे कई देशो मिसाल के रूप मे इटली शौर जमेनी के प्रसिद्ध 
तेताओ ने अपने देशो के एकीकरण के लिए किया था। इन घटनाओं को यूरोप के 
इतिहास में बडी महत्ता दी जाता है। रणजीत सिंह के सत्ता प्राप्त करने से पहले 
पजाब टुकडों-टुकडो मे बँटा हुआ था जिस को इतिहासकारों ने “जिग्सा पजुल 


86 पजाब का इतिहास 


भी कहा है। इसके विपरीत रणजीत सिंह की लगातार कोशिशों से पजाब अरब एक 
समृद्ध और संगठित राजतत्र मे बदला गया था। 


प्रसत 


|| एज 6 920प्रातत्राए रा४ ती व्वाक्ा'१4 पिएं जाए।5 शएां72 
बात एपाह 3 0 रण . गरड ०णावाए०8४5 


महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमाओं को रेखाकित कीजिए और 
उसकी विजयो पर सक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिये । 

2... (अए8 8 >97<छ[ ब०007३ 0० वरएुठशंक्ा 20पपररशं३ ए शा।ा जांगशी, 
रणजीत सिंह की महत्त्वपूर्ण विजयो का सक्षिप्त वर्णन कीजिए ? 

3... जात ज़ब5 शब्राबण प्राएश्ाशा ? जात्रा शक दावे रिक्वाता शगड: 
(476 60 (68] शा [78 ॥70एलशाशा ? 
वहाबी आन्दोलन क्या था ? रणजीत सिंह ने इस आन्दोलन से निपटने के 
लिए क्या उपाय किए ? 

4. तक्ञा7० ए१३$ घद्ा शाएाँ। 'िवणश३ 2? शै॥३४ इथ'शण्टड तातव 6 एशावश' 0 
मा$ ग्राह्रशंथः .6., चैक रिव्वाता जिएडहा। ? 
हरी सिंह नलुआ कौन था ? उसने श्रपने स्वामी महाराजा रणजीत सिंह 
की क्‍या सेवाएँ की ? 

5... छाए 8 ठ6थाल्तव 7-8 जा ॥6 धगाकबा।0 0 ?६श१फ्ट्चा' ए्था०ए 9५ 
8॥६"8]8 ६9] छिपाएी) ? 
महाराजा रणजीत सिंह द्वारा पेशावर के अपने साम्राज्य में विलय पर एक” 
सविस्तर नोट लिखिए ” 


23 
हक + छत 
सनिक स गठन ओर सुरक्षा क प्रबन्ध 


महाराजा रणजीत सिंह मुख्यत सैनिक नेता था और बाल्यकाल से उसकी 
रुचि फौजी कामों में थी। इसी आधार पर उसको एक शासक की भ्रपेक्षा सेनिक 
नेता माना जाता है। उसने अपना समस्त जीवन निरतर सैनिक कामो मे लगाया क्योकि 
समय की आवश्यकता ही ऐसी थी । उसको अपने राजतत्र का सगठन करने के लिए 
अनेक छोटे-छोटे राज्यों को अपने अधीन करना था और खुद ही अपने राजतत्र का 
निर्माण करता था । अपनी सैनिक शक्ति और अपने सेनिक सगठन को उत्तम बनाने 
में उसने कोई कसर नहीं उठा रखी | यह इसलिए भी आवश्यक था कि उसके दोनो 
श्रोर अर्थात्‌ पूर्व और पर्चिम मे शक्तिशाली राज्य थे जिनकी ओर से उसको हर 
समय खतरा बना रहता था । पूर्व मे उसके पडोसी अग्नेज थे जिनका बाकी सारे भारत 
पर राज्य था और जिन की सैनिक शक्ति असीम थी । पश्चिम की दिद्या मे उसको 
श्रपने पुराने शत्रु अफगातो से मुकाबला करना था । इस प्रकार उसे अपनी सुरक्षा के 
लिए हर समय चौकन्ना रहना जरूरी था। वास्तव मे महाराजा रणजीत सिंह की 
सफलता का कारण उसकी सैनिक शक्ति ही थी । हम जानते है कि सैनिक सगठन 
श्रथवा स्‌ रक्षा प्रबन्ध साधारणतया भी बहुत महत्त्व रखता है । और महाराजा ने भपने 
सारे साधन और सारी शक्ति इस काम मे लगा दिये । यही कारण था कि सार्वजनिक या 
सिविल शासन की शोर वह ज्यादा ध्यात नहीं दे सका । उस समय की स्थिति और 
आवश्यकता के अनुसार उसे प्रथम स्थान सेनिक शासन को ही देना पडा । 


परम्परागत और पद्चिचमी (फ/८४८7४) सैनिक विधि अपने राज्य के 
आरम्भ मे ही रणजीत सिंह को अनुभव हो गया था कि पुराने भ्रथवा परम्परागत 
सैनिक प्रबन्ध उस समय की जरूरत के अनुकूल नही है । विशेष तौर पर 
श्रृंग्रेजो से वास्ता पडने पर यह स्पष्ट हो चुका था। सन्‌ 806 मे लाडड लेक के 
पजाब की सीमा पर मराठा सरदार जसवन्तराव ,होल्कर के पीछे आने पर उसको 
श्रग्न॑ जो के सैनिक सगठन देखने का अवसर मिला था। कहा जाता है कि उस सकट के 
समय में जब कि पंजाब मे युद्ध छिड जाने की सभावना थी रणजीत सिंह ने भेष बदल 
कर लार्ड लेक की सेना मे जाकर अग्नेजो के सैन्य संगठन और उनकी सैनिक शक्ति 
का ज्ञान प्राप्त किया था । उसे स्पष्ट हो गया था कि अग्न॑ जो की सेना उनकी अपनी 
सेना से बहुत अधिक संगठित और सुसज्जित थी। उसका यह विचार सन्‌ 80 8 से 
और भी पक्का हो गया था क्योकि अग्नेजो के दूत मैठकाफ के अमृतसर प्रवास के समय 


487 


88 पजाब का इतिहास 


उसके सरक्षण के लिए आई हुई अल्प सख्यक फौज ने वहाँ के लोगो के विशाल समूह 
को हरा दिया था | बात ऐसी थी कि मैठकाफ के साथ आये हुए मुसलमान सैनिकों ने 
अपना ताजिया का त्योहार मनाना चाहा जिसको स्थानीय अ्रकालियो ने बहुत बुरा 
मनाया और उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। मैठकाफ की छोटी-सी टुकडी ने बहुत 
डटकर और अच्छे हथियारों से उनको पछाड दिया। महाराजा ने मौके पर पहुँचकर 
स्थिति को काबू मे कर लिया परन्तु यह भी उसको पूर्णतया ज्ञात हो गया कि उसकी 
अपनी सनिक शक्ति अग्न॑ जो की पदिचमी तरीके पर सगठित फौज के विरुद्ध सफल नही 


हो सकेगी । 

वेशक महाराजा रणजीत सिह ने अपने पुराने मिसल काल के सैनिकों के साथ 
ही काफी सफलता प्राप्त की थी परन्तु यह सारी विजये या तो उसको विरोधी सरदारों 
या अफगानों के साथ युद्ध मे मिली थी जिन की सेनाए पुराने तरीके से सगठित थी और 
परम्परागत शस्त्रो का इस्तेमाल करती थी। अग्नेजो का सैनिक संगठन और शासन 
बिल्कूल भिन्‍त थे जिनको पश्चिमी सैनिक विधि के मुताबिक बनाया गया था। उनका 
सैनिक सगठन भौर रणनीति दूसरे सभी भारतीय राजाओ्रो के विरुद्ध सफल हो चुके 
थे। लगभग सभी को पराजित करके अग्न॑जो ने सारे भारत पर अपना शासन स्थापित 
कर लिया था। इसलिए उसने इस कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया। रणजीत सिंह 
अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना में परिवर्तत आवश्यक समझता था क्योकि वह 
समझता था कि अगर वह अपनी फौजो को अग्रेजो के मुकाबले के लिए तैयार नही 
कर सकेगा तो उसके राज्य का सुरक्षित रहना श्रसभव होगा | 


सेना का पदिचमी तरीके पर पुनगंठन महाराजा रणजीत सिह ने एक तरह से 
अपने सेनिक सगठन मे पूरी तरह परिवर्तन का निर्णय किया । यह इसलिए भी आवश्यक 
था कि पुरानी सेनिक विधि अ्रग्नं जो के विरुद्ध बिल्कुल नाकारा सिद्ध हुई थी । पश्चिमी 
सैनिक विधि में तोपखाना और पैदल फौज प्रधान थे और इस किस्म की सेना पजाव की 
परम्परागत सेताओ से बिल्कुल भिन्‍न थी। सारे फौजी घुडसवार थे और उनके लडने 
का तरीका गुरिल्ला किस्म का था। रणजीत सिंह ने स्वय देख लिया था कि भ्रग्नेजों 
का मुकाबला करने के लिए तोपखाता अत्यावश्यक है और सेना को भी अधिक 
असरदार बनाने के लिए पैदल फौज को योग्य स्थान देना पड़ेगा। इसके भ्रलावा घुड- 
सवार फौजो में भी अनुशासन अथवा परेड झ्रादि बिल्कूल नही थी और उनके शस्त्र भी 


पुरानी किस्म के थे । 


इस उद्देश्य को सामने रखकर महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज्ञों के साथ 
अमृतसर की संधि (सन्‌ 809) होने के पश्चात्‌ अपनी सेना के पुनर्गठन का कार्य आरंभ 
कर दिया। सबसे पहलें पैदल फौज की तरफ ध्यान दिया गया क्योंकि यह काम बहुत कठिन 
थां | साधारण पजाबी पैदल फौज में भर्ती होना अपनी शान के खिलाफ समभते थे 
क्योकि पदल फौज का काम पहरेदारी या किले क्री रक्षा करना ही था | रणजीत सिंह 


सैनिक सगठन और सुरक्षा के प्रबन्ध 89 


ने अपने लिये पेदल फौज तैयार करने मे आरभ मे अग्रेजो की फौज से भागकर आये 
हुए गोरखा सिपाहियो को भर्ती किया । महाराजा स्वय उनकी परेड देखने के लिए 
हर रोज समय निकालता था| सन्‌ 822 के लगभग क्‌छ फ्रासीसी सनिक भ्रफसरो के 
पजाब में आने पर महा राजा ने उनको इस काम पर लगाया। पैदल फौज को सगठित 
और टू ड बनाने (प्रशिक्षित करने) का काम प्रसिद्ध फ़ासासी जरतैल वन्तूरा को दिया 
गया। उसने अपनी योग्यता से और महाराजा की सहायता से पैदल फौज को 
पजाबियो में भी लोकप्रिय बना दिया | इसके साथ ही पैदल फौज को दूसरो की अपेक्षा 
ज्यादा तनख्वाह देकर लोगो को सेना के इस अग मे भर्ती होने के लिए प्रेरणा दी 
गई। फलस्वरूप थोड़े समय में ही पजाबी भी काफी सख्या में पैदल सिपाही बनने 
लगे । 


महाराजा ते पंदल फौज की टुनिंग आदि के लिए वन्तूरा को यह भी ग्रादेश 
दिया कि वह पजाब के दूसरे अ्रफसरो की सुविधा के लिए एक विशेष पुस्तक लिखे जो 
कि उस ममय की प्रचलित फारसी भाषा में हो । जो पुस्तक उसने लिखी इस का नाम 
“जफरनामा” अथवा “तजु भा कवायद-ए-सिपाह” है । इसकी एक प्रति राज्य पुरालेख 
विभाग पटियाला मे सुरक्षित है। यह लाहौर से लाई गई थी । उसमे से निक झ्रादेश 
जो कि मूलरूप मे फ्रासीसी भाषा में थे फारसी मे लिखे गए जिससे स्पष्ट होता है 
कि महाराजा ने इस काम की ओर कितना ध्यान दिया । 


पैदल फौज की तरह ही महाराजा रणजीत सिह ने अपने तोपखाने का पुनर्गठन 
भी किया | इसमे भी उसे बहुत कठिनाई हुई क्योकि पजाब के परम्परागत सैनिक 
सगठन में तोपखाने का लगभग अभाव था ।' मिसल काल में सिक्‍्ख फौज न तो तोपें 
बना सकती थी और न ही गूरिल्ला लडाई मे उसकी आवश्यकता थी। इस काम में 
मुगल काल से चले झा रहे तोपची कुशल थे। इस लिए महाराजा रणजीत सिह ने 
प्रोत्साहन दे कर उत्तकी सेवाएं प्राप्त की और यूरोपियन अफसरो के पजाब मे आने 
पर उनकी सहायता से अपनी सेना में तोपखाने को भी स्थान दिया । महाराजा की 
विशेष इच्छा थी कि जैसे भी हो सके, तोपे प्राप्त की जाए। इसीलिए उसने “कडा 
खा वाली तोप” पटियाला से प्राप्त की । इसके अलावा अपने विरोधी मिसलदारो से 
जितनी भी उसे तोपे प्राप्त हो सकती थी, उसने अपने कब्जे मे ले ली। आगे के लिए 
पजाब मे ही तोपे बनाने का प्रबन्ध भी किया गया । इस काम के लिए कुछ इलाको में 
उसको योग्य लुहार मिल गए। कोटली लोहारा, स्यालकोट के निकट इस काम के 
लिए प्रसिदृध था। ये वही लोग थे जो कि अग्रे जो के अधीन जब पजाब में हथियार 
बनाने का कार्य बन्द हो गया तो सर्जीकल यत्र बनाने में कुशल माने जाने लगे | पजाब 
में तोपे गुजरात और लाहौर मे बनाई जाने लगी। महाराजा की यह भी प्रबल 
इच्छा थी कि वह पजाबी अफसरों को इस कार्य के योग्य बना सके। प्रसिद्ध 
कश्मीरी मिया' गौसा उसके माने हुए तोपची थे और लैहणा सिंह मजीठिया जो 


490 पजाब का इतिहास 


कि इस काम में विशेष रुचि रखते थे, बाद मे तोपखाने के इचार्ज बनाए गए। इस 
तरह लगातार कोशिशो से महाराजा ने इस कमी को भी पूरा कर लिया। 

घुडसवार फौज बनाने में रगरूटो की तो कमी नही थी परन्तु पजाब के पुराने 
घुडचढे भ्रथवा घुडसवार किसी किस्म का अकुश मानने के लिए तैयार नही थे। 
वे पुरानी किस्म के बाके सवार थे जो कि व्यक्तिगत वीरता में विशेष विश्वास रखते 
थे, उनके हास्त्र भी पुरानी किश््म के थे। महाराजा ने अपनी घुडसवार फौज को 
यूरोपियन अफसरो के निरीक्षण मे नये सिरे से तैयार किया क्योकि परिचिमी ड्िल 
आदि पजाब के घुडसवार करने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं थे और वे इसका 
मजाक इस तरह उडाते थे कि यह “बदरो का नाच है”। फ्रासीसी भ्रफसर गअलादं 
कोर्ट घुडसवार फौज की टू निग के लिए नियुक्त किये गये ! 

सेनिक संगठन 

(क) “फौज-ए-पश्रईन” झथवा नियमबद्घ सेना पुनर्गठन के उपरान्त जो 
स्थायी सेना बनाई गईं उसको उपयु कत नाम से पुकारा जाता था क्योकि वह फौज नवीन 
कृवायद/परेड आदि के अधीन रहती थी और उसको सरकारी खजाने से निश्चित 
बेतन मिलता था। इसके भिन्‍न-भिन्‍न अग ये थे 

]. पैदल सेना जैसाकि बताया जा चुका है कि महाराजा रणजीत सिंह ने 
अंग्र जो की सेना के सगठन के आधार पर अपनी पैदल सेना का नए सिरे से निर्माण किया 
क्योकि पश्चिमी युद्ध विधि मे इस जग का बहुत महत्त्व था और भ्रपनी लगातार 
कोशिशो से वह सेना के इस अभ्ग में काफी सख्या मे सैनिक भर्ती करने मे सफल हुआ । 
इस भ्रग के स॑ंनिक दूसरो की अपेक्षा अधिक वेतन पाते थे। धीरे-धीरे इस श्रग मे 
पंजाबी भी बहुत सख्या में भर्ती हो गये थे। महाराजा के निधन से एक साल पहले 
अर्थात्‌ 838 मे पैदल फौज की कुल सख्या कोई 27 हजार के लगभग थी और 
इसका वेतन बिल दो लाख 27 हजार रुपये बनता था । 

2. सवार फौज ' इस अ्रग में वे सवार शामिल थे जिन को महाराजा के 
यूरोपियन भ्रफसरों ने टु निग दी थी। उनमे से सबसे प्रसिद्ध फ्रासीसी अलाद साहिब 
थे | बेशक पजाब मे परम्परागत घृडसवार सेना बहुत थी परन्तु वह घुडचढ नये 
नियमों के अनुसार डिल करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको किसी किस्म के 
अंकुश भे काम करने की आदत नही थी। नयी सवार फौज को रेजिमैंटो मे गठित 
किया गया और उनको पश्चिमी ढंग पर टू निग देकर इकढ्ठे मिलकर सामूहिक रूप 
में आक्रमण करने की टूनिंग दी गईं। अलाद॑ साहिब के आने से पहले यह काम 
झारम्भ हो चुका था परन्तु उस समय तक दूड रेजिमैंटों की संख्या केवल चार थी। 
अलादं साहिब ने बढ़ाकर एक हजार सवार इस अग में शामिल किये | उन्तकी सख्या 
महाराजा की मृत्यु के समय सन्‌ 839 में भी लगभग इतनी ही रही। 

3. तोपखाना : पैदल सवारों की तरह इस अ्रग की श्रोर भी महाराजा 
'रणजीत सिंह ने 'विशेष ध्यान दिया क्योंकि पुरानी सेना मे तोपखाना नाममात्र ही 


स॑तिक सगठन और सुरक्षा के प्रबन्ध 9] 


था। परदिचमी सेनिक विधि मे इसका विशेष महत्त्व था और इसी लिए महाराजा को इस 
अग की ओर विशेष ध्यान देना पडा । इस कमी को पूरा करने के लिए आरम्भ में 
महाराजा को मुसलमान तोपचियो की सहायता लेनी पडी और यूरोपियन अफसरो 
के आने पर उसने उनकी योग्यता का भी लाभ उठग्या। महाराजा ने होल्‍्कर की 
पराजग्र का कारण यह समझा था कि अ्रग्न॑जों का मुकाबला करने के लिए उसके पास 
काफी तोपखाना नही था । 

सन्‌ 80 में सेना के भिन्‍न अगो के रूप में तोपखाना के अधीन इस श्रग का 
निर्माण किया गया। 

महाराजा के तोपखाने का प्रसिद्ध अधिकारी मिया गौस खा था। बाद मे 
कोर्ट साहिब के अधीन इस अंग को और बढाया गया । महाराजा की इच्छा थी कि 
पंजाबी अफसर इस कार्य से रुचि ले। इस लिए उसने सरदार लेहणा सिह मजीठिया 
को इस अभ्रग का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया | 

तोपखाना को निम्नाकित चार उपविभागोी में बॉटा गया था 

4,  तोपखाना असपी (घोडो से खीचा जाने वाला तोपखाना) 

2. तोपखाना गावी (बलो से खीचा जाने वाला तोपखाना) 

3. तोपखाना छुतरी (ऊँटो से खीचा जाने वाला तोपखाना) 

4. तोपखाना जिन्सी (मिले-जुले पशुओ से खीचा जाने वाला तोपखाना) 

यह बात निराधार है कि महाराजा का तोपखाना फीली अथवा हाथी से खीचा 
जाने वाला था । इस किस्म के तोपखाने की पजाब में न तो आवश्यकता थी और 
न इतने हाथी ही उपलब्ध थे । तोपखाने को पैदन और सवार फौज के साथ सम्मिलित 
कर दिया जाता था | युद्ध मे फौज की सहायता के लिए इसका उपयोग होता था । 
सन्‌ 84 मे इलाही बरूश के अधीन एक विशेष घोडो से खीचे जाने वाले तोप- 
खाने का निर्माण किया गया । सन्‌ 826 तक तोपखाने की बैटरिया जिन को डेरा 
कहा जाता था की सख्या 7 थी और 200 के लगभग तोपें महाराजा ने प्राप्त 
कर ली थी। सन्‌ 827 मे कोर्ट साहिब के पजाब मे आने पर और सन्‌ 832 
में कर्नल' गार्डनर के निरीक्षण मे “जिन्सी” अथवा मिले-जुले और भारी तोपखाने 
का निर्माण किया गया। छोटी तोपे, जिनको जम्बूर खाना भ्रथवा हल्की तोपें कहा 
जाता था, घोडो द्वारा खीची जाती थी , सन्‌ 835 में हर एक ब्रिगेड के साथ एक 
घोडो से खीची जाने वाली बैटरी भी शामिल थी। 


महाराजा के लगातार परिश्रम और उत्साह के कारण तोपखाने ने विशेष 
प्रगति की थी और उसके तोपची इस कार्य मे काफी कुशल बन गये थे। यह बात 
अंग्र जो और सिकक्‍्खो की दो लडाइयो से सिद्ध हो जाती है। हालाकि पिछले 20-25 
सालो से ही पजाब में तोपखाने का निर्माण हुआ था परल्तु पजाबियो ने इस कार्य 
में अग्रनेज़्ों से कम योग्यता प्राप्त नही की थी । 


92 पजाब का इतिहास 


सन्‌ 838-39 में दरबार के पास 300 के लगभग तोपे थी और तोपो के 
चलाने वाले कर्मचारियों का वेतन कोई 33 हजार रुपये मासिक था। 

ख) “फौजे-बे-कबायद”, बगर दू निग के श्रथवा श्रनियमित सेता_ इस भाग 

में वे सैनिक समझे जाते थे जो कि मिसल काल की पुरानी फौज थे। महाराजा ने 

भिन्‍त-भिन्‍न सरदारो की सेना को जो उनके पास थी अपने अधीन ले लिया था। 


यह सेना घुडचढा कहलाती थी । इसमे भी दो भाग थे . 


]. जागीरदारी अथवा मिसलदारी घुडचढ । 
2. घृडचढा खास । 


घुडचढा खास वे बडे-बडे सरदार थे जोकि महाराजा के सबधी था बडे उच्च अधि- 
कारी होने के नाते अपनी विज्वेष घुडचढ़ा फौज रखते थे । घुडचढा अपने आपको उच्च 
कोटि का सैनिक समभते थे और इसी कारण अपने आपको नियमबद्ध करने के 
लिए. तैयार नहीं थे । महाराजा उनका उपयोग राष्ट्रीय सेना के रूप में करते थे 
झौर युद्धों में उनको भी शामिल किया जाता था। कुछ विदेशी शअ्रतिथियों ने 
घुडचढ़ों की बहुत प्रशसा की है। वह रंग-बिरगी और अपनी विचित्र वेशभूषा मे 
अपने युद्ध कौशल के लिए मशहूर थे और अपने आपको बहुत प्रसिद्ध समभते थे । 


भहृत््वः घुडचढा अपने आपको सामन्‍्ती युग का प्रतीक समझते थे और पजाब 
के समाज के उच्च वर्ग से सबमध रखते थे । उनमे जाट, हिन्दू, राजपूत और पठान 
सभी जागीरदार शामिल थे। महाराजा भी उनका विशेष सम्मान करते थे | पजाब 
की स्वतत्रता के लिए अनका विशेष महत्त्व माना जाता था क्योकि वह साधारण वेतन 
पाने वाली सेना नही थे । जम॑न सेनिक नेता फोन हयूगल के सन्‌ 836 में पजाब आने 
पर उसते घुडचढो को पजाब के पुराने सामत समभते हुए दरबार की सेना का 
सम्मानित अग बताया और इस बात से वह बहुत प्रसन्‍न हुआ कि वे ही असली 
रूप में पजाबी सैनिक है। घृडचढों के गुजारे के लिए महाराजा ने विशेष जागीरें 
दी हुई थी जो कि साधारण करो से मुक्त थी । 


चरित्र और बनावट : महाराजा कौ पुनंगठित सेना पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष 

और राष्ट्रीय थी। उसमे योग्यता के आधार पर पजाबी प्रथवा विदेशी सभी भर्ती 

किये जाते थे । महाराजा का उद्देशय अपनी सेना को उच्चस्तर की सेना बनाना 

भा और योग्य व्यकितियो के मिलने पर उनको उचित स्थान पर लगाया जाता था। यह 

और भी उल्लेखनीय है कि एक पीढी मे ही महाराजा ने कई पीढ़ियो से चली झा 

- रही परम्परागत सेना को नया रूप दे दिया और उसको हर प्रकार से नई सेना बना 
दिया जो कि परिचमी युद्ध तीति के अनुसार संगठित की गईं थी। यह महाराजा 

की पंजाब को सबसे बडी देन थी। वास्तव में उसको सन्‌ 809 मे अ्रग्नेजो के साथ 

सन्धि करते समय अपनी सैनिक एव युद्ध विषयक त्रुटियों का जो तीव्र प्राभास हआ था, उसने 


सैनिक सगठन और सुरक्षा के प्रबन्ध 93 


उनको दूर करना अपना लक्ष्य बना लिया था ताकि वह अपनी सेना को अग्ने जो की सेना 
की तरह पुनर्गंठित कर शक्तिशाली बना सके। इस काम मे उसको काफी सफलता 
मिली । 

वेतन और भत्ते : महाराजा ने अपनी पुनर्गठित सेना के लिए योग्य सिपाही प्राप्त 
करने का भी प्रबन्ध किया । पजाब मे फौजी भर्ती मे न तो कोई कठिनाई थी और न 
ही योग्य आदमियो का अभाव । पजाब की जनता शारीरिक रूप मे बहुत योग्य थी 
और पजाब के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण यहाँ का हर निवासी 
वास्तविक सिपाही था | रणजीत सिंह को इस कार्य में यहाँ के पुराने सैनिक वर्गो मे 
हर किस्म के सनिक बडी सख्या मे मिले। सेना में जाट, डोगरे, टिवाना, राजपूत 
और गोरखे झ्रादि प्रसिदृध थे। इस सनिक सगठन के मुख्य कारण थे . 


] पजाब मे सैनिक परम्परा | 

2. फौजी कार्यो का समाज में सम्मान | 

3 महाराजा का खुद एक महान सेनिक होना | 

महाराजा की नई सेना नियमबद्ध और पक्‍की थी। हर वर्ग के लिए वेतन 
मुकरंर था | फिर भी सिपाहियो को तनख्वाह किह्तो में साल मे 3-4 बार मिलती 
थी | इससे फोज के सैनिको को कोई खास फके नही पडता था क्योकि वे केवल मासिक 
वेतन पर ही निर्भर नही थे । असल में फौज मे भर्ती होने का उद्देश्य उस समय में कई 
झौर भी लाभ प्राप्त करता था । 

महाराजा रणजीत सिह खुद अपने राज्य मे दौरे पर जाते समय फौजी भर्ती 
करते थे | महाराजा की सेना की कुल सख्या, उसके भिन्‍न भिन्‍न अगो और सेनिको के 
वेतन आदि का ब्यौरा हमे “खालसा दरबार” के रिकार्ड से मिलता है जो कि उस 
समय लाहौर दरबार के अबीन रखा जाता था | सौभाग्य से यह रिकार्ड अब पुरालेख 
विभाग पटियाला मे सुरक्षित है । 

युद्ध सामग्री और दूसरा सामाव नई फौज की आवश्यकता को पूरा करते के 
लिए भी महाराजा ने उचित प्रबन्ध किया था | बारूद, बन्दूक और तोपे बनाने के लिए 
विशेष कार्यालय स्थापित किये गये और विशेष स्थानों पर उन लोगो को इस काय॑ मे 
लगने के लिए प्रोत्साहित किया गया जोकि किसी रूप में हथियार बनाने का काम 
जानते थे । स्थालकोट के निकट कोटली लुहाराँ तथा गुजरात और लाहौर इस दिशा 
में प्रसिदृध स्थान थे जहा कि इस किस्म के प्रबन्ध किये गये थे । 

युद्ध का सामान तम्बू, काठियाँ और फौजी काम में आने वाली अनेक वस्तुएँ 
बनाने का भी प्रबन्ध सरकारी था । इस कार्य के लिए पंजाब मे सब जगह “कारखाने” 
स्थापित थे जिनमे वर्दियाँ आदि बनाने और दूसरी वस्तुओ्नों को तैयार करने के लिए 
वर्कंशाप थे । इस तरह से जो लोग सेना में भर्ती नही थे वे भी सेनिक कामों में लगे 
हुए थे | महाराजा के अधीन इस प्रकार के लगभग सभी शिल्पकार काम मे लगे रहते 


94 पजाब का इतिहास 


थे। यहाँ लोगो के काम करने का भी बडा अच्छा ढंग था। सब जनता इस बात से 
बडी सतुष्ट थी । पजाब में ढलाई, लोहे के शस्त्र बनाना, वदियाँ और तम्बू आदि 
के लिए सारी सेना के लिए प्रबन्ध किया गया था। अनुमान लगाया गया है कि 
महाराजा की कुल आय का 4% सेना पर खर्च होता था और बाकायदा फौज 
की सख्या कोई 80,000 थी और उससे कई गुता लोग सेनिक सामान और सामग्री 
बनाने मे लगे हुए थे । 

इनाम और उपाधियाँ : महाराजा विशेष सेनिक सेवाशो और वीरता के लिए 
उचित रूप मे इनाम भी देते थे । यह साधारण तौर पर जागीर और खिललत के रूप 
मे होते थे और खुले दरबार मे प्रदान किये जाते थे | वीरगति पाने वाले सिपाहियो 
या बुरी तरह जख्मी होने वालो को पैन्शन और गुजारे भी प्रदान किए जाते थे । 

ग्रपने राज्यकाल के अन्तिम सालो में महाराजा ने श्रग्न जो की देखादेखी अपनी 
फौज में भी मैडलो का रिवाज जारी किया | मगर यह केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों को 
ही प्रदान किये जाते थे । इस तरह का एक खास तौर पर तैयार करवाया हुआ सोने 
'का मंडल सन्‌ 838 में अग्रेज गवर्नर जनरल ऑॉकलैण्ड को पजाब पधारने पर भेंट 
किया था | यह मैडल उसके परिवार से महाराजा पटियाला ने खरीद लिया था। 
यह अब महाराजा पटियाला के मडलो के सग्रह में पुरालेख विभाग पटियाला में मौजूद 
है । इस मेडल को “को-कबे-इकबाल-ए-पजाब” अथवा “स्टार ऑफ दी ग्लौरी ऑफ 
पजाब” अ्रथवा “पजाब के तेजस्व का पदक” कहा जाता है । इसी तरह एक यूरोपियन 
जनरल, जोकि लाहौर दरबार की सेवा मे था, को भी दो पदक महाराजा दलीप सिंह 
और राजा लाल सिह ने प्रदान किग्ने थे । ये दोनो मैडल भी पटियाला सग्रह मे है। 

मल्यांकन अगणित कठिनइयो के होते हुए भी महाराजा ने अपने जीवन काल 
ञथवा 20-25 साल के थोड समय मे अपनी सेना का पूर्ण रूप से कायाकल्प कर 
दिया । शक्रचक्किया मिसल के सरदार के तौर पर केवल पुरानी किस्म के आठ हजार 
सैनिकों के स्थान पर उसने महाराजा बनने के पश्चात्‌ 80 हजार की विशाल सेना 
तैयार की थी जो कि पश्चिमी विधि के अनुसार सगठित थी और आधुनिक शस्त्रो से 
लैस थी। यह वास्तव मे एक चमत्कार था |, 

महाराजा रणजीत सिंह ने इस सेना मे चुन-चुन कर सजीले जवान भर्ती किये 
थे और जब कभी भी अग्नजों को उसकी सेना की परेड देखने का अवसर मिला वे 
उससे बडे प्रभावित हुए। महाराजा ने अपनी सेत्ता मे वह शाखा भी जो कि पजाब मे 
कभी मौजूद नही थी तैयार कर ली । उसने पैदल फौज और तोपखाने की तरफ विशेष 
ध्यान दिया और उस कंमी को पूरा कर लिया जो कि बहुत से भारतीय शासक 
अग्न जों. के मुकाबले मे नहीं कर सके थे और एक-एक करके पराजित हो चके थे । 
इंतना ही, नही, उनको उतने ही उच्च स्तर की शिक्षा और शस्त्र भी प्राप्त थे जितने 
क्ि. अंग्र जो की फौजो को । 


सेनिक सगठन और सुरक्षा के प्रबन्ध 95 


महाराजा ने यह बहुत जल्दी अ्नुभव कर लिया था कि अग्रेजो का मुकाबला 
करने के लिए परम्परागत सेना और गस्त्र लाभदायक नही हो सकते । इसलिए उसने 
अपना पूरा ध्यान देकर शीघ्र से शीघ्र अपनी सेता का पुम्र्गंठन किया क्योकि वह इस 
परिणाम पर पहुँचा था कि पजाब की सुरक्षा के लिए आधुनिक सेना अत्यावश्यक है 
और वह हर प्रकार से उतनी ही कुशल होनी चाहिये जितनी की श्रग्न॑ जो की सेना। 
पंजाबी सिपाहियो से हुई दोनो लडाइयो मे अग्रेजो ने उनक्री योग्यता को खुद सराहना 
की है | महाराजा की नई नीति इसलिए बिल्कुल उचित थी। 

यूरोपीय सैनिक प्रणाली के प्रतिकूल प्रभाव यह भी मानना पडेगा कि महाराजा 
रणजीत सिंह ने जहाँ प्रपनी सेना का पुनर्गठन करके एक महान कार्य किया था, वहाँ 
ऐसा करने के कई बुरे प्रभाव भी हुए । 


बडी सख्या मे नियमित सेना रखने से सरकार के ऊपर उसके खर्च का लगातार 
बोक पड गया । यह किसी हद तक जब कि महाराजा रणजीत सिंह पुरानी सेना से ही 
पजाब के भीतर अपने सब विरोधियों को समाप्त कर चुके थे, अनुचित लगता है । 
पजाब का एकीकरण परम्परागत सेना के द्वारा ही सप्पन्त हुआ था । इसलिए अधिक 
इलाके फतेह (विजित) करना या राज्य का विस्तार करने का मौका न होने की अ्रवस्था में 
इतनी बड़ी फौज का खर्च खजाने पर डालना कोई विशेष दूरदशिता प्रतीत नही होती । 
(उत्तर-पर्चिमी इलाके, कश्मीर, लद॒दाव आदि सब महाराजा रणजीत सिंह के उत्थान 
के आरम्भ मे ही श्रग्न जो के हस्तक्षेप के बिना उसके अधीन हो गये थे ) । फौज के खर्च 
के समय पर पूरा न होने से कई बार वकाया रह जाता था जिससे सेना मे ग्रसतोष 
फैलता था और कई तेनिक नौकरी छोडकर भाग जाते थे । 

2. सेना को टूनिंग देने के लिए बडी-बडी तनख्वाहों पर यूरोपियन भ्रफसरो 
को दीघंकाल के लिए रखे रखना भी चतुराई की बात प्रतीत नही होती । यूरोपियन 
अफसर रो की तनख्वाहे पजाबी भ्रफसरो के मुकाबले में कई सौ गुना अ्रधिक थी। इस 
कारण इसी किस्म का काम करने वाले पजाबीं अफसर मन ही मन कुढते रहते थे । 
साथ ही यूरोपियत अ्रफसरो की वफादारी कोई निश्चित नही थी। बेशक वह नौकरी 
करने के समय महाराजा को हर प्रकार का आश्वासन दिलाते रहते थे और वौकरी की 
हर प्रकार की शर्ते मान लेते थे और हर एक देश जिसमे कि उनका अपना देश भी 
चाहे हो उसके विरुद्ध लडने के लिए तैयार रहने का विश्वास दिलाते थे । परच्तु 
उनमे से बहुत से घन बनाकर पजाब को छोड कर चले जाते थे और रणजीत सिंह 
की मृत्यु के पश्चात्‌ अग्नेज्ञों से युद्ध के समय सब के सब पजाब छोडकर चले गये 
थे क्योकि यह स्पष्ट था कि वे लाहौर दरबार के प्रति निष्ठावान नही थे । कुछ तो 
उनमे श्रग्न जो के जासूस भी बन गये थे । 

3 यूरोपियन अफसरो ने पजाब मे रहते हुए पजाबियो को अग्न॑जो के विरुद्ध 
करने की कोशिश की | ऐसा करने से वह अपना महत्त्व बढाना चाहते थे और अपनी 
सेवाओ का श्रनुपातत ज्यादा फल प्राप्त करना चाहते थे । 


]96 पजाब का इतिहास 


4. महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना का पुनर्गठन करते समय भर्ती के 
बारे मे उचित ध्यान नही दिया । नये सैनिक प्राप्त करने के लिए पुराने तरीके के 
मुताबिक ही जुदा-जुदा गाँवों से इकट्ठे लोग भर्ती करके उनको एक ही पल्टन/रेजिमैन्ट 
में रख लिया जाता था जिससे उनके अन्दर पुराने जातिवाद या स्थानवाद की भावना 
कायम रहती थी । इसका परिणाम यह हुआ कि अपने फौजी अफसरो की अपेक्षा वह 
अपने सबधी और स्थानीय चौधरियों का ज्यादा सम्मान करते रहे और अपनी हर 
प्रकार की आवश्यकता पूरी करने के लिए उनके पास ही जाते रहे । महाराजा की 
सेना मे इस कुरीति से एक प्रकार का ट्रेड यूनियन का भाव पैदा हो गया । लीडरो 
की पोजीशन केवल युद्ध के समय कारवाई करने वाले विशेषज्ञों की बन गई और 
अफसरो के प्रति सेनिको की भक्ति उत्पन्त न हुई। इस भावना के उत्पन्न होने से 
लाहौर दरबार की सेना मे “पच” सिस्टम आरम्भ हो गया और सेना न तो श्रफसरो 
झौर न ही सरकार के श्रकुश मे रही । वह अपने झ्राप मे एक दल बन गईं जोकि 
कालातर मे सरकार को ही अपनी कठपुतली समभने लगी और जो अन्त मे राज्य के 
विनाश का कारण बनी । 

5. महाराजा रणजीत सिंह की यूरोपियन अफस'रो को बडे-बडे लालच देकर 
अपने पास रखने की नीति पर एक और शआाक्षेप यह है कि उसने केवल “डिल कराने 
वाले सारजट” को जो कि केवल धन एकत्र करने मे ही रुचि रखते थे सफेद हाथियों 
के रूप मे रख छोड़ा था, विशेष तौर पर जबकि उनको पजाब के प्रति कोई लगाव 
नहीं था। केवल पुनर्गठन के लिए अ्रगर उनकी सेवाएँ प्राप्त करके एक मिलिटी कालेज 
स्थापित कर लिया जाता और पजाबी अफसरो को यूरोपियनो से टे निग दिलवा कर 
उनको वापिस भेज दिया जाता तो शायद बहुत अ्रच्छा होता । ऐसा करने से न तो खजाने 
पर इतना अ्रधिक बोक पडता और न ही उन सब लोगो के ऐन सकट के समय पजाब 
छोड़ जाने का इतना बुरा प्रभाव होता । महाराजा ने उनको सतृष्ट रखने की भरसक 
चेष्टा की पर फिर भी परिणाम केवल गददारी निकला । 

लाहौर दरबार के संनिक अ्रधिकारियों/कर्मचारियों के बेतन की सूची 


क्रम संख्या विवरण झारस्भिक सासिक अ्रनन्तिम सासिक वेतन 
...8..002.2...र........................ पतन (अधिक से अधिक) बेतन (अ्रधिक से अ्रधिक) 
रु० ₹० आने 
| हि सिपाही 5/- 8/8 
2. सारजट 8/- 2/- 
3, नायक , 40/- 2/- 
4, हवलदार 43/- 5/- 
5. जमादार 5/- 22/- 
6. मेजर (मौयूर) 2/- 25/- 
प्‌. सूबेदार '20/- ह 30/- 


सैनिक सगठन और सुरक्षा के प्रवन्ध 97 


रू० रू 
8. एडजूमेन्ट (एडज्यूटन) 30 - 60/- 
9 कौमन्‍्डन्ट (कामेदान) 60/- 30/- 
0. करनैल (कोलोनल) 300/- 330/- 
. जरनैल 400/- 4609/- 
7 जहाराजा रणजीत सिह के सनिक खर्च का ब्यौरा (5556-55 के लगभग)... 
(क) बाकायदा फौज (झईन) संख्या वाधिक खर्च 
. पैदल फौज (पल्टन) 28600 27,50,000/- 
2. घुडसवार (रसाला/रजबन ) 4600 2,30,000/- 
3 तोपखाना (डेरा) 4800 4,00,000/- 
(ख) बाकायदा घुड़सवार फौज (गेर आईन) 
. सरदारो के अधीन डेरे 9600 25,20,000- 
2.  घृड-चढा खास 200 6,36,000/- 
3, जागीरदारो के डेरे 3400 6,00,000/- 
(ग) किले में रखे हुए सेनिक (गेरिजन ड यूटी पर सेनिक) 
0,000 6,00,000/- 
जोड 62,200 जोड 97,36,000/- 
(घ) यूरोपीय अफसरो का वेतन 2,00,000/- 
वर्दी, परिवहन, गोला बारूद 8,00,000/- 


कुल जोड ,07, 36,000/- 


प्रदत 


. जता; प्रथा 6 गाधा। (66०४ ॥ (6 ० ए््रापरा॥07 एि 06 शीट। 
कैए ॥ 6 26-रेबा।ं जाए एछा05 ? फ्०0ज़ थिः 06 ४6 
इच00686 वा ॥शा०0शाए शत ? 


रणजीत सिंह से पूर्व सिक्ल सेना के सगठन में क्या-क्या दोष थे ”? सिक्‍्ख 
सेता के ये दोष रणजीत सिंह ने किस प्रकार दूर किये ? 


2... जरा 8 रपाए।॥व ॥06 ०0 776 76 गए ० रि्यावा शाए।।, 


रणजीतसिह की नयी सेना के भुण-दोषों का विवेचन कीजिए | 


24 


मसहाराजा रणजीत सिंह का सावजनिक श्रशासन 


विशेषता और स्वरूप महाराजा रणजीत सिंह ने पजाब मे तत्कालीन मिसलो को 
समाप्त करके व्यक्तिगत निरकुश राज्य स्थापित किया | ऐसा करने मे उसने अपने मिसल- 
दारो को जो सभी स्वतत्र थे, अपने दरबार के अ्रनुशासन मे लाकर उतकी स्वतन्त्रता को 
समाप्त कर दिया । और इस प्रकार सिक्‍खो मे प्रचलित “गुरमत्ता” की सस्था का भी 
अन्त करना पडा | सिक्‍खो मे दरप्रसल अ्रहमदशाह अब्दाली के निधन के परचात्‌ गुरमत्ता 
की सस्था शिथिल हो गई थी और सब सरदार इसके प्रति लापरवाह हो गये थे । 
अतिम गुरमत्ता महाराजा रणजीत सिह ने सन्‌ 805 में बुलाया था जबकि 
जसवन्त राव होल्कर के पजाब में आने से सकट पैदा होने की सभावना थी। परन्तु 
जिन सरदारो को निमन्‍्त्रण दिया गया था, वे उसमे शामिल नही हुए। ऐसा प्रतीत 
होता था कि सिक्ख सरदारो मे उस समय राष्टीयता की अपनी पहली भावना बिल्कुल 
विलुप्त हो चुकी थी । महाराजा रणजीत सिंह को जो स्वय एक मिसल का सरदार था यह 
बात अ्रच्छी तरह से ज्ञात थी कि सरदारो मे परस्पर कितनी ईर्ष्या थी और वे एक दूसरे 
का पतन करने के लिए किस सीमा तक उत्सुक थे। और किसी किस्म की व्यवस्था 
उस समय उचित नही थी । पजाब की राजनीतिक स्थिति भी सब सरदारो के आपसी 
संघर्ष के कारण इतनी बिगड चुकी थी कि किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा सब 
को विजित करके सारे पजाब में एक राजतन्त्र स्थापित करना समस्या का एकमात्र 
समाधान दीखता था । 

महाराजा रणजीत सिंह ने अपना 'राजतन्त्र स्थापित करते समय इस बात का 
विशेष ध्यान रखा था कि सिकखो की बराबरी की भावना का जो कि गुरु गोबिन्द सिंह 
ने उनको “खालसा” बनाकर उनके अन्दर फूफी थी का समुचित सम्मान किया जाए । 
उसने अपने से पहले पजाब के मृगल शासको की भाँति अपने नाम के साथ बडी-बडी 
उपाधियाँ नही लगाई और न ही अपने आपको दूसरो से उच्च दर्जा देकर अपने लिए 
ईश्वरी अ्रधिकार भ्राप्त करने की चेष्टा की। इसके विपरीत उसते अपने राज्य को 
खालसा का राज्य ही जाहिर किया और इसी कारण अपने लिए “सरकार खालसा 
जियो” की उपाधि धारण की। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसका राज्य सारी 
सिक्‍्ख जनता का अपना राज्य है। साथ ही उसने अपने लिए जो सबसे बडा खिताब 
स्वीकार किया वह “सिंध साहिब” शा। 


99 


200 पजाब का इतिहास 


रणजीत सिंह का राजतत्र सभी के लिए हितकर था। वह पजाब का कोई 
विदेशी राजा नही था और उसके राज्य की सफलता का सबसे बडा कारण भी प्रजा 
की भलाई था। उसने अ्रपनी सुभ-बूक से लोगो पर ऐसा प्रभाव डाला था कि वह 
पजाब का योग्य ओर सर्वेप्रिय शासक बन गया । यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि 
हिन्दू और मुसलमान जनता ने उसको लाहौर पर अधिकार करने का निमत्रण दिया 
था। उसने भी यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह पजाब मे ऐसी व्यवस्था लाना 
चाहता है कि सब लोग एक दूसरे से मिलकर काम करे और अपने को सुरक्षित समभे । 

महाराजा रणजीत सिंह ने अपने अ्रधीन किसी प्रकार के विशाल शासन प्रबन्ध 
को स्थापित करने की कोशिश नही की । ऐसा करना उसके लिए शायद कठिन भी था 
क्योकि उसका सारा समय सैनिक संगठन और सेनिक कामो मे ही बीता। उसका 
मुख्य उद्देश्य सारे पजाब को अपने राजतन्त्र मे शामिल करना था। इसलिए किसी 
विशेष प्रबन्ध या परिवतंन के बिना जो साधारण शासन प्रबन्ध हो सकता था और 
जिसके लिए उसको कमंचारी प्राप्त थे, वह उनसे ही सतुष्ट हो गया । पजाब के लोगो के 
लिए ऐसा प्रबन्ध वास्तव मे उपयुक्त था क्योकि वे चाहते थे कि उनके जनजीवन मे सरकार 
का दखल बहुत कम हो। रणजीत सिंह ने परम्परागत ग्रामीण जीवन जो कि 
पत्तायत द्वारा होता था को किसी तरह से नहीं बदला। अपने अ्रधीन कानून और 
व्यवस्था बनाने के लिए उसने इस किस्म का केन्द्रीय प्रबन्ध किया जोकि सरल, साधारण 
और पजाब वासियों के लिए अनुकूल था । 

! केन्द्रीय शासन 

उसने जो केन्द्रीय शासन चलाया उसका मेरुदण्ड महाराजा स्वय था। इस लिए 
सारा शासन प्रबन्ध उसी के इदं-गिर्द घूमता था। सब निर्णय वह खुद करता था चाहे 
वे भ्रान्तरिक या विदेशी मामलो की बाबत हों । सब काम उसकी इच्छा के अनुसार होते 
थे। वह अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञों की राय जरूर लेता था। अपने शासन प्रबन्ध 
को कुशल रूप से चलाने के लिए उसने अपने अ्रधीन योग्य अधिकारी नियुक्त कर रखे 
थे पर ये इतनी देर ही रहे जब तक कि महाराजा उनसे प्रसन्‍न रहे । 

प्रसिद्ध सलाहकार : महाराजा रणजीत सिह के अघीन भिन्‍न-भिन्‍न कार्यो के 
लिए योग्य सलाहकार थे जिन को वजीर कहा जाता था परन्तु इस नाम की कोई 
उपाधि प्रचारित नहीं थी । उसके सलाहकारों में सर्वप्रथम स्थान ध्यान सिह डोगरा 
को सिल गया था जिस को कई इतिहासकारों ने “प्रधान मत्री” का नाम भी दिया है। 
वह वास्तव मे ही राजकाज के सारे कामो मे महाराजा को मशविरा देता था और उस 
शासन प्रबन्ध में उनकी ड्योढी का इंचार्ज कहा जाता था | मृहाराजा रणजीत सिंह ने 
उनको ' राजा कला” की उपाधि प्रदान की थी । विदेशी सामलो में उसका प्रसिद्ध सलाह- 
कार फकीर अजीजृद्दीन था। इसी कारण उसको विदेश मत्री की सज्ञा भी दी जाती है। 
महाराजा को' उसपर बहुत विश्वास था और सब महत्त्वपूर्ण मामलों मे उसकी राय ली जाती 
थी। मिसाल के तौर पर, 809 ईस्वी मे अ्ंग्रे जो के साथ अमृतसर की संधि के समय 


महाराजा रणजीत सिंह का सावंजनिक प्रशासन 20] 


और अफगानो के साथ व्यवहार मे उसी से मशविरा किया गया । फकीर अजीजुद्दीन 
का छोटा भाई नूरुद्दीन गृह विभाग का इचार्ज था। अमृतसर मे गोबिन्दगढ़ के 
भहाराजा के खजाने का भी वही इचार्ज था। महाराजा के खानपान का विशेष 
काम भी उसके सुपुदं था। विभिन्‍न कार्यालयों के प्रबन्ध के लिए महाराजा ने विशेष 
अधिकारी नियुक्त किये हुए थे। ग्सिद्ध करमीरी दीवान गगा राम को डिल्‍ली से बुलाया 
गया और उनकी अपने दफ्तर का प्रमुखतम अधिकारी बनाया गया था। भवानी दास 
चोपडा जो कि पहले काबुल मे अफगानो के वित्त के काम पर लगा हुआ था लाहौर आने 
पर इसी काम पर लगा दिया गया । इसके इलावा राजा दीनानाथ हर प्रकार के रिकार्ड 
रखने का काम कई साल तक करता रहा । 

फौजी कामों मे सलाह-मशविरे के लिए प्रसिद्ध जरनैल थे | दीवान मोहकम चन्द 
आरम्भ काल में बहुत योग्य ओर विद्वासपात्र सैनिक सलाहकार था। उसके पश्चात्‌ 
मिसर दीवान चन्द्र और सरदार हरि सिंह नलुआ से महाराजा फौजी मामलों मे 
महविरा करता था। 
केन्द्रीय विभाग 

केन्द्रीय शासन प्रबन्ध मे सबसे महत्त्वपूर्ण विभाग वित्त था। आरम्भ मे महाराजा 
ने अपना कोई खजाना कायम नहीं किया था। वह अपना लेन-देन अमृतसर के 
प्रसिद्ध सर्राफ रामानन्द से किया करता था । जसवन्त राव होलकर के पजाब आने पर 
उसने रणजीत सिह को अपना खजाना स्थापित करने की सलाह दी थी । यह प्रबन्ध 
सन्‌ 8!] में सम्पन्न हुआ क्योकि तब तक महाराजा के पास कोई योग्य अधिकारी 
नही था जो कि यह काम कर सके। इसके' अलावा सेनिक कामों और अग्रेजों के 
साथ संधि के पचडो ने (जो कि सन्‌ 809 मे हुई) उसे जरा भी अवकाश नही 
दिया । उसके पश्चात्‌ उसने दीवान गगा राम को दिल्‍ली से बुलाकर अपने दफ्तर को 
स्थापित करने के लिए नियुक्त किया । यह प्रबन्ध दीवान भवानी दास के काबुल से 


लाहौर आने पर और भी अच्छा हो गया । इस तरह महाराजा ने सबसे पहले अपने 
वित्त विभाग को गठित किया जो कि केन्द्रीय विभागो में सबसे प्रथम और 


आवद्यक था । 
वित्त विभाग 

वित्त विभाग जिसका सबसे पहले सगठन किया गया, भूमिकर और दूसरे 
“साधनों से प्राप्त होने वाली आमदनी के सबध में था। इसका उस समय का नाम 
“दफूतर श्रववाब-उल-माल” अथवा “मालियात” था। इस के दो मुख्य भाग थे 

। “जमा ख््चे-ई-ताललकात' . इसके अघीन मुख्यत भूमिकर शअ्रथवा 
मालिया' आता था | 

भूमिकर का विशेष महत्त्व था जैसा कि सभी राजतंत्रो मे होता है। यह होने वाले 
खर्चे के प्रबध के लिए अत्यावश्यक साधन था। इस साधन के महत्त्व को समभने के 
लिए महाराजा रणजीत सिंह की राजस्व प्रणाली की जानकारी आवश्यक है । 


202 पजाब का इतिहास 

महाराजा रणजीत सिंह और उसके उत्तराधिकारयों के राज्य काल मे राजस्व 
प्रणाली के तीन प्रसिद्ध चरण थे 

. 'बढटाई” . यह परम्परागत तरीका मुगल काल से चला आता था। जिसके 
अधीन भूमि की उपज सरकार और खेती करने वाले के बीच वॉटी जाती थी | यह बडा 
सीधा सादा तरीका था और उस समय पजाब मे प्रचलित था। रणजीत सिह ने सबसे 
पहले इसी को अपनाना उचित समझा । इसके अधीत सरकार का भाग जिन्‍स मे ही 
प्राप्त किया जाता था और यह प्रबध सन्‌ 823 तक चलता रहा । इस तरीके को लागू 
करने मे बहुत सी कठिनाइयाँ थी। सबसे पहले जिन्‍स को इकट्ठा करके एक जगह 
पर रखना, खासकर उस समय जब कि ग्रवाजाबी (यातायात) के साधान बहुत कठिन 
थे, बहुत ही हानिकारक होता था । दूमरे जिन्स का मडी का भाव अ्रधिक या कम होते 
रहने से भी सरकार की झ्रामदनी भी निश्चित नहीं हो सकती थी । 

2 कानकूत उपर्युक्त कठिनाइयो को देखते हुए और विशेष साधन से प्राप्त 
होने वाली श्राय को निश्चित करने के लिए राजस्व का तया तरीका दँढना पडा। यह 
इसलिए भी श्रावश्यक हो गया था कि सन्‌ 824 के लगभग महाराजा रणजीत सिंह 
ते श्रपती फौज का पुनर्गठन समाप्त कर लिया था और एक नियमित और स्थायी 


सेना के खर्च के लिए उचित श्रामदनी' का पक्का प्रबन्ध करता आवश्यक था | इसके साथ 
ही राज का सावंजतिक शासन प्रबन्ध भी मुकम्मल' हो गया था श्रौर इसके ऊपर खर्च 
का भी श्रच्छी तरह से अ्रनुमान लगाया जा सकता था । इन जरूरतों को पूरा करने के 


लिए महाराजा ने भूमि राजस्व का नया तरीका 'फानकूत' लागू किया जो कि 
सन्‌ 824 से 834 तक प्रचलित रहा | इस प्रणाली के अ्रधीन सरकार का भाग 
नकद रुपये के रूप मे वसूल किया जाता था। जिनस के पकने के समय सरकारी 
कर्मचारी वहाँ पहँच कर कुल जिनस का अनुमान लगाकर उसका उस समय मडी के 
भावके अनुसार मूल्याकन करके सरकारी भाग मुद्रा रूप में वसूल कर लेते थे। यह 
प्रणाली पुराने ढग के मुकाबले मे बहुत लाभदायक सिद्ध हुई, क्योंकि एक तो कूल 
आय का श्रनुमान लगाना सभव हो गया और दूसरे जिन्स का दूर-दूर से लाकर एक 


जगह इकट्ठा करने का भफट शौर उसके भाव में कमी-बेशी होने का भी डर दूर 
हो गया | 


कानकूत के भ्रधीन भी सरकार को कुल श्राय का अनुमान केबल जिनम के 
पकने के समय ही हो सकता था | इस' कारण यह निरचित नहीं हो सकता था कि 
अमुक साल में कुल कितनी राशि भूमि राजस्व से प्राप्त होगी। इसलिए पहले से ही 
सरकारी खर्च के लिए पवका प्रबन्ध सभव नहीं था। इस त्रुटि को दूर करने के लिए 
किसी और अच्छे तरीके का निकालना जरूरी हो गया । 

3, ठेकेवारी सन्‌ 834 के पश्चात्‌ महाराजा रणजीत सिंह ने भूमि को लम्बे 
समय के लिए सर्वाधिक बोली देने वाले को ठेके पर देने का प्रबन्ध किया। इस तरीके 
को फार्मिंग अथग्ण “अजारादारी” भी कहते थे । इसके अधीन भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार की 
भूमि 3 से 6 साल के लिए सर्वाधिक राशि देंने वाले को पद्ठे पर दे दी जाती थी। 


महाराजा रणजीत सिह का सावंजनिक प्रशासन 203 


सरकार को इस तरीके से यह लाभ हुआ कि उसको स्पष्ट तौर पर पता लग सकता 
थ कि जितने समय के लिए ठेका दिया गया है उतने ही समय मे उसको कितनी श्राय 
प्राप्त हो सकती है। कई बार सारे का सारा गाँव ही वहाँ के रहने वालो को लम्बे काल 
के ठेके पर दे दिया जाता था। उद्देश्य यह था कि सरकार को अपनी ग्रामदनी का 
ठीक-ठीक अनुमान हो सके ; 

भूमि राजस्व की उपर्युक्त प्रणाली पर सबसे बडा एतराज यह था कि इसके श्रधीन 
सरकार ने भूमि को खेती करने वाले ठेकेदारों के श्रधीन कर दिया था और वे जो कुछ 
भी चाहते थे करते थे । सरकार को केवल भ्रपने ठेके के रुपयो में रुचि रह गई थी । 

उपज में सरकार का हिस्सा. इस बारे में भी काफी मतभेद है कि महाराजा 
रणजीत सिंह खेती करने वालो से उपज का कितना भाग लेते थे | वास्तव मे राज्य के 
भिन्‍न-भिल्‍न भागों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की भूमि मे उपज के कारण सरकार का हिस्सा 
भी जुदा-जुदा था । साधारणतया कहा जाता है कि यह 2/5 से लेकर /3 तक था जेसा 
कि 849-50 की पजाब एडमिनस्ट्शन रिपोर्ट मे डूई साहिब ने लिखा था। फिर भी यह 
निर्चित रूप से नही कहा जा सकता कि इससे श्रधिक हिस्सा नही लिया जाता था। यह भी 
प्रमाणित है कि ऐसे स्थानों पर जहाँ कि सिचाई की सुविधाएं थी और भूमि बडी उपजाऊ 
थी तथा गन्‍्ता, रूई, तम्बाकू और नील जैसी फसले उगाई जाती थी, उपज का झाधा हिस्सा 
भी सरकार वसूल कर लेती थी। भूमिकर के अलावा खेती करने वालो को 5 से 5% 
तक स्थानीय करो के रूप में भी देना पडता था जिनको कि परम्परागत कर मात्रा 
जाता था। मालिया साल में दो बार यानी रबी भ्रौर खरीफ (हाडी आर सावनी ) 
की फसलो के समय वसूल किया जाता था । हर जिले का कारदार सरकारी मालिये के 
लिए जिम्मेदार होता था और उसको हिसाब देना पडता था। भूमिकर सबधी 
स्थानीय अधिकारी पटवारी, गिरदावर और कानूतगो कहलाते थे जिन को वेतन गाँव 
के भूमिकर के भाग के रूप मे दिया जाता था । 

2 फुटकर टैक्स वित्त विभाग का दूसरा भाग ऊंटकर टैक्सो से सम्बन्धित 
था। जिसको “जमा-खर्चे-सरात” कहते थे । इसके प्रधीन निम्नलिखित मदे थी 

. “मज़राना” भ्रथवा उपहार आदि: भिन्‍त-भिन्‍न कर्मचारियों को अपने 
पद के अनुसार राजा को विशेष अवसरों पर नजराता ग्रशववा उपहा: भेंट करने 
पडते थे और यह ग्रवसर आमतौर पर जन्मदिन, राज्याभिषेक का दिन या विशेष 
दरबार वाले दिन होते थे । 

2 जब्सी श्रथवा पूजी या सम्पत्ति को राज्य अ्रधिकार से ले लेता ऐसी 
कारवाई दण्ड रूप मे उस समय की जाती थी जब कोई कर्मचारी या अधिकारी अपने 
कार्य मे विशेष बेईमानी करता था । 

3 झाबकारी श्रथवा नवोवाली वस्तुओं पर टैक्स : यह साधारणतया खतरनाक 
ओऔषधियो या विशेष द्रव्यों के बेचने पर लगाया जाता था और इससे आय भी बहुत कम 
प्राप्त होती थी क्योकि उस समय शराब पर किसी किस्म की कोई ड्यूटी तही थी । 


20 4 पजाब का इतिहास 


4 “बज हाते मुकरंरी,” श्रथवा रजिस्ट्‌ गन आफिस झादि : यह झ्रामदनी लोगो 
के इकरारनामे आदि रजिस्टर करने से होती थी | श्रामतौर पर किसी विशेष भआादमी 
को इसका ठेका दे दिया जाता था जिससे सरकार को निश्चित आय मिलती रहती 
थी । इसमे “मोहराना” अथवा मोहर लगाने की फीस शामिल होती थी । 

5 तलबाना, जुर्माना तथा शुकराना : सरकार की तरफ से लोगो के भंगडे 
का फैसला करते समय भी विशेष रकम () तलबाना अथवा लोगो को बुलाने का 
खर्च, (2) जुर्माना अथवा अपराधी से वसूल किए जाने वाला कर और (१) शुकराना, 
भ्र्थात्‌ जिस के हक मे फैसला हो उस की तरफ से धन्यवाद के रूप मे दी गई राशि 
होती थी। ये भी सरकार की आमदनी के साधन थे । 

6 चौकियात से आय : “चौकियात” अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
सामान आदि ले जाने पर जो कर लगाया जाता था वह विशेष स्थानों पर सरकारी 
चौकियो मे देना पडता था। यह लोगो को तग करने का भी एक तरीका था। 
जिसके फलस्वरूप देश मे व्यापार बहुत कम होता था, क्योकि कई स्थानों पर लोगो को 
यह महसूल आदि देना पडता था। साधारणतया यह चौकियाँ दरियाओ्रो को पार करने 
के स्थान या एक दूसरे इलाके मे दाखिल होने के स्थानों पर होती थी। बहुत सी 
वस्तुओ पर ये टैक्‍स लगाए जाते थे। कश्मीर मे भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की शिल्प की 
वस्तुओं पर जैसे शाल, पदमीना और दूसरे ऊनी सामान और पहाडी इलाको मे बकरियाँ 
चराने पर भी कर लगाये जाते थे | इन साधनों से सरकार को काफी आमदनी हो 
जाती थी। सीमावर्ती इलाके मे हर एक घर से चूल्हा टैक्‍स के रूप मे भी सरकार 
कूछ रकम प्राप्त कर लेती थी । 

3 “दफतरे-तहवीलात” श्रथवा तह॒वीलो के संबंध में हिसाब-किताब . इसका 
सबध उन्त भ्रधिकारियों से आमदनी और खच्च का हिसाब लेना 'था जिन के पास 
सरकार की श्रोर से स्थानीय कामो पर खर्च करने के लिए रुपया दिया गया था। इस 
को 'तहवील' कहते थे । 

4 दफ्तरे 'तोजिहात' इस विभाग का काम राज घराने का लेखा 
(अकाउण्ट) रखना था। इसका सबध () जनाना, (2) खिल्लत और दूसरे इनाम 
आदि, (3) ज्याफत अथवा भोज आदि, (4) “तोशाखाना” झ्थवा राजा और उनके 
परिवार की वेश-भूषा आदि से होता था । 

5. “दफ्तरे सवाजिब. इस विभाग का सम्बन्ध उच्च श्रधिकारियों के वेतन 
वगेरा से था । 

6. “दफ्तरे रोजनाभचाये श्रवराजात' . इस विभाग का संबंध केन्द्र में 
भिन्‍न-भिल्‍्त कामों पर होने वाले उस दैनिक खर्च से था जो आम तौर पर फुटकर कामों 
पर होता था। 

7. प्रान्तीय अथवा स्थानीय शासन प्रबन्ध 

प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को चार प्रान्तो में बाँठा हुआ था जिन के 

नाम इस प्रकार थे | 


महाराजा रणजीत सिंह का सावंजनिक प्रशासन 205 
सूबा लाहौर । 
सूबा मुलतान (जिस को दार-उल-उस्मान भी कहते थे) । 
कश्मीर (जिस को “जन्नत-नजीर' भी कहते थे ) । 
4 पेशावर | 
हर एक प्रान्त का सर्वोच्च भ्रधिकारी नाजिम कहलाता था | हर एक प्रान्त को 
ताल्लुको भ्रथवा तहसीलो में बॉँटा होता था और हर एक तहसील मे लगभग 50 से 
00 तक ग्राम थे । प्रान्तो का गठन वहाँ के लोगो के रहन-सहन, कानून और व्यवस्था 
की सुविधा के लिए और वहाँ से भूमिकर इकट्ठा करने के योग्य प्रबन्ध के आधार पर 
किया जाता था जैसा कि मुगल काल में होता था । 
हर एक प्रान्त मे नाजिम के अधीन कई कारदार अथवा कलेक्टर या डिप्टी 
कमिश्नर होते थे जिन को कार्यकारी (एग्जैक्टिव), अथवा वित्त के बारे मे अधिकार 
प्राप्त थे । सक्षेप मे कारदार के निम्नलिखित कत्त॑व्य थे 
4. वह भूमिकर अथवा लगान इकट्ठा करने के काम का इचाजं था । 
2. वह सरकारी रुपया रखने के सबंध मे कोषाध्यक्ष का काम भी करता था 
और इस सबध मे हिसाब-किताब रखता था। 
3 स्थानीय मामलों मे उसको न्याय और कानून को लागू करने के अधिकार थे । 
4. वह आबकारी और कस्टम अधिकारी के तौर पर फुटकर कर इकठठे 
करता था | 
5. गवनंमैण्ट की ओर से इलाके के दूसरे कामो का निरीक्षण करना भी 
उसी के जिम्मे था। कारदार के फैसले की अपील नाजिम को की जा सकती 
थी। कारदार के बारे मे आम आदमियो का विचार अच्छा नहीं था। 
साधारणतया यह मशहूर था कि वे सरकार की आय मे से बहुत कुछ हडप कर 
जाते थे, बहुत से जनता की भलाई की तरफ ज्यादा ध्यान नही देते थे । 
साथ ही कुछ कारदार अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। जालन्धर द्वाब 
के कारदार मिसर रूप लाल को बहुत कार्यकुशल समभा जाता था। इसी 
तरह सरदार लेहणा सिंह मजीठिया अमृतसर के आसपास के इलाके के 
कारदार के तौर पर लोक-भलाई के कामो के लिए मशहूर थे । 
कारदारो के कामो का निरीक्षण करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह सारे राज्य 
में अक्सर घूमते रहते थे | अपने दौरे के समय वह लोगो से भली भाँति यह मालूम कर 
लेते थे कि कारदार भश्रपना काम किस तरह से कर रहे है। किसी कारदार के पकड़े 
जाने पर उसको न केवल उसकी पदवी से हटा दिया जाता था बल्कि अनुचित तरीके से 
प्राप्त किया हुआ उसका घन भी जब्त कर लिया जाता था। इसलिए कारदारो को 
काफी भय बना रहता था और महाराजा का अक॒श असरदार होता था । 


प्रान्तीय नाजिमों मे भी योग्ग और अयोग्य नाजिम थे । मलतान का नाजिम 
दीवान सावन मल अपनी कार्यकृशलता और विकास के कामो के लिए प्रसिद्ध था। 


७२ ६ कन्‍+ 


206 पजाब का इतिहास 
वह अपने प्रान्त से निश्चित आय जो कि 22 लाख रुपये सालाना के लगभग थी 
समय पर दरबार को भेज देता था। नाजिमों मे उनको उस समय के शासको मे 
ग्राद्श समझ जाता था। प्रान्‍्त के बाकी सब मामलो में उसको सम्पूर्ण अधिकार 
प्राप्त थे । 

कश्मीर के कई नाजिम नियुक्त हुए जिन्होने लोक भलाई के कामो के बजाय अपना 
ध्यान ज्यादातर धन एकत्र करने की तरफ दिया। इससे वहाँ की जनता को बहुत 
कृष्ट उठाना पडा | इसी कारण सन्‌ 83 के लगभग' कश्मीर में श्रकाल पड गया और 
बहुत से कश्मीरी लुधियाना मे अग्नेजी राज्य में चले गये । 

पेशावर सब सूबो में कम आमदनी वाला माना जाता था सरहद पर स्थित होने 
मर वहाँ की जनता के न्यायप्रिय अ्रथवा शातिप्रिय न होने के कारण लाहौर सरकार 
को बहुत श्रधिक खर्च फौज पर करना पडता था। यह खर्च इसलिए भी अनिवाय॑ था 
कि इस भाग की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध बहुत जरूरी था। ताललुका के अलावा ग्राम 
प्रबन्ध वहाँ की परम्परा के श्रनुसार पचायत द्वारा होते थे । लाहौर राज्य मे केन्द्रीय 
सरकार लोगो के निजी मामलो मे बहुत कम दखल देती थी और ग्रामीण जनता में 
अपना शासन आप करने का यही प्राचीन तरीका प्रचलित था| लोग अ्रपने सब कार्य 
झौर भगडे अपतन्ती पचायत द्वारा निपटा लेते थे | 

पा न्याय संबंधी शासन प्रबन्ध 

बाकी सार्वजनिक शासन प्रबन्ध की तरह ही रणजीत सिह ने न्याय सबधी मामलों 
में भी विस्तारपूर्वंक कोई प्रबन्ध नही किया । ऐसा करना उसके लिए सम्भव भी नहीं 
था। उसने कार्य चलाने के लिए परम्परागत न्याय व्यवस्था को स्थापित करके लोगों के 
रस्मोरिवाज के अनुसार न्याय देने का प्रबध किया । हिन्दुओ और सिक्‍खो के लिए या तो 
स्थानीय रिवाज के अनुसार निर्णय होते थे या उनकी धर्म शास्त्र की मर्यादा का पालन 
किया जाता था। इसी तरह मुसलमानों के लिए उनके रीतिरिवाज' मुख्य रखे जाते थे । 
विशेष मामलो का निर्णय उनके धर्म प्रन्थ श्र्थात्‌ कुरान एवं शरीयत के अ्नसार किया 
जाता था। दोनो धर्मो के लिए भिल्ल-भिन्‍्त प्रबंध मौजूद थे। जहाँ मुसलमानों के 
लिए फैसला काजियो के हाथो मे था हिन्दुओ भौर सक्‍्खो के बारे में धर्म ग्रन्थ की 
मर्यादा को लागू किया जाता था। 

न्याय प्रबन्ध के बाकी मामलों में विशेष अदालते भी स्थापित थी जो कि उच्च 
अधिकारियों के मामलों मे फैसले देती थी। इस अदालत के मुख्य अ्रधिकारियों को 
अंदालती कहा जाता था | स्वयं महाराजा सबसे बडा अदालती समता जाता था 
भौर उसके निर्णय के विरुद्ध कोई भ्रपील नही हो सकती थी । 
'... लाहौर दरबार के काल मे कोई लिखित रूप मे कानून नही थे न ही किसी विशेष 
कार्य-विधि का पालन किया जाता था। कानून की व्यवस्था बड़ी साधारण थी जिस से 
बडी जल्दी निर्णय कर दिया जाता था मपरौर पर दीवानी और फौजदारी मकदमे 
एक ही श्रदालत में पेश किए ऊते ये। केन्द्र न्याय प्रबन्ध केवल लाहौर में ही था 


महाराजा रणजीत सिंह का सावंजनिक प्रशासन 207 


और साधारण रूप में यह राजधानी तक ही सीमित था। प्रान्तो से बहुत कम अपीले 
दरबार के पास आती थी। 


ग्रामीण मामलों मे सब ऋझगडे आदि परचायत निपटाती थी। पचायत का असली 
रूप न्‍्यायलय का नही था | तथापि उसके पास जब कोई मामला लाया जाता था तब 
ही निर्णय होता था। पचायत के प्रसिद्ध स्थानीय लोग, जिन पर सब को विश्वास होता 
था और जिन का सब सम्मान करते थे, मैम्बर होते थे। पचायत के निर्णय को बहुत 
सत्कारयोग समभा जाता था जैसा कि इस देश मे प्रथा थी। सब “पचो में परमेदवर” 
वाले सिद्धात को मानते थे । पचो के निर्णय के विरुद्ध बहुत कम ग्रपील होती थी । पत्नों 
के फैसले का पालन न करने पर जनमत द्वारा उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया 
जाता था, जिस से उसका ग्राम में रहता कठिन हो जाता था | यह दड और किसी 
किस्म के दड से अधिक कारगर होता था | 

ऐसे समय मे जबकि पजाब में सर्वेदा काफी राजनीतिक उथल-पुथल बनी रहती 
थी और केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण लोगो पर बहत कम प्रभाव था, पचायत ही 
ग्रामों मे कानून और व्यवस्था का माध्यम एवं गारठी थी । जनसाधारण का जीवन इसी 
के सहारे चलता था चाहे कितने ही राज पलटते रहे । अग्नेजो ने भी पचायतों के 
महत्त्व को स्वीकार किया और वास्तव मे जनजीवन को चलाने के लिए पचायत को ही 
उपयुक्त माना | इसकी महानता और इसका महत्त्व उस समय में और भी स्पष्ट हो 
गया जब कि रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ पजाब में अ्रराजकता फैल गई थी। 
(पंजाब एडमनिस्ट्रेंशन रिपोर्ट, 7849-50 और 850-5, पु० 8) । 

पचायतों से ऊपर कारदार को न्यायधीश माना जाता था। वह आमतौर पर 
भूमिकर या भूमि के बारे से फगडो का निर्णय करता था।, 

कारदार के ऊपर अपील प्रान्तीय नाजिम के पास जा सकती थी मगर ऐसी 
कारवाई बहुत कम होती थी क्योकि इस किस्म के लम्बे भ्रदालती कामो के लिए न तो 
लोगो के पास समय था और न ही साधन थे । नाजिम के निर्णय के विरुद्ध बहुत कम 
श्रपीले महाराजा के पास जाती थी । साधारणतया उसके फैसले को ही अन्तिम समभा 
जाता था । नाज़िम के अपने विरुद्ध कोई शिकायत होने से उसको या तो महाराजा स्वयं 
सुनते थे या फिर भरे दरबार मे उसका निर्णय किया जाता था । 

मुकदसों की किस्म, अवदालती कारवाई और गवर्तम ण्ट को उससे प्राप्त होने बाला 
शुल्क: साधारण सार्वजनिक मुकदमो मे जोकि स्थानीय झंगडो के कारण या मगनी, 
विवाह को तोडने के बारे में होते थे पचायत निर्णय कर देती थी॥ दूसरे इकरारनामा 
तोड़ने या कर्जा न देने आदि के मुकदमे उचित अदालतों मे (कारदार, नाजिम आदि की 
अदालतो मे) जाते थे । इन सब मामलो का निर्णय स्थानीय रस्मो-रिवाज या सौगन्ध 
खाकर दी हुई गवाही के आधार पर किया जाता था। इन मामलों मे दोनो पार्टियों 
(पक्षो) को कुछ न कुछ देना पडता था । लोगों को अदालत मे बुलाने के लिए खर्चे के 
रूप मे “तलबाना” देता पडता था। इकरारनामे श्रादि पर मोहर लगाने के लिए 

- “मोहराना” लिया जाता था। किसी मुकदमे का निर्णय होने पर अपराधी को “जुर्मातों' 


208 पजाब का इतिहास 


आर जिस के हक में निर्णय हो उसको “शुकराना” देना पडता था। इस तरह न्याय 
प्रबन्ध आमदनी का भी एक साधन था और सरकार को इससे काफी घन लाभ प्राप्त 
होता था । 

दण्ड व्यवस्था : उस समय के दण्ड देने का तरीका बडा ऋूर था और अपराधी 
'को उसके अपराध की गम्भीरता के अनुसार दण्ड दिया जाता था। चोरी आदि करने 
प्र अपराधी का शअग अर्थात्‌ श्राम तौर पर हाथ काट दिया जाता था। गम्भीर अपराध 
करने पर, जिसे कि सामाजिक दृष्टि से नीच समझा जाए, अ्रपराधी का नाक भी काट 
लिया जाता था ताकि देखने वालो को उससे घृणा हो । विश्वासघात आदि के मामले 
में जुर्माना देना पडता था | 

सूल्यांकतन : ऐसा न्याय प्रबन्ध बेशक साधारण और अ्रसभ्य दिखाई पडता था 
परन्तु उस समय के लोगो के लिए बहुत लाभदायक था । इन दण्डो के भय से अ्रपराध 
काफी कम होते थे | न्याय करने वालो के ऊपर श्रकुश रखा जाता था जिससे वह अपने 
भ्रधिकारों का दुरुपयोग नही कर सकते थे | महाराजा स्वय अपने राज्य के विभिन्‍त भागो का 
दौरा करके न्याय करने वालो की बाबत लोगो की राय जान लेते थे । किसी न्‍्यायधीश 
पर जनता का विश्वास न होने या उसके अपने अ्रधिकारो का दुरुपयोग करने पर उसको 
उसके पद से हटाया जा सकता था क्योकि उनकी नियुक्ति ही महाराजा की मर्जी से 
ही होती थी और उसी पर निर्भर करती थी । जो व्यक्ति ऐसी उच्च पदवी को प्राप्त 
कर लेता था वह स्वय श्रपने सामाजिक सम्मान और महाराजा के भय से काफी 
चौकस रहता था ।। इस तरीके से भ्रष्ठाचार पर काफी नियत्रण रखा जाता था। 
बह न्याय प्रबन्ध व्यथं और विलम्ब वाले तरीकों से रहित था और समय और लोगो. 


की अ्रावश्यकता के अनुसार था | 


प्रश्त 


4, 7228807068 78 ॥,800 ॥२४ए७॥6 $9886॥ 07 रिक्षा।ए। 9787, 
रणजीत सिंह की भूराजस्व (मालगुजारी) व्यवस्था का वर्णन कीजिए | 

2... जरा 8 (8480 78 00 8०787व 857ांधाडई:'३(00 07 २8७) धिाड# 
ज़ा। 83980 एशश/क्षाए8 00 गां5 एलाएडस्‍! 870 ?70शापरतंतबा 84गराओ8- 
+864070, 
महाराजा रणजीत सिंह के केन्द्रीय तथा प्रान्तीय प्रशासन की विशेषताओो का 
हवाला देते हुए उसके सामान्य प्रशासन पर सविस्तर टिप्पणी लिखिए । 

3. 75085 णांगीए जज बकायंदरंडएबवा।07 ० रिक्त तह, 
रणजीत सिंह के सिविल प्रशासन का सक्षिप्त वर्णन कीजिए । 


25 


महाराजा रणजीत सिंह क विदेशी अथवा 
! 3 गे हे 
उसक अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध 
(क) अंग्र जों और सिक्‍खों के राजनीतिक संबंध 

महाराजा रणजीत सिंह का राज्य निर्माण और विस्तार साधारण तौर पर अपने 
पड़ोसी राज्यो और खास कर अग्नेजो के साथ राजनीतिक सम्बन्धों पर निर्भर करता 
था । इतना ही नही उसके राज्य की सुरक्षा भी बहुत हृ॒द तक उसके पडोसियों के 
साथ राजनीतिक सम्बन्धो पर आधारित थी । 
प्रंग्र जों के साथ राजनीतिक संबंध 

8वी दताब्दी के श्रन्त मे उत्तर भारत में तीन राजनीतिक ताकते श्रग्न ज, 
मराठे और सिक्‍ख प्रभुसत्ता के लिए प्रयत्नशील थे । यह सब कुछ मुगल साम्राज्य के 
पतन के कारण हुआ । मराठो की पराजय के पदरचात्‌ अग्रेज्‌ उत्तर भारत मे अपना 
झाधिपत्य जमाने मे सफल हो गये थे । दूसरी ओर श्रब्दाली के पजाब में निष्फल होते 
झौर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ देश के इस भाग में सिक्‍्ख सरदार अपना राज्य स्थापित 
कर चुके थे । परन्तु अपनी अआन्तरिक कमजोरी के कारण रणजीत सिंह सब का नेता 
बन गया और उसने पजाब के अधिक भाग मे श्रपना राजतन्त्र स्थापित कर लिया । 

अग्रेजो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच राजनीतिक सघर्ष इन ऐतिहासिक 
घटना के परिग्र क्ष मे बहुत हद तक अनिवाये था। अग्नेज अपने साम्राज्य का 
विस्तार उत्तर पदिचिम दिश! मे जमुता तक करना चाहते थे, दूसरी ओर महाराजा 
स्णजीत पिह माझा और मालवा के सिक्‍्खों को अपने अधीन करने के बाद अपना 
राज्य पूर्व की दिशा में बढाना चाहता था। 

श्रग्न॑ जो का महाराजा रणजीत सिंह के साथ सबसे प्रथम सम्पक सन्‌ 800 में 
हुआ जबकि उत्तर पदिचम की दिशा मे शाहजमान के आक्रमण का भय था। अ्रग्ने जो 
ने इस भाग मे राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए मुश्नी यूसफ अली को उपहार 
देकर लाहौर नरेश रणजीत सिंह के पास भेजा । इसका तात्कालिक उद्देश्य शिष्टाचार 
मात्र था। उस समय किसी किस्म के राजनीतिक सबंध स्थापित नही किये गये | 
सेन्‌ 803 में सिंधिया की पराजय के पदचात्‌ अग्न॑ जो ने दिल्ली मे भ्रपना रेजीडेल्ट 
नियूक्त किया और वे जमुना और सतलुज के बीच के इलाके को अपने आधिपत्य मे 


209 


20 पंजाब का इतिहास 


समभने लगे । इस समय वे कैथल के सरदार भाई ऊधम सिंह और जीन्द के राजा 
भाग सिंह के साथ मित्रता के सबघ स्थापित कर च्‌के थे । 
होल्कर का पजाब में श्राना और रणजीत सिह के लाड लेक के साथ संबंध 
(7805) सिंधिया के बाद जसवन्तराव होल्कर की दिल्‍ली पर अधिकार करने की कोशिश 
विफल होने पर वह सन्‌ 805 मे महाराजा रणजीत सिंह से सहायता प्राप्त करने 
के लिए पजाब में आया और अ्रग्नज जनरल लार्ड लेक उसका पीछा करते 
हुए ब्यास तक पहुँच गया । उस गभीर स्थिति के उत्पन्न होने पर महाराजा रणजीत 
सिह, जो मुलतान पर आक्रमण करने की सोच रहा था, बडी जल्दी से अमृतसर पहुँच 
गया और उसने इस सकट के समाधान के लिए दूसरे सिक्‍्ख सरदारो से परामर्श 
करने के लिए “ग्रमत्ता” की अन्तिम मीटिंग बुलाई । दूसरे सरदारो ने इसको 
राजनीतिक चाल समझा और निमत्रण स्वीकार नहीं किया। महाराजा रणजीत सिह ने 
बडी सावधाती से होल्‍कर के साथ बात-चीत करके उसके उद्देश्य को समझने की 
कोशिश की और इसी समय भेष बदलकर अग्न॑ जो की फौजो मे जाकर उनकी शक्ति 
का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया । बेशक भावनात्मक तौर पर महाराजा रणजीत सिह 
जसवउन्त राव होल्कर के साथ मिलकर अग्नेजो का विरोध करना चाहते थे परन्तु 
उसके सलाहकारों ने और विशेष तौर पर कैथल के सरदार भाई उदय सिंह और 
जीन्द के राजा भाग सिंह ने जो उनके रिश्तेदार थे उनको अग्र॑ जो से लडाई न करने 
की सलाह दी । रणजीत सिंह ने जसवन्तराव होल्कर की बडी अच्छी तरह से सेवा की 
और उससे अपने राजतत्र को समृद्ध करने की सलाह ली और अपनी मजबूरी इस 
रूप से जाहिर की कि वह सब काम अपने धर्म ग्रन्थ की आज्ञा के अनुसार करते हे 
झौर धर्म ग्रन्थ मे दो परचियाँ डालने पर उन्तको युद्ध करने का आदेश नही मिला। 
जसवन्त राव बहुत निराश होकर पजाब से चला गया । महाराजा रणजीत सिह से 
लार्ड लेक के साथ पहली बार सन्‌ 806 में मित्रता की जिसमे एक ओर लार्ड लेक 
श्ग्ने जो के प्रतिनिधि के रूप में और दूसरी ओर से सरदार रणजीत सिंह और सरदार 
फतेहसिह अहलूवालिया हस्ताक्षर करने वाले थे ! इस सधि का उद्देश्य केवल 
शिष्टाचार था और अग्रे जो ने एक दूसरे के इलाके की कोई सीमा निश्चित ने करके 
इतना आदइवासन दिया था कि अगर महाराजा रणजीत सिंह जसवन्त राव होल्कर 
को पजाब से बाहर भेज देंगे तो अग्रंजू उसके इलाके मे उस समय तक कोई हस्तक्षेप 
नही करेंगे जब तक कि वह शग्र॑ जो के शत्रु से कोई सॉठ-गाँठ नही करेगा | 
इस महत्त्वपुर्णं घटना के बाद रणजीत सिंह ने अनुभव किया कि उसे अपने 
राज्य का विस्तार करने में स्व॒तन्त्र मान लिया गया था। इसलिए उसने सतलुज के 
पार सिक्ख सरदारों को अपने अधीन करने की चेष्टा की | ऐसा करने के लिए उसको 
सतलुज के पार सरदारो के भापसी कगडे बहुत लाभदायक सिद्ध हुए। सबसे पहले 
ताभा और पटियाला के राजाओी में आपसी विवाद हुआ जिसका कारण एक छोटा-सा 
गाँव दोलादी था। यह गाँव नाभा के अधीन था जिस पर पटियाला ने भ्रधिकार कर 
लिया था । इस मामले मे रणजीत सिंह ने हस्तक्षेप क्रिया । नाभा और जीन्द नरेद्य 


रणजीत सिंह के विदेशी अथवा पडोसी राज्यों से सबंध आह. 


भाग सिंह जो कि रणजीत सिंह के मामा थे, ने रणजीत सिंह को निमत्रण दिया और 
आश्वासन दिया कि दोलादी वापिस दिलाने पर उसको सेवा का फल दिया जाएगा । 
रणजीत सिह ऐसा करने के लिए पहले ही उत्सुक था। वह काफी सख्या मे फौज लेकर 
सतलुज के पार पहुँचा और उसने सफलतापूवंक हस्तक्षेप करके दोलादी गाँव दुबारा 
ताभा नरेश को दिला दिया। इसके फलस्वरूप महाराजा को बहुत बडी रकम भेट 
की गई । मालवा से लौटते हुए रणजीत सिंह ने लुधियाना और दूसरे बहुत से स्थानों 
पर अपना अधिकार कर लिया और अपने सहायकोी और साथियों को ये इलाके दे 
दिए | दूसरी बार सन्‌ 807 में महाराजा रणजीत सिंह को पटियाला की महारानी 
आसकोौर ने निमत्रण भेजा कि वह उसके पति राजा साहिब सिंह को मजबूर करे कि 
वह महारानी के पुत्र के लिए उचित इलाका जागीर के रूप मे प्रदान करे । रणजीत 
सिह को इस काम के लिए एक बहुमूल्य मोतियों की माला और कडा खा वाली तोप 
देने का वचन दिया गया » महाराजा रणजीत सिंह ने पटियाला पधार कर साहिब सिंह 
की रानी के पुत्र के लिए 50 हजार रुपये की जागीर देने के लिए राजी कर लिया 
और रानी से वचनानुसार हार और तोप लेकर वह अपने राज्य का विस्तार करने 
की इच्छा से नारायणगढ और अम्बाला झ्रादि के इलाके अपने अधीन करने मे सफल 
हो गया । इसके पदचात्‌ महाराजा लाहौर लौट गया और दीवान मोहकम चन्द को 
अन्य प्राप्त किये हुए इलाकों का प्रबंध करने के लिए मालवा में भेज दिया। इस 
कारवाई से सतलुज पार के इलाकों के सिक्‍ख सरदा रो मे बडा झआतक और घबराहट 
फैल गई । इलाके के सरदारो ने मिलकर अश्रग्न॑ज रेजीडेन्ट सीटन साहिब से दिल्‍ली 
जाकर प्रार्थना की कि वह उनको रणजीत सिंह के विरुद्ध सरक्षण प्रदान करे । परल्तु 
ईस्ट इण्डिया कम्पती की उस समय ऐसी नीति थी कि वह अपने इलाकों को बहुत 
ज्यादा बढ़ाना नही चाहती थी और न ही स्थानीय भगडो मे हस्तक्षेप ही करना चाहती 
थी। भअ्रत सीटठन साहिब ने सिक्‍्ख सरवारो को कोई स्पष्ट आइवासन नही दिया। 
'सिक्ख सरदारों ने समक लिया कि उनको रणजीत सिंह से निपटना होगा और उन्होने 
उसके साथ मित्रता करने की चेष्टा की। महाराजा पटियाला ने भी उनके साथ 
विशेष सबध स्थापित कर लिया । 

यरोप में राजनीतिक परिवतंन, नेपोलियन का सारे यूरोप पर अधिकार और 
कारत पर उसके आक्रमण की संभाववा नेपोलियन ने अपनी लगातार विजयो से 
यरोप के लगभग सभी देशो को अपने झ्रधीन कर लिया था। सन्‌ 807 मे उसने 
रूस के साथ ठिलसिट के स्थान पर महत्त्वपूर्ण सधि की जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि श्रब कोई शक्ति नैपोलियन को विश्वविजेता बनने से नहीं रोक सकेगी । 

उस समय वह अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था और इस्लेड को भय हो 
गया था कि नैपोलियन स्थल के रास्ते मिस्र, ईरान मौर श्रफग्रानिस्तान की दिशा से 
उनके भारतीय साम्राज्य पर आक्रमण करने की चेष्टा करेगा | इसके लिए बचाव का 
समचित प्रबंध करना उचित समझा गया । अ्रत' अग्र॑जोी को अपने पड़ोसियो के मामलों 
मे दखल न देने की नीति का त्याग करके उनके साथ मित्रता करने के लिए प्रबन्ध करने 


2]2 । .. पंजाब का इतिहास 

की जरूरत पड़ी | नई नीति के अंतर्गत ईरान, श्रफगानिस्तान और पंजाब के साथ 
मित्रता करके नैपोलियन के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के यत्न किये गये।' 
इस राजनीतिक कारवाई का उद्देश्य गवर्नर जनरल के शब्दों में, “इस इलाके के 
शासकों के साथ शिष्टाचार के संबंध स्थापित करके उनसे आज्ञा ली जाए कि पंग्रजों 
को उनके इलाकों में प्रवेश करने दिया जाए ताकि फ्रांस के संभावित आक्रमण का 
मुकाबला किया जा सके। 

मैठकाफ का राजनीतिक मिद्दान और रणजीत सिह से दोस्ती करने के लिए 
पंजाब में आना (2 अगस्त; 808) : अंग्रंजों ते उचित समभा कि पंजाब के नये 
प्रभावशाली शासक रणजीत सिंह से मित्रता स्थापित की जाए अंग्रजों के दूत 
मैटकाफ ने महाराजा रणजीत सिह से खेमकरण के स्थान पर मुलाकात की । महाराजा 
रणजीत सिंह ने उस से मिलने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया । महाराजा रणजीत 
सिंह ने अंग्र जों को नैपोलियन के विरुद्ध सहायता के लिए यह शर्त पेश की कि वह 
उसको सारे सिक्‍्खों का एक मात्र शासक मानें और अ्रफगानों के साथ उसके भगड़े 
में किसी किस्म का दखल न दें । मैठकाफ के यह जवाब देने पर कि यह मामला उसके 
अधिकार से बाहर है, रणजीत सिंह ने वहाँ से भ्रपना कैम्प छोड़ दिया और सतलुज 
पार करके फरीदकोट, श्रम्बाला और थानेश्वर की तरफ अपने राज्य का विस्तार 
करने का अभियान जारी रखा । रणजीत सिह के व्यवहार से मंटकाफ को बहुत आइचय॑ 
हुआ और उसने ऐसा अनुभव किया कि रणजीत सिंह का व्यवहार बहुत अनादरपूर्ण 
है और वह स्वभाव से शक्‍की और जल्दबाज है। वास्तव में रणजीत शिह को 
अंग्रेजों के इस कथन पर विश्वासः नहीं था कि इतनी दूर से नेपोलियन भारत पर 
| हमला कर सकेगा। वह उसको चाल समझता था और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
समय गँवाना नहीं चाहता था। मैठकाफ के अपनी माँग के जवाब में गोलमोल जवाब 
देने पर महाराजा को यह भी शंका हो गई थी कि अंग्रेज सच्चे दिल से उसकी मित्रता 
नहीं चाहते । मैठकाफ को टालने के! विचार से उसने उसे दूसरे स्थानों पर साथ चलने . . 
"को कहा । कक 
अंग्रज रणजीत सिंह के बारे में न तो कोई स्पष्ट और न ही दढ़ नीति. अपना 

सकते थे क्योंकि श्रभी यूरोप की राजनीतिक स्थिति की कोई खास तस्वीर सांमने नहीं 
थी। वे यह देखना चाहते थे कि नैपोलियन रूपी. बादल' कंब छिन्त-भिन्‍न हों ? बेशक 
मंटकाफ महाराजा रणजीत सिंह को खुले दब्दों में नहीं कहना चाहता था परच्त 
उसको यह भी स्वीकार नहीं था कि रणजीत सिंह उसको अपने साथ ले जाकर नये 
इलाके जीत क्र अपने राज्य में मिलात! चला जाए और उसको इस सारे काम में 
.. एक गवाह बना ले और भागे चलकर यह दावा करे कि अंग्रेजों का भ्रपना दूत उस समय 
- बहाँ उपस्थित था जब कि उसने नये. इलाके प्राप्त किये थे। मैटकाफ ने ऐसी स्थिति 

- में रहना स्वीकार नहीं किया और महाराजा से प्रार्थंना की कि वह उसको किसी विशेष 
: स्थान पर निद्चित समय पर मिलने का वचन दे जब कि उसकी बातों पर विचार 


रणजीत सिह के विदेशी भ्रथवा पडोसी राज्यों से सबंध 2]3 


करके दो टूक निर्णय किया जा सके । इसलिए वह श्रमुतसर चला गया जहाँ पर कि 
महाराजा ने उसको मिलने का समय दिया था । 

इसी बीच यूरोप मे उपमहाद्वपीय युदृध छिड जाने पर नैपोलियन स्पेन मे 
बुरी तरह फेंस गया और उसके लिए पूव॑ मे इतनी दूर भारत पर आक्रमण करना 
असम्भव ही गया , अग्नेजो ने स्थिति को अपने अनुकूल पाकर महाराजा रणजीत सिंह 
से स्पष्ट दाब्दों मे यह कहने का निर्णय किया कि नह मालवा खण्ड में अपने अधीत 
लिये गये सब इलाके खाली कर दे। इसके फलस्वरूप अग्रेजो ने रणजीत सिंह से 
मित्रता वाली नीति एकदम छोडकर उसको खुले शब्दों में चेतावनी दे दी। अग्नेजों 
ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भ्रगर उचित हुआ तो वह अपनी माँगे मनवाने के 
लिए संनिक शक्ति भी बरतने के लिए विवश होगे। अग्रजो ने महाराजा को सूचित 
किया कि अपने हितो की रक्षा के लिए वे लुधियाना में अश्रपनी सैनिक चौकी स्थापित 
करेगे। महाराजा ते जब अग्नेजो की माँग स्वीकार करने मे आनाकानी की तो 
अग्रे जो ने उसके विरुद्ध युदूध करने की सभावना के बारे मे भी उसको बता 
दिया । इस तरह महाराजा रणजीत सिंह दूसरी बार मालवा में कारवाई करने के 
बाद अमृतसर वापिस चला गया। परन्तु वहाँ वह मौज मनाने में व्यस्त हो गया और 
मैटकाफ से भेट न हो सकी । महाराजा अग्नेजो के नये चैलेंज से चकित हो गये और 
उसको यह समझ में नहीं श्राया कि श्रग्नोज जोकि उसकी मित्रता के इच्छुक थे 
एकदम उसका इतना कडा विरोध करने के लिए किस प्रकार उद्यत हो गये । उसने 
ऐसी कठिन स्थिति में अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश की क्योकि उसको अ्रत्यन्त 
निराशा हुई थी श्रौर वह रोष से भर गया था। कुछ समय के लिए उससे युद्घ के 
लिए श्रपनी तैयारियाँ तेज कर दी । अपने अधीन सरदारो को अपनी फौजो को इकट्ठा 
करने के लिए श्रादेश दे दिये गये | श्रमृतसर के निकट गोबिन्दगढ का नया किला 
और सुदृढ़ किया गया और उसमें खाने-पीने की वस्तुएँ इकट्ठी की गई। अपने जरनैल 
दीवात मोहकम चन्द को कागडा से बुलाकर उसने फिल्‍्लौर को शोर भेज दिया । 

श्रग्न॑ जो ने भी कुछ सेना कर्नल श्रॉक्टर लोनी की कमान मे दिल्ली से लुधियाना 
की ओर भेज दी। ऐसा भय हो गया कि भश्रग्नेजों और महाराजा मे युद्ध होने ही 
वाला है। परल्तु महाराजा रणजीत सिह के प्रमुख सलाहकार फकीर अ्रजीजुद्दीन और 
उसके साथी कैथल के सरदार भाई उदयसिह और जीद के राजा भाग सिंह ने सुझाव 
दिया कि वह अंग्रंजो से टक्कर न ले। महाराजा रणजीत सिंह ने ठीक प्रच्तिम समय 
से अग्न जो के साथ सुलह करने का निदचय किया | इस बीच ऑक्टर लोनी अपने साथ 
काफी सेना लेकर फरवरी 809 भे लुधियाना पहुँच गया था और उसने यह घोषणा 
कर दी थी कि सतलुज के पूर्व का सारा इलाका अग्नेजों के संरक्षण मे समझा जाएगा। 

अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करने के बाद और भ्रग्नेजों से अधिक से अधिक 
लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करने के उपरान्त महाराजा रणजीत सिंह ने श्रप्नेजो के 
साथ समभौते का निर्णय करता ही उचित समझा । ऐसा करने के कुछ विशेष कारण 
निम्नलिखित है 


244 पजाब का इतिहास 


। रणजीत सिंह जानता था कि उसके जो साथी युद्ध करने की सलाह दे 
रहे थे वास्तव मे उसके हितेषी नहीं थे ।वे वहीं सरदार थे जिनको रणजीत सिह ने 
कुछ समय पहले ही अपने अधीन किया था । वे चाहते थे कि अग्र॑ जो के राथ यूद्ध 
कर के उसका जल्दी पतन हो जाए । 

2. रणजीत सिह अ्रभी अपने राजततन्न की स्थापता के आरम्भिक काल मे था। 
उसने अ्रपना शासन अच्छी तरह से स्थापित भी नही किया था और न ही वह अभी तक 
सारे पजाब को अपने झ्रणीन कर सका था। उसको भली-भाँति पता था कि श्रग्न जो के 
साथ युद्ध करने के परिणामस्वरूप उसके पुराने विरोधी अफगान अथवा पठान उसका 
लाभ उठाकर उसके लिए कठिनाइया पैदा करेंगे और हो सकता है कि वे पश्चिम की 
शोर से उस पर आक्रमण ही कर दे । 

3 रणजीत सिंह फो अ्रच्छी तरह मालूम था कि उसके सपने साधन बहुत 
सीमित है और न ही अभी उसके पास इतनी अधिक सेना है कि अग्न जो के साथ युद्ध 
कर सके । उसने स्वय लार्ड लेक के कैग्प गे छुपे तोर पर जाकर देख लिया था कि 
अ्ग्नेजो की सेना कितनी कुशल और शफ्तिश्ातवी है । इन सब बातो को सामने रखते 
हुए रणजीत सिंह ने इसी में अपनी भलाई समझी कि अग्नेजों के साथ सधि करके 
मित्रता स्थापित कर ली जाए जिसके फलस्वरूप उसको न केवल श्रग्नेजो की तरफ से 
मान्यता मिल जाए बल्कि वह श्रपनी पूर्व सीमा की सुरक्षा के लिए भी निदिचिन्त हो 
जाए। भ्रग्न॑ जी की मित्रता पर वह विश्वास कर सकता था । 

अमृतसर की सधि हो जाने के परचात्‌ जब प्रग्नेजों और सिक्‍्खो का विवाद 
समाप्त हो गया भर दोनो सरकारे एक दूसरे की मित्र बन गई तो मैटकाफ ने स्वयं 
यह भविष्यवाणी को थी वि रणजीत सिंह को इस संधि का फल 20 साल के बाद 
पंता चलेगा। इसका अ्रभिप्राय यह था कि ग्रव रणजीत सिह अग्रंजो की ओर से 
बिल्कुल निरचिन्त होकर अपने राज्य का परिचम की दिशा मे विस्तार कर सकेगा। 
अमृतसर की संधि के प्रभाव 


प्रारभ मे अमृतसर की सधि को परस्पर सदेह और अविरवास के साथ देखा जाता 
था । रणजीत सिंह के अपने जीवन का सबसे प्रिय उद्देश्य सिक्यों को अपने अधीन लाना 
था । इससे उसे सदा के लिए अपना यह उद्वेदय छोड देना पडा । उसके मन मे शअ्रग्न जो 
के बारे मे अनेक शकाए उत्पन्न हो गईं जो कि बहुधा काल्पनिक ही थी। तथापि दोनों 
परकारे एक दूसरे के विरुद्ध अपनी सैनिक तैयारियों को तेजू करने लगी और एक दूभरे 
के बारे में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की अफवाहे फैलाने लगी । यह बात अंग्रजों के समका- 
लीन पत्र-व्यवहार के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती हे । लुधियाना स्थित राजनीतिक एजेट 
ने गवर्नर जनरल को.जो रिपोर्ट भेजी उनमे अधिकतर रणजीत सिह की सैनिक तैयारियों 
का वर्णन मिलता है। इनमे रणजीत सिंह की अग्नंजों के बारे मे जकाएँ साफ-साफ 
भलकती है । | 

फिर से परस्पर विद्वास पैदा करने के लिएं दोनो सरकारों मे कूछ समय दरकार 


रणजीत सिंह के विदेशी श्रथवा पडोसी राज्यों से सबध 25 


था और कुछ परस्पर मित्रतापूर्ण व्यवहार का झादानप्रदान भी । सन्‌ 8[2 में महाराजा 
रणजीत सिंह ने कत॑ल ऑक्टरलोनी, जोकि अ्ग्न॑ जो के प्रसिद्ध अधिकारी थे और 
लुण्याना से नियुक्त थे, को अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार खडग सिंह के विवाह पर 
निमनत्रण दिया। उस समय दोनो सरकारो ने एक दूसरे को उपहार भेजे | इसके 
साथ ही सन्‌ 82 से लेकर 89 तक के समय में रणजीत सिंह ने अपनी मुख्य विजये 
प्राप्त की तथा मुलतान, कश्मीर और डेराजात को अपने राज्य में सम्मिलित किया। 
इस प्रकार उसने 823 तक अपने राज्य की सीमा पेज्रावर तक बढा ली । उसकी सव 
सैनिक कारवाइयो से यह सिद्ध होता है कि वह श्रग्न जो के साथ अपनी सधि का 
गझ्धिकाधिक लाभ जल्दी से जल्दी उठाना चाहता था । 

सन्‌ 822 में थोडी देर के लिए वधनी गाँव के बारे मे, जो कि उसकी सास 
संदाकौर की जागीर समभा जाता था और जहाँ पर महाराजा रणजीत सिह ने भ्रधिकार 
कर लिया था, सकट उत्पन्न हो गया । लुधियाना के राजनीतिक एजेंट ने महाराजा के 
सेनिको को वहाँ से निकाल दिया श्रौर गाँव माई सदाकौर को लौटा दिया। ऐसा इस 
लिए किया गया क्योकि श्रग्नेज सदाकौर को कन्हैया मिसल की उत्तराधिकारी मानते थे | 
साथ ही सतलुज के बाएँ किनारे पर स्थित होने के कारण इस गाँव को वे रणजीत सिंह 
के भ्रधीन भी वही समभते थे | महाराजा रणजीत पसिह ने श्रग्न जो के साथ खुले तौर पर 
टक्कर न लेकर मामले को और खराब न होने विया | परन्तु उसके मन मे अग्रजों के 
बारे मे फिर गाए उत्पन्त हो गई और उसने अप नी सैनिक तैयारियाँ फिर से तेज' कर 
दी। महाराजा की तरफ से गवर्नर जनरल को जो रोष पत्र भेजा गया उससे मामला 
ठीकठाक हो गया और भश्रग्न॑जो ने अ्रपने राजनीतिक एजेट की गलती को ठीक कर 
दिया । 

महाराजा ने इसी समय अपनी फौज मे “यूरोपियन शभ्रफसर वन्तूरा, अलाद और 
कोर्ट को नौकर रख कर अपनी फौज का यूरोपीय ढग से पुत्रगंठन भौर प्रशिक्षण उनके 
सुपुर्द कर दिया । कुछ देर तक सेनिक कारवाइयो से जो भ्रवकाश-समय मिला उसको 
इस काम में लगाया गया | इन तैयारियो से प्रग्रन जो में यह विश्वास हो गया कि 
महाराजा सिध पर ग्राक्रमण करने की सोच रहा है । 

सन्‌ 825-26 मे अग्रनेजो और महाराजा रणजीत सिह के सबध फिर कूछ 
खराब होने लगे। उस समय महाराजा के सबसे पुराने साथी और मित्र फतेह सिंह 
अहलूवालिया और कसूर के नवाब कुतबुद्दीन महाराजा के भय से सतलुज के पार 
भ्रग्न जो के सरक्षण मे चले गये । परन्तु श्रग्ने जो ने श्रपतती निष्पक्ष रहने की नीति के श्राधार 
पर उनको वापिस जाने की सलाह दी। महाराजा ने भी सहनशीलता से काम लेकर 
उनको पजाब में वापिस प्राने दिया और शाति फिर से स्थापित हो गई । 

सन्‌ 826 में महाराजा अधिक बीमार हो गये और उनकी चिकित्सा के लिए 
एक भ्रग्नज डाक्टर मि० मरें की सेवाएँ प्राप्त की गई । 8 महीने के अपने पजाब प्रवास 
के समय में डाक्टर मरे ने रणजीत सिह का इलाज ही नहीं किया बल्कि पजाब के बारे 
में विस्तारपुर्वक सब प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर ली जो गवर्नर जरनल के साथ 


26 पजाब का इतिहास 
हुए उसके पत्राचार के रूप में अभी तक प्राप्त है । 

महाराजा रणजीत सिंह ने उस समय गवर्नर जरनल लाई एमहं स्ट के पास 
शिमला में एक शिष्टाचार मिशन भेजा | उसके जवाब में 827 मे अग्रन॑जो की ओर से 
कैप्टन वेड और उनके साथ कुछ अग्नेज अधिकारी महाराजा की सेवा मे भेजे गये । 

सन्‌ 827-28 मे भ्ग्ने जो ने चमकौर, आनन्दपुर और माखोवाल के धर्म स्थानों 
पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार मान लिया परन्तु फिरोजपुरा को उसके भ्रधीन 
नहीं माना । सन्‌ 830 के लगभग महाराजा रणजीत सिंह अपनी शक्ति और ख्याति 
के चरम शिखर पर पहुँच चुका था। उसने सय्यद अहमद (बरेली वाले) को इस समय 
हराकर और भी यश प्राप्त कर लिया और अपनी उत्तर पद्दिचमी सीमा की सुरक्षा 
को श्रौर सुदुढ बना लिया था । श्रग्न जो ने महाराजा की बढती हुई शक्ति को देखकर 
सतलूज के पार पश्चिमी इलाको मे हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति में परिवर्तन कर 
लिया । वे अब रणजीत सिंह को सिंध की ओर बढने नही देना चाहते थे | इस नई नीति 
की मूल स्थापना यह थी कि रणजीत सिह को और अ्रधिक शक्तिशाली न बनने दिया 
जाये और पिंध को श्रग्न॑जो के प्रभाव क्षेत्र मे समा जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए उन्होने अपने एक प्रसिद्ध श्रधिकारी पोटिन्जर को सिंघ के भ्रमीरो के साथ बातचीत 
करने के लिए भेज दिया । उधर महाराजा रणजीत सिंह ने भी सारे पजाब को अपने 
अधीन करने के पदचात्‌ सिंघ और अ्रफगानिस्तान के मामलों मे ज्यादा रुचि दिखानी 
आरम्भ कर दी ताकि वह अपने राज्य का और विस्तार इन दिश्ञात्रो मे कर सके । 

ला्ड विलियम बैटिक के शिमला पघारने पर सन्‌ 83 में महाराजा ने विदेशी 
मामलों के सलाहकार फकीर अजीजुद्दीत के अधीन उसकी सेवा मे एक राजनीतिक 
मिशन भेजा । जवाब में गवनंर जनरल ने कैप्टन वेड को रणजीत सिंह की सेवा मे 
तोहफे वेकर भेजा । उसका एक उद्देश्य यह भी जानना था कि महाराजा गवर्नर जनरल 
से रोपड के स्थान पर मिलना चाहते है। साथ ही साथ अग्रनेजो ने श्रपने विशेष 
अ्रधिकारी एलेक्ज डर बन्ज़ को सिघ के रास्ते से महाराजा के लिए कुछ श्ौर वस्तुएँ 
देकर भेजा | उसका मूल उद्देदय सिंघ नदी के बारे मे यह जानकारी प्राप्त करना था 
कि इसके द्वारा सिंध के साथ कितना व्यपार हो सकेगा ? 

सन्‌ 83 मे अंग्र जों के सर्वोच्च अधिकारी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच 
रोपड में एक उल्लेखनीय मुलाकात हुई। रणजीत सिंह ने अभ्पने राज्य की सैनिक शक्ति 
और प्रतिभा का खूब प्रदर्शत किया और अंग्र जों पर यह सिद्ध करना चाहा कि पजाब 
श्रब कितना बडा शक्तिशाली राज्य है” इस मौके पर रणजीत सिंह सिंघ के बारे मे 
श्रंग्गे जो की नीति को स्पष्ट तौर पर जानना चाहता था । गवनेर जनरल के साथ अपनी 
बातचीत में उसने यह सुझाव दिया कि सिंध की विजय के लिए श्रश्न ज और लाहौर दरबार 
क्यों न मिलकर कारवाई करें। परन्तू गवर्नर जनरल ने इस बारे मे किसी किस्म की 
कोई रुचि नही दिखाई | महाराजा रणजीत सिंह ने जब यह पूछा कि पोटन्जर सिंध में 
किस लिए भेजा गया है तो गवर्नर ज़नरल ने' इसका कोई जवाब देता उचित नहीं 
समझा । 


रणजीत सिह के विदेशी श्रथवा पडोसी राज्यों से सबध शाए 


सिध की समस्या : सिंध सतलुज के उत्तर की ओर एक रेतीला प्रान्त था जिस 
मे आवाजावी (यातायात) के साधन बहुत कम थे । अ्रमृतसर की सचधि के अनुसार यह 
समझा जाता था कि इस इलाके मे अग्रेजो का किसी प्रकार का कोई दखल नहीं होगा 
और रणजीत सिंह को सतलुज के उत्तर पश्चिम मे दूसरे इलाकों की भाँति सिंध के साथ 
भी निपटने का पूर्ण अधिकार होगा । परन्तु जैसा कि अ्रग्नेज काल मे भारतीय इतिहास 
मे कई बार हुआ भ्रग्न जो ने आगे बढने की नीति फिर अपना ली क्योकि उस समय तक 
वे अपने अधीन इलाको मे राज्य प्रबध की सुचारु व्यवस्था कर चुके थे । सन्‌ 830 
के पवचात्‌ श्रग्न जो ने अपने व्यापार को उत्तर पश्चिम की ओर बढाने के विशेष प्रयत्न 
किए और इसके लिए सिंध नदी का उपयोग करना चाहा । अ्रत किसी न किसी बहाने 
उन्होंने भ्रपने दूत बन्ज॑ साहिब को महाराजा रणजीत सिंह के लिए तोहफे देकर सिंघ 
के रास्ते लाहौर भेजा । 

ऐसा करने मे श्रग्न॑ जो का दोहरा उद्देश्य था। एक तो यह कि सिंघ नदी का 
स्वक्षण हो सकेगा और दूसरे उनको सिंध प्रान्त मे प्रवेश करने का बहाना मिल जाये- 
गा। उनको भ्राशा थी कि सिंध के श्रमीर भ्रग्ने जो के प्रवेश का जरूर विरोध करेंगे । 
ऐसी सूरत मे श्ग्न जो ने रणजीत सिंह को यह कहना चाहा कि सिंध के श्मीर महा- 
राजा के लिए तोहफे लाने वाले दूत को रोक कर वास्तव में महाराजा का ही श्रपमान 
कर रहे हैं। भ्रग्नेजी की इस कारवाई का रणजीत सिंह खुद भी विरोध नहीं कर सकता 
था क्योकि श्रग्न जी दृत कीमती तोहफे लेकर उसीको मिलने के लिए झा रहा था । 

श्रश्न जो के ऐसा करने का उद्देश्य बेशक दिखावे के लिए व्यापारिक था पर 
वास्तव में के; श्रपनी राजनीति के श्रघीन ही यह सब कुछ कर रहे थे । वे चाहते थे कि 
रणजीत सिंह के सिंध मे दखल से पूर्व ही वे किसी न किसी रूप में इस इलाके को 
अपने प्रभाव मे ले श्राएँ । 


महाराजा रणजीत सिह भी सिंघ को अपने राज्य में सम्मिलित करने की सोच 
रहा था। उसने मुलतान के नाज़िम दीवान सावन मल को सिंघ की ओर बढने की 
तैयारी के लिए झादेश दे दिया था और कुछ देर तक सीमा पर भडपे भी होती 
रही थी । महाराजा को खबर मिली कि सिंघ मे रहने वाले मजारी कबीँले ने उनके 
इलाके मे घुसकर तोड-फोड करने की कोशिश की थी । कूछ फौजें “रोजहाल” की 
झोर बढ भी चुकी थी । 

जेसा कि दूसरे महत्त्वपूर्ण मामलों में रणजीत सिंह ने किया था वह सिंघ की 
तरफ बढ़ने से पहले यह स्पष्ट तौर पर जान लेता चाहता था कि ऐसा करने से 
अग्रेज़ों के ऊपर क्‍या प्रभाव पड़ेगा ? इस बारे में आगे उनकी क्या नीति होगी ? 
सन्‌ 826 के लगभग रणजीत सिंह शिकारपुर की ओर बढ़ना चाहता था। परल्तु 
उसकी बीमारी के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका। रोपड के स्थान पर 
गवनेर जनरल से भेट के समय रणजीत सिंह स्पष्ट तौर पर जानना चाहता था कि 
सिंघ के बारे मे अ्रग्नज़ो की क्‍या नीति है? गवर्नर जनरल की तरफ से सीघा उत्तर 


28 पजाब का इतिहास 


ते मिलने से रणजीत सिंह ने समझ लिया कि अग्रेज सिध में उसका हस्तक्षेप अच्छा 
नही समभते। रोपड वाली मीटिंग के पश्चात्‌ गव्नंर जनरल के दूत वेड साहिब 
ने लाहौर जाकर खुले शब्दों मे महाराजा को बता दिया कि अग्नेज सिध की तरफ 
भ्रपना व्यापार बढाना चाहते है। केवल इतना ही नहीं श्रग्नेजो ने महाराजा रणजीत 
सिह के साथ सिध के रास्ते व्यापार कश्ने की सधि भी कर ली। शग्रेजो के ऐसा 
करने से महाराजा रणजीत सिंह को बहुत निराशा हुई और उनका श्रग्रेजो के साथ 
मित्रता मे विश्वास बहुत कम हो गया। परन्तु महाराजा रणजीत भिह ऐसी स्थिति 
में नही था कि श्रग्नेजो को नाराज कर सके या उनके विरोध के बावजूद सिंध को श्रपने 
अ्रधीन कर सके | उसको एक बार फिर सिध के बारे मे कडवा घूट पीना पडा । 
यह भी भ्रग्नेजो के सामने उसके घुटने टेकने की एक और मिसाल थी। उसके प्रसिद्ध 
दरबारियो ने अपने पुराने कथन को ठीक साबित कर दिया कि श्रग्नज महाराजा 
के साथ मित्रधात करेगे। और उनके साथ हमेशा रियायत करने की नीति महाराजा 
के हित में नहीं है और वास्तव मे यह उसकी दुर्बलता वा प्रतीक है । 

रूस का हौवा और सन्‌ 538 की त्रिपक्षीय संधि भारत मे श्रग्न॑ जी साम्राज्य 
को रूस की ओर से खतरा बना रहा। उनकी विदेश नीति का आधार रूस को मध्य 
एंशिया मे भारत की सीमा के निकट न माने देना था। इसके लिए वे बीच में पडने 
वाले देशों अर्थात्‌ ईरान और अफगानिस्तान को अपना मित्र बनाकर रखना चाहते 
थे । सन्‌ 836 में रू की ईरान के साथ मित्रता हो जाने पर उन्होने ईरान को 
हिरात पर हमला करने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही श्रग्न॑जों ने भारत में अपने 
साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान को अपगे साथ मिलाने की कोशिश की । 
उनकी विदेशी नीति यह थी कि हिन्दुस्तान के साथ लगने वाले देशों को मित्र बनाकर 
उनको भारत पर आक्रमण करने वाले देशों के विरुद्घ “बफूफर” स्टेट के रूप मे बरता 
जाए । उस समय भारत के गवर्नर जनरल लार्ड ऑकलैण्ड ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए भ्रग्ने जो, काबुल के अमीर दोस्त मुहम्मद खा और महाराजा रणजीत सिंह को 
एक दूसरे के निकट लाने के लिए त्रिपक्षीय सधि (गठजोड़) करने की कोशिश की। 
इस काम के लिए बन्‍्ज साहिब को अफगानिस्तान भेजा गया । ऊपर से यह जाहिर किया 
गया कि उसकी यात्रा का उद्देश्य व्यापारिक था। वास्तव में उसका उद्देश्य निपट 
राजनीतिक था। इसी तरह वेड साहिब को लाहौर भेजा गया । परल्तु ये सब यत्न 
निष्फल रहे क्योकि दोस्त मुहम्मद इस बात के लिए जिदृद करता था कि भ्रग्नेजो भौर 
रणजीत सिंह से मित्रता केलिए उसको सिकक्‍्खो से पेशाचर का इलाका वापिस दिलाया 
जाये । इस बारे मे अंग्रेजों के दखल न देने पर दोस्त मुहम्मद ने रूस के साथ 
मित्रता कर ली और अभ्रेजो के राजदूत को खाली हाथ लौटना पडा । 

अंग्रेजों ने इस स्थिति का' मुकाबला करने के लिए यह योजना बनाई कि वह 
शाहशुजा को जो कि उनके पास लुधियाना मे पैन्शनर थे, काबुल के तख्त पर बेठाने 
का यत्त किया जाए | इस काम के लिए वे महाराजा रणजीत सिंह का सहयोग प्राप्त 
' करना चाहते थे [- | 


रणजीत सिंह के विदेशी अथवा पडोसी राज्यों से सबध 20 


काबुल से निष्कासित अश्रमीर शाहशुजा काबुल को दोबारा प्राप्त करने की कई बार 
कोशिश कर चुका था और इस काम के लिए उसने सबसे पहले अग्न॑जो की सहायता 
माँगी थी । परन्तु उन्होने इस किस्म की सनिक कारबाई करने के लिए अपनी कोई रुचि 
नहीं दिखाई थी । शाहशुजा ने महाराजा रणजीत सिंह से भी इस काम में सहायता के 
लिए प्रार्थना की थी । परन्तु मुल॒वान आदि पर शाहझ्युजा के किसी किस्म के म्रधिकार 
को महाराजा ने स्वीकार करने से इकार कर दिया था। उसको शाहशुजा की योग्यता 
पर भी अधिक विश्वास नहीं था। इसलिए इस श्रकार की बातचीत सन्‌ 834 में 
निष्फल हो गई थी । 

अ्ग्ने जो ने अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूति के लिए रणजीत सिह को अपनी 
नई योजना से श्रवगत कराया। महाराजा की सबसे पहली प्रतिक्रिया इसके बिल्कुल 
विपरीत थी क्योकि काबुल की अग्नेजो के साथ सॉठगॉठ को वह अपने गिर्द लोहे 
का घेरा डालने के समान समभता था। दूसरे वह यह भी जानता था कि शाहशूजा 
एक अ्रयोग्गय और अ्रभागा व्यक्ति था * अग्रेजो ने सन्‌ 838 में मकनाटन साहिब 
को महाराजा के इस काय॑ मे सम्मिलित होने की प्रेरणा देने के लिए भेजा और इस 
बारे में अपना उद्देश्य स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश की । महाराजा ऐसी किसी 
कारवाई में हाथ बँठाना नही चाहता था जो कि उसके अपने ही विरोध में हो। इसलिए 
उसने दीनानगर के स्थान पर जहाँ कि उसकी मकनाटन से भेट हुईं थी खुले शब्दों मे 
बता दिया कि वह इस कार्य मे सम्मिलित नहीं होना चाहता । उसके बाद महाराजा 
एकदम दीनानगर से लाहौर की ओर चल पडा । और अग्रेज दूत को उत्तर दिया गया 
कि श्रग्नंज जिस तरह भी चाहे इस मामले में कारवाई कर सकते है। फिर भी 
मकनाटन साहिब ने महाराजा को यह बता दिया कि अग्नेजो का यह दुढ सकलप है 
कि वह शाहजुजा को काबुल का अमीर बनाने का प्रयत्न करेगें चाहे महाराजा रणजीत 
सिंह उसमे सहयोग करे या न करे । ऐसी स्थिति मे महाराजा ने यह समझ लिया कि 
जब श्रग्न ज ऐसा करने पर तूल' गए है तो उनको भी उनके साथ मिलकर जो कुछ भी 
लाभ प्राप्त हो, ले लेना चाहिये । इसलिए उसने त्रिपक्षीय सधि मे शामिल होना मात 
लिया । आरम्भिक कारवाई के बाद लार्ड ऑकलैण्ड सन्‌ 838 में पजाब आया और 
त्रिपक्षीय सधि के बारे में छोटे-छोटे परिवरतंत करके महाराजा की उन्ही शर्तों को जो 
कि उसने सन्‌ 834 में शाहशुजा को पेश की थी मान लिया और त्रिपक्षीय सधि कर 
ली गई। 

त्रिपक्षीय सधि के अधीन काबुल पर दो तरफा सेनिक कारवाई करने का प्लान 
बनाया गया । एक ओर से हाहशुजा के सुपुत्र तैम्र शाह, जिसके साथ वेड साहिब 
होगे सिक्‍्खों की सहायता से खैबर के रास्ते अफगानिस्तान की ओर बढंगे। दूसरी 
शोर से शाहशुजा मकनाटन के साथ सिंध के रास्ते अफगानिस्तान की ओर जाएँगे । 
सिक्‍्खो ने इस सधि के अधीन क्‌ूवर नौनिहाल सिह की कमान मे पेशावर के स्थान 
पर सहायक सेन। इकट्ठी की और तेमूरशाह्‌ और वेड साहिब के साथ मिलकर 


220 पजाब का इतिहास 


प्रफगानिस्तान की तरफ बढ़ने का प्रोग्राम बनाया । जितनी देर महाराजा रणजीतर्सिह 
जीवित रहे उन्होने अपने दरबारियों के विरोध के बावजूद अपना पूरा योगदान दिया । 
अंग्रजो की सहायता के लिए उन्होने न केवल सेना बल्कि बहुत सी खाद्य सामग्री 
और दूसरा सामान भी दिया । जून 839 मे महाराजा की मृत्यु के बाद सिक्खो का 
सहयोग नाम मात्र का ही रह गया क्योकि एक तो पजाब की राजनीतिक स्थिति श्रनि- 
दिचत हो गई थी और दूसरे प्रमुख अधिकारी इस त्रिपक्षीय सधि मे शामिल होना वही 
चाहते थे । इसलिए थोडी ही देर सीमा प्रान्त में ठहरने के बाद कुवर नौनिहाल सिंह 
राजनीतिक स्थिति को काबू मे रखने के लिए लाहौर आ गया और सहायक सेना दूसरे 
सरदारो के अधीन विशेष काम नही कर सकी क्योकि बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पस्त हो 
गई थी । 

निष्कर्ष उपयुक्‍त अ्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि महाराजा रणजीत सिंह के 
अंग्रं जो के साथ सबध श्रधिक उपयोगी सिद्ध नही हुए। बेशक झारम्भ में रणजीत 
सिंह को कुछ लाभ हुआ परन्तु वह सारा जीवन इस भय से मुक्त नही हो सका कि उस 
को हर हालत मे श्रंग्रेजों के साथ मित्रता रखनी चाहिये ! श्रग्न जी की शक्ति का 
महाराजा पर कुछ ऐसा प्रभाव पडा था कि चाहे उनकी माँग कितनी ही भ्रनुचित क्यो 
न हो वह हमेशा उनके आगे घुटने टेकता रहा | इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार डा ०एन० 
के० सिन्हा ने लिखा है कि “हर राजनीतिक समभौते मे दो पक्ष होते है: एक पक्ष 
चोडे के रूप में और दूसरा सवार के रूप मे । अंग्रेजों और सिक्‍्खों के सबधों के सिल- 
'सिले मे यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अंग्रेज हमेशा ही सवार की तरह 
भ्रबल रहे भर महाराजा घोडे की तरह दब्बू रहे ।” इसी ,प्रकार यह कथन भी 
सत्य है कि श्रग्नेजों के साथ राजनीतिक सबंधों में महाराजा की नीति सदैव “भुकते, 
भूकने और भुकने” की रही । इसका प्रमाण इस घटना से भी मिलता है कि एक बार 
अंग्रेजों के राजनीतिक एजेल्ट ने जब महाराजा को एक नक्शा दिखाया जिसमे अग्र॑ जी 
इलाका लाल रंग में दर्शाया गया था तो उसने स्वत ही यह भविष्यवाणी की कि 
“सब लाल हो जाएगा” श्रर्थात्‌ एक दिन पजाब पर भी अग्न ज्ञो का शासन हो जायेगा । 


अग्रेजो ने भी कुछ देर महाराजा को ढील देकर उसको उत्तर पश्चिम दिशा में 
हर प्रकार की कारवाई करने , के लिए खुला छोड दिया परन्तु वे अमृतसर की सचि की 
शर्तों को पूर्ण रूप से मानना नही चाहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रणजीत सिंह के 
चारों ओर घेरा डालने की नीति बनाई और सिंध और अफगानिस्तान मे हस्तक्षेप 
करके न केवल यह स्पष्ट कर दिया कि अग्रन॑ज अपना हित इस इलाके में छोड़ना नहीं 
चाहते थे बल्कि वे यह भी चाहते थे कि रणजीत सिंह जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली न 
बन जाये और इन देशो को अपने अधीन न कर ले | । 

महाराजा रणजीत सिंह के लिए भग्नेजों के श्रागे कुकने की यह नीति किस हद 
तक उचित थी यह कहना बहुत ही कठिन है । यह तो मानना पडेगा कि उससे श्रग्न॑ जों 
को जरूरत से ज्यादा खुश करने की नीति भ्रपत्ताई और अपने अधिकार धीरे-धीरे छोड' 


रणजीत सिंह के विदेशी श्रथवा पडोसी राज्यों से सबंध 224 
दिये और किसी भी मामले मे दुढता से अंग्रे जो को यह कहने का साहस नही किया कि 
वह अपने वचन से फिर गये है या उन्होने उसके साथ की हुई सधि का उललघन किया 
है । हो सकता है कि रणजीत सिंह को पूर्ण विश्वास हो गया हो कि अंग्रे जो के विरुद्ध 
उसकी सैनिक कारवाई सफल नही हो सकती परन्तु श्रग्न जो ने उसकी इस कमजोरी 
का अनुचित लाभ उठाया और हर बार अपनी जायज या नाजायज बाते मनवाने मे 
सफल रहे और महाराजा को चिकनी-चुपडी बातो से ही टरका दिया । 

ऐसी कमजोर नीति पर भी हमे कुछ ऐसे चिह्न अवश्य दिखाई पडते है जो कि 
महाराजा के दृढ नीति के प्रतीक माने जा सकते है। महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध 
के बारे मे भ्रग्न॑ जो की तरफ से बिल्कूल निराश होने पर नेपाल के साथ राजनीतिक 
सबध स्थापित करने की पूरी कोशिश की । इस बारे में उसने श्रग्न जो के हितो या 
इच्छा की कोई परवाह नहीं की। सन्‌ 837 मे नेपाल से राजनीतिक मिशन आने 
पर उसका भव्य स्वागत किया गया और महाराजा ने पहली बार ऐसा करने का साहस 
किया हालाकि अग्ने जो के राजनीतिक एजेंट (बेड) ने स्पष्ट शब्दों मे उसको ऐसा 
करने से रोकता चाहा फिर भी उसने नेपाल के साथ सधि करना अपने लिए लाभदायक 
समझा । इससे पहले उसने नेपाल की तरफ से कई बार की गई ऐसी कोशिद्यो की ओर 
ध्यान नही दिया था। शअग्नेजों के साथ मित्रता की नीति इस बात का भी प्रमाण है 
कि रणजीत सिंह वास्तविकताग्नो को श्रच्छी तरह समझता था और व्यावहारिक नीति 
पर चलता था । इसलिए वह किसी किस्म की जोश वाली कारवाई नहीं करना चाहता 
था । अ्रपने दरबारियो के इस आझआराक्षेप के जवाब में कि वह श्रग्नेजी के विरुद्ध कायर 
है उसने कहा था “अपनी शक्ति के साथ श्रग्न॑जो को पीछे धकेल कर अलीगढ तक 
शायद पहुँचा दूँ । परन्तु श्रग्न॑जो के साधन इतते विज्ञाल है कि उनके कारवाई करने 
पर भी उसके राज्य का ही पतन होना निश्चित होगा, यही नहीं वह अपने राज्य को 
भ्रफगानो के मुंह मे भी धर्केल देगा । 

महाराजा के लगातार शक्ति बढ़ाने और सेना को पश्चिमी तरीके से दू निग 
देकर कुशल बताने का परिणाम यह था कि उसने न केवल अपने राज्य को 40 साल 
तक सुरक्षित रखा परल्तु अग्र॑ जी के साथ उनके मरने के परचात्‌ युद्धो मे जो योग्यता 
सिक्ख फौजो ने दिखाई और जिस वीरता से वे लडे वह अपनी मिसाल आप बन गई। 
यह बात भी निश्चित रूप से नही कही जा सकती कि अगर उसकी मृत्यु के उपराल्त 
उसके महाराजा शेर सिंह (सन्‌ 842) जैसे अ्रयोग्य उत्तराधिकारी न होते और अग्र॑ जो 
के अफगानिस्तान से पराजित होने पर लौटते समय कठोर नीति बरत कर या अफगानो 
के साथ मिलकर उनके विरुद्घ कारवाई करते तो क्‍या फल होता और पजाब का 
इतिहास क्‍या करवट लेता ” 

इतिहास के दृष्टिकोण से महाराजा रणजीत सिंह का सबसे बडा उद्देश्य यह 
भी समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने राज्य का आघार राष्ट्रवाद पर सजा और 
उन्होंने सब पजाबियो मे राष्ट्रीयवा की भावना उतन्‍न करने की कोशिश की । भ्राशा 


222 पजाब का इतिहास 


थी कि सैनिक रूप मे शक्तिशाली पजाबी शायद अग्नेजो के विरुद्ध अ्रपनी स्वतत्रा को 
अपनी एकता के कारण बनाये रख सकंगे। परलन्तु यह कौन जानता था कि उसके 
उत्तराधिकारी इतने अ्रयोग्य सिंदृध होगे, और उसके मरणोपरान्त उसकी अपनी सेना 
का नेतृत्व करने वाले राष्ट्‌ भक्ति से इतने शून्य । 


प्रश्त 


|. 06850706 [76 27080-867 78898 707058 #'०7 809 $0 839, 
सन्‌ 809 से 839 तक श्रग्नेजो और सिक्खो के सबधो का वर्णन कीजिऐ । 
2. ॥080758 छाशीपफ ॥6 इशंद्वा4005 0 (/व्राद्वा'१]8 रिहा]: 58॥ जञा (॥6 
छात्रा (७0ए७४7०७१॥ 7.07 [799 70 839 
सन्‌ 799 ने 839 तक के महाराजा रणजीत सिंह के श्रग्नेज सरकार के 
साथ सबधो का सक्षिप्त वर्णन कीजिए । 
3, पद्कायार टपाएकाए ६08 त0078708 ए' [फ३६ए णी 4पधापरॉइवा', क4 
रॉी2095 440 ॥ [7704 ॑प्08 ? 
अमृतसर की सन्धि की आालोचनात्मक समीक्षा कीजिए । इसका क्‍या प्रभाव 


पडा ? 


26 


30७७ जज आप > ५ 


देसी राज्यों क साथ महाराजा 
रणजीत सिंह क संबंध 
(क) अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध 


महाराजा रणजीत सिंह के राजनीतिक उत्थान और सफलता के मुख्य कारण 
उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा पर अफगानो की अ्रान्तरिक गडबड और वहाँ पर राज- 
नीतिक स्थिरता का भ्रभाव थे । जब सन्‌ 809 मे श्रग्न जो ने महाराजा को पूर्व की शोर 
सतलुज पार जाने से रोका तो इसकी प्रगति का एक ही साधन वाकी बचा था और वह 
था अ्फगानो पर विजय पाना और अपने राज्य को सुदुढ बताकर उनके लगातार आक्र- 
मणों से सुरक्षित रखना । 

महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सूऋ-बूक तथा उस समय अ्रफग़ानों के श्रापसी 
भगडो और अ्रफगानिस्तान में उधल-पुथल' का पूरा लाभ उठाया। अपने राज्य काल 
के प्रारम्भ में ही श्रर्थात्‌ सन्‌ 798 मे उसने जमान शाह के पजाब पर आक्रमण के समय 
जेहलम मे रह गई उसकी तोपे निकाल कर उसको लौटाने से बहुत लाभ उठाया और 
उससे यह लिखित रूप मे प्राप्त कर लिया कि उसको लाहौर का न्यायोचित शासक 
बनने का भ्रधिकार प्राप्त है, बेशक यह अ्रधिकार केवल पत्र मात्र ही था परन्तु रणजीत 
सिंह ने इसी आधार पर अपनी शक्ति से लाहौर को अपने अ्रधीन करके यह सिद्ध कर 
दिया कि उसको जमान शाह ने स्वय अ्रपना उत्तराधिकारी घोषित किया था । 

महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य का विस्तार करके और उत्तर पश्चिमी 
भारत में श्रफगानों से वे इलाके छीन लिए जिन पर किसी समय में अ्रफगानिस्तान का 
अन्यतम अधिकार माना जाता था और ऐसा करते वक्‍त अफगानिस्तान की राजनीतिक 
स्थिति का पूर्ण लाभ उठाया । वास्तव में यह उसका सबसे बडा सौभाग्य था कि उसके 
उत्थान के काल में अफगानिस्तान मे कोई शक्तिशाली नेता नहीं उभर सका था और 
अफगान एक भण्डे के नीचे इकटठे होकर अपनी शक्ति नहीं लगा सकते थे | वस्तुत 
रणजीत सिंह ते कूटनीति के सहारे उनको मिलकर विरोध करने का मौका ही नही 
दिया । 

भरहाराजा रणजीत सिंह को अ्फगानों से मित्रता की आशा कभी नहीं थी । 
परन्तु उसने उनकी आपसी ईर्ष्या और द्वेष का लाभ उठाने मे कोई कसर उठा नहीं 
रखी । काबुल के बरकजुई अमीर दोस्त मुहम्मद के अपने भाइयों मे इतनी फूट थी 


223 


224 पजाब का इतिहास 


कि वे अपने भाई की अपेक्षा रणजीत सिंह के साथ मिलना अच्छा [समझते थे और 
अपने स्वार्थ के लिए झत्र्‌ के साथ भी मिल जाते थे। ऐसी स्थिति में रणजीत सिंह 
को अगर कुछ भय था तो “जहाद' या घारमिक विरोध का । अफगानो में आपसी एकता 
केवल धर्म के नाम पर हो सकती थी और किसी समय भी कोई लीडर धर्मयुद्ध 
'का नारा लगाकर महाराजा का विरोध करने के किए अफगानो को अपने साथ मिला 
सकता था । अफगानिस्तान की विस्फोटक स्थिति को सामने रखते हुए महाराजा की 
सबसे बडी इच्छा यह थी कि वह अपने राज्य को जितनी जल्दी हो सके उत्तर पश्चिम 
दिशा में विस्तार करके वहाँ अपना शासन प्रबन्ध पक्का करले | इसी नीति के अ्रनुसार 
उसने सन्‌ 83 मे अटक के किले को प्राप्त किया और उसके परचात्‌ उत्तर परिचम 
के इलाकों को अपने अधीन करने की भरसक कोशिश की और उसने रास्ते मे पडनेवाले 
दो बड़े मुस्लिम राज्यो मुल॒तान॒ और कश्मीर को भी विजित किया । सन्‌ 7823 तक 
उसने पेशावर पर भी झ्पना आधिपत्य जमा लिया था। महाराजा ने उस इलाके को 
आरम्भ में अफगानो के अपने शासन मे रखा और यार मुहम्मद को जो कि दोस्त मुहम्मद 
का भाई था पेशावर का इलाका जागीर मे दे दिया । 

इसी समय अफगानो के अलावा उत्तर पश्चिमी सीमा प्राप्त मे महाराजा रणजीत 
सिंह के लिए बरेली के सय्यद अहमद ने अपने नये “बहाबी आन्दोलन” का आह्वान 
किया जिसका उददेश्य नये सिरे से शुद्ध इस्लामी राज्य स्थापित करना था | इस प्रकार 
उसने सिंक्‍्खो के लिए बहुत भारी मुशकिल खडी कर दी। ऐसा भी समझा जाता है 
कि सय्यद अहमद को अग्न॑ जो से भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था ताकि वे रणजीत सिंह को 
इस इलाके मे उलभझाये रखे और वह सिंघ की ओर बढने का प्रोग्राम न बना 
सके। सत्य चाहे कुछ भी हो लेकिन इतना प्रमाणित है कि सय्यद अ्रहमद को 
हिन्दुस्तान के मुसलभानो से घन प्राप्त होता था और बहुत से लोग इधर से जाकर 
उसके साथ मिल गये थे । रणजीत सिंह को सय्यद अहमद के आन्दोलन को कृचलने 
में बहुत कठिनाई हुई । आखिर मे सन्‌ 830 मे बालाकोट के स्थान पर सय्यद अ्रहमद 
की पराजय और मृत्यु होने पर यह खतरा दूर हुआ । इसके पदचात्‌ महाराजा ने 
काबुल के अमीर दोस्त मुहम्मद के विरुद्ध शाहशुजा के साथ जोडतोड आरम्भ की । 
परन्तु शाहशुजा की योग्यता मे महाराजा को बहुत कम विश्वास था। वह उसको एक 
अभागा झ्फगान समभते थे | 

महाराजा रणजीत सिंह ने भ्रफगानिस्तान मे गड़बड़ वाली स्थिति का भरपुर 
लाभ उठाया और सन्‌ 834 मे पेशावर पर अपना सीघा हासन स्थापित करके हरि- 
सिंह नलुआ को अपना मुख्य अश्रधिकारी बनाकर भेजा। उत्तर परिचमी भाग में उसने 
अपने राज्य की सीमा को अधिक से अधिक बढा लिया मौर अपनी सुरक्षा के प्रबन्ध दुढ 
बनाने का काम आरम्भ किया । पेशावर पर महाराजा रणजीत सिंह के कंब्ज को दोस्त 
मुहम्मद अपने लिए महान खतरा समझता था फलस्वरूप सन्‌ 835 में महाराजा 
रणजीत सिंह के विरुद्ध घमंयुद्ध का फिर आह्वान करके उत्तर पश्चिमी इलाके के सभी 


देसी राज्यों के साथ महाराजा रणजीत सिंह के सबंध 225 


ग्रफाान कबाइलियो को साथ मिलाकर युद्ध करने के लिए आमत्रित किया । इस सकट 
का पूर्ण रूप से मुकाबला करने के लिए महाराजा को तैयारी के लिए कुछ समय 
चाहिये था जो कि उसने अपने योग्य और विश्वासपात्र मुसलमान सलाहकार फकीर 
प्रजीजुद्दीन को दोस्त मुहम्मद के पास भेजकर उससे बातचीत आरम्भ करके प्राप्त 
कर लिया। दोस्त मुहम्मद खेबर के निकट महाराजा की विशाल फौज को देखकर बिना 
युद्ध किये ही अपने देश को लौट गया | इस तरह से उसकी यह कोशिश बेकार हो 
गई | हरि सिंह नलूझ ने अफगानिस्तान (अफगानो) से हमले के खतरे को हमेशा के 
लिए दूर करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर किले बनाकर उसमे सेना और सामग्री रखने 
का कार्य आरम्भ किया । जब वह जमरूद के प्रसिद्ध किले में ठहरा हुआ था, उस 
समय दोस्त मुहम्मद ने एक बार फिर सन्‌ 837 में महाराजा के विरुद्ध सब अफगानो 
को इकट्ठा करके जमरूद पर झाक्रमण कर दिया । थोडी सख्या मे होते हुए भी दरबार 
की फोजो ने बडी वीरता से अफगानो का मुकाबला करके उनको पीछे हटने पर मजबूर 
कर दिया । परन्तु दुर्भाग्य से एक छोटी-सी दुकडी कही छूपी हुई रह गई थी जिस 
ने हरि सिंह नल्‌झ्ा को गोली का निशाना बना दिया । ऐसे प्रसिद्ध जरनैल की मृत्यु का 
जो कि अफंगानो के लिए एक हौवा बन चुका था, महाराजा को भी बहुत दु ख हुआ । 
महाराजा ने अधिक सेता भेजकर अपनी सुरक्षा का और भी अच्छा प्रबन्ध कर लिया । 
इस तरह से दोस्त मुहम्मद खा की अतिम कोशिश भी निष्फल हो गई । महाराजा ने 
अपने सबसे अ्रच्छे जरनेल और सेना के सबसे अ्रच्छे भाग को उत्तर पश्चिमी सीमा की 
सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु पर्यन्‍्त उस इलाके मे नियुक्त रखा । इस तरह अफगानो 
के आक्रमण का किसी हद तक खतरा ठल बया । 

सन्‌ 838 मे दोस्त मुहम्मद खा के रूस के विरुद्ध भ्रग्न जो के साथ न मिलने के 
कारण और यह माँग करने पर कि वे सित्रखों से पेशावर उसे दिलवादे श्रग्न जो ने शाहशुजा 
साधुजई को उसके स्थान पर काबुल का अमीर बनाने का यत्न किया । इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए अग्न॑जो ने त्रिपक्षीय सधि करके और रणजीत सिंह को साथ मिलाकर शाह- 
शुजा को उपयुक्त सख्या मे सेना और प्रचुर मात्रा मे दूसरी सहायता देकर काबुल के 
तख्त पर बैठाने का बीडा उठाया | महाराजा रणजीतर्तिह की इस कार्य मे कोई रुची नही थी 
क्योकि वह जानते थे कि अफगानो के शक्तिशाली बनने या काबुल में स्थायी राजनीतिक 
प्रबन्ध होने से उसके विरुद्ध खतरा बढ जाएगा | परन्तु फिर भी जब उसने देखा कि 
अ्ग्रेज हर हालत मे यह कारवाई करने पर तुल गए है तब उसने भी इसका लाभ उठाने 
की नीति से शाहशुजा का समर्थन करने का निर्णय किया । यह सब कार्य अभी समाप्त 
नही हुआ था कि 27 जूत, 839 को महाराजा परलोक सिधार गये। परन्तु अपने 
जीवन काल में उन्होंते सतोषजनक सुरक्षा प्रबन्ध करके इतिहास में ऐसा महान 
काम कर दिखाया था जो कि पिछले कई सौ सालो से नहीं हो सका था । 
यह स्पष्ट है कि पजाब मुहम्मद गजनवी के प्रथम आक्रमण 00! ई० के बाद हमेशा 
मुसलमान झाक्रमणकारियों का सब से पहला निश्ञाना बना रहा | इस इलाके के भ्रन्तिम 
स्वतत्र भारतीय राजा अनगपाल के पतन के पश्चात्‌ यह स्थिति कोई 800 वर्ष तक 


226 पजाब का इतिहास 


चलती रही | लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने इस दिशा को सर्वधा बदल दिया। अब 
अफगानो से कोई खतरा नही रहा बल्कि श्रफगानिस्तान को प्जाब के शक्तिशाली 
नरेश महाराजा रणजीत सिंह से यह खतरा हो गया कि अगर सम्भव हुआ तो 
वह ॒ काबुल पर भी अपना भण्डा लहरा देगा | यह रणजीत पघिह की अ्फगानों के साथ 
अपनी नीति की और उसकी योग्यता की महान सफलता थी मानो उसने नदी की 
धारा को ही उलटा चला दिया हो । यह पजाबी राष्ट्वाद की एक अद्वतीय देन थी । 
यह सब कुछ बहुत हद तक इसलिए हो सका था कि अफगानिस्तान की राजनीतिक 
स्थिति महाराजा रणजीत सिंह के लिए लाभदायक सिद्ध हुई और उसने कूटनीति और 
युद्ध कौशल से भ्रपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया | 
(ख) महाराजा रणजीत सिह के नेपाल दरबार के साथ राजनीतिक संबंध 
गोरखों से महाराजा रणजीत सिंह का सम्पक पहली बार सन्‌ 809 में हुमा 
था जबकि उन्हो ने कागडा को घेर रखा था और वहाँ के राजा ससार चल्द कठोच ने 


अपनी स्थिति की गभीरता के दृष्टिगत महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मागी 
थी | महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखों को पीछे हटा दिया और उनके साथ 


किसी किस्म की सधि करने से इकार कर दिया । वास्तव मे महाराजा 
रणजीत सिंह नहीं चाहते थे कि किसी रूप में भी गोरखें कागडा के निकट के 
इलाके पर अपना अधिकार जमा ले और वहाँ अपना राज्य स्थापित कर ले। 
इसका स्पष्ट कारण यह था कि वह गोरखों जैसे लडाकू और साम्राज्य स्थापित करने 
वाले लोगों को भ्रपना पडोसी नहीं बनाना चाहता था | वह खुद अपने राज्य का विस्तार 
कर रहा था इसलिए अपना रास्ता साफ रखना चाहता था। गोरखो की कु पराजय 
के बाद महाराजा रणजीत सिंह और गोरखो मे किसी किस्म का परस्पर सम्पको न होना 
स्वाभाविक ही था। गोरखे इस बात से विशेष तौर पर निराश हुए थे कि महाराजा 
रणजीत सिंह ने अपनी सैनिक शक्ति के प्रभाव से उनको कागडा और उसके आस-पास 
की रियासतों पर अधिकार नहीं करने दिया था । 

सन्‌ 84-6 मे अग्रेजो और गोरखो के बीच शिमले के पहाडी इलाको में 
युद्ध के समय महाराजा ने श्रग्न जो को अपनी सेवाएँ अपित की थी परल्तु अग्नेजों ने 
यह कह कर टाल दिया था कि वे गोरखो के विरुद्ध कारवाईं करने मे पूरी तरह 
समर्थ है। गीरखों के शिमला की पहाडियो के पीछे धकेले जाने पर लाहौर दरबार का 
नेपाल दरबार के साथ संबंध और भी कठिन हो गया और उनके बीच का क्षेत्र अंग्र जो 
के अधीन होने से मैदानी रास्ता बिल्कूल बद हो गया । 

महाराजा रणजीत सिंह फिर भी गोरखों की संनिक योग्यता से बहुत प्रभावित 
था और उसने अपनी कश्मीर पर पहली दो चढाइयो के विफल होने पर अपनी फौज 
में गोरखों को भर्ती किया था जो कि पहाड़ी इलाके मे लडाई करने के लिए बहुत 
प्रसिद्ध थे । अपनी सेना के पुनर्गठन के संगय भी महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखों 
को पैंदल फौज से भर्ती करने का प्रयत्न किया। महाराजा के दरबार मे अंग्रंजों 


देसी राज्यों के साथ महाराजा रणजीत सिंह के सबध 227 


के विरोधी दरबारियो ने भी महाराजा को नेपाल के साथ राजनीतिक सबंध स्थापित 
करने की प्रेरणा दी थी । परन्त्‌ महाराजा रणजीत सिह ने श्रग्न॑ जो के साथ अपनी 
मित्रता के बलबूते पर गोरखों से किसी किस्म का सबंध स्थापित करने के लिए 
इच्छा जाहिर नही की । जब कभी गोरखो ने महाराजा रणजीत सिंह से अच्छे सबंध 
स्थापित करने की कोशिश की, महाराजा रणजीत सिह ने उसमे ज्यादा रुचि नहीं 
दिखाई और अग्र जो को हमेशा इस की सूचना दी । 

सन्‌ 835 में नेपाल का दूत देवी सिंह महाराजा को अमृतसर मे कुछ तोहफे 
लेकर मिला था और उसने गोरखो की श्रोर से दो हाथी, दो पिस्तोल, दो खजर 
और कुछ कीमती कपडे महाराजा रणजीत सिंह को भेट किये थे । महाराजा रणजीत 
सिंह ने इस बात की सूचना लुधियाना में अर जो के राजनीतिक एजेंट को भेज दी 
जिस पर उस ने कहा था कि श्रग्न जो और महाराजा के वीच इतनी पकक्‍की दोस्ती के 
सबध है कि महाराजा को किसी और राज्य से राजनीतिक सबंधो की चेष्ट नहीं 
करनी चाहिये श्रर्थात्‌ श्रग्न॑ज नही चाहते थे कि महाराजा रणजीत सिंह नेपाल के साथ 
किसी किस्म का राजनीतिक सबंध स्थापित करे । 

तेपाल राज्य के एक प्रसिद्ध श्रसतुष्ट उच्चाधिकारी जरनल मतबर सिह ने महाराजा 
रणजीत सिंह से मिलने की बहुत कोशिश की । उसका उद्देश्य महाराजा रणजीत 
सिंह के पास नौकरी प्राप्त करना था । परल्तु अग्ने जो ने उसकी पजाब प्रवेश करने की 
श्राज्ञा नही दी । महाराजा रणजीत सिंह के स्वयं कहने पर भी उन्होने कुछ ऐसी शर्ते 
लगाते की कोशिश की जो कि' मतबर सिंह के लिए सम्मानीय नही थी । श्रत वह न तो 
पजाब मे श्रा सका न ही दरबार की नौकरी प्राप्त कर सका । 

सन्‌ 837 में नेपाल की ओर से बाकायदा एक राजनीतिक मिदन महाराजा 
रणजीत सिंह के पास भेजा गया । इसका प्रबन्ध विख्यात गोरखा अगर सिंह थापा के 
एक पुत्र के द्वारा किया गया जो कि महाराजा की सेवा में था । इस मिशन मे कालू सिंह 
और कैप्टन करबर सिंह प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इस समय नेपाल राज्य अग्नेजो से ऋूद्ध 
था और सम्भवत उनके विरुद्ध युद्ध की स्थिति में महाराजा रणजीत सिंह 
की सहायता प्राप्त करना चाहता था। रणजीत सिंह स्वयं भी कई बातो में 
अ्ग्नेजो के व्यवहार से असतुष्ट था। साथ ही वह अपनी शक्ति को भी इतनी 
बढा चुका था कि अब वह स्वतत्र रूप से गोरखों के साथ राजनीतिक सबंध 
स्थापित कर सके । इस लिए महाराजा रणजीत सिंह ने नेपाल के मिशन के प्रति सद्‌- 
भावना का प्रदर्शन किया | नेपाल का दूत महाराजा की बहुत प्रशसा करके उसकी 
सहायता प्राप्त करना चाहता था | इस समय पर उन्होने रणजीत सिंह को हिन्दुओ्नो 
के 'दीपक' और 'अवतार' आदि की उपाधियों से अलकृत किया। और महाराजा ने 
भी यह वक्‍तव्य दिया कि दोनो राज्यों के उद्देश्य एक-जैसे है और वह॒ एक दूसरे के 
साथ अधिक मेल-मिलाप करना चाहते है।इस लिए लाहौर नरेश ने पत्र में नेपाल 
दरबार को कैप्टन करबर सिंह के हाथो भेजे गए उपहारों के लिए बहुत धन्यवाद दिया 


228 पंजाब का इतिहास 


आऔर यह इच्छा व्यक्त की कि उनकी परस्पर मित्रता बढती जाएगी। इस किस्म का 
व्यवहार पहले कभी नहीं किया गया था। वास्तव मे नेपाल राज्य के साथ महाराजा 
रणजोत सिह के राजनीतिक सबध श्रग्नेजो के अधीन थे और अंग्रेज नही चाहते थे कि 
ये दोनो दरबार मिलकर किसी समय भी उसके विरुद्ध कारवाई कर सके । पहले नेपाल 
की ओर से जब कभी ऐसी कोशिश की गई तो महाराजा रणजीत सिंह ने नेपाल के दूत 
को मिलने का मौका भी नही दिया। 

लद॒दाख मे जोरावर सिह द्वारा महाराजा रणजीत सिंह श्रपने राज्य की सीमाओं 
का जो विस्तार कर रहा था, उसका भी उद्देश्य यही प्रतीत होता था कि वह नेपाल 
राज्य के साथ पहाडो के मार्ग से अपना सम्पर्क बनाना चाहता था, चाहे यह रास्ता 
कितना ही बीहड क्यो न हो । लदुदाख मे सिक्‍्खो का अ्रधिकार स्थापित करना एक तरीके 
से नेपाल में पहुँचने की इच्छा का द्योतक था| यह बात श्रग्नेजो से छुपो नही थी। 
सन्‌ 837 मे कनेल वेड ने, जो कि लुधियाना मे भ्रग्नेजो का राजनीतिक एजेट था, लाहौर 
से लौटने पर गवर्नर जनरल को भेजी अपनी रिपोर्ट मे लिखा था कि “उसे अपनी लाहौर 
की यात्रा से ऐसा अनुभव हुआ है कि रणजीत सिंह का लद॒दाख को प्राप्त करने का एक 
उद्देश्य यह भी है कि अपने इलाके को 'स्पित' नदी तक बढा लिया जाए ताकि वह 
नेपाल के उत्तरी पूर्वी सरहद के साथ लग जाए। ऐसा होने पर दोनो सरकारे भ्रापसी 
मेलमिलाप बढा सकेगी | बेशक ऐसा लगता है कि लाहौर दरबार ने इस इलाके में 
सैनिक कारवाई शअ्रपता व्यापार बढाने के लिए की है परन्तु भ्रसली उद्देदय 
लाहौर दरबार का नेपाल राज्य के साथ सीधा सबंध स्थापित करना है जिस 
को महाराजा रणजीत सिह अपने लिए बडा लाभदायक समभता है क्योकि इस किस्म 


की सधि आगे जाकर दोनो सरकारो के लिए परस्पर महत्त्वपूर्ण सिदूध हो सकती है ।” 
उसने यह भी लिखा कि नेपाल के राजनीतिक मिशन के लाहौर पधारने पर और महा- 
राजा रणजीत सिंह का उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार यह सिद्ध करता है कि महाराजा 
रणजीत सिंह श्रपना मन बता चुके है कि वह उस राज्य के साथ राजनीतिक सबंध स्थापित 
करके, जिस का इलाका पजाब राज्य के साथा नही लगता था, कोई विशेष उद्देश्य 
प्राप्त करना चाहते है। यह समझना उचित नहीं होगा कि यह मित्रता साधारण रूप से 
एक दूसरे को तोहफे देने तक ही सीमित है | वेड साहिब ने स्पष्ट तौर पर यह भी 
कहा है कि “हमारे लिए यह समझता कि महाराजा रणजीत सिंह अपने स्वार्थ के सिवाय 
किसी और कारण से भी मित्रता रखते है अपने श्राप को घोखा देना होगा | न तो मै 
झौर न उसके इसी पद पर पुराने योग्य उत्तराधिकारी, सर डी० ऑक्टर लोनी और 
कैप्टन मर, इस किस्म का विचार रखते थे ।” 

अब यह बात बर्गर किसी लगलगाव के स्पष्ट हो गई थीं कि महाराजा रणजीत सिह 
अंग्रेजो की सदृभावना पर ही निर्भर नही रहना चाहता था। गोरखो के साथ निकट 
संबंध स्थापित करना इस बात का श्रतीक था कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कारवाई 
करने के समय अपनी सहायता के लिए किसी और राज्य को साथ भी सम्पर्क स्थापित 


देसी राज्यो केसाथ महाराजा रणजीत सिंह के सबंध 229 


करना चाहता था । नेपाल दरबार के साथ लाहौर दरबार के राजनीतिक सबंध स्थापित 
करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि श्रगर अग्रेजों के साथ मामला बिगड जाए तो 
रणजीत सिंह बिल्कुल अकेला न पड़ जाए । 

नेपाल राज्य के साथ महाराजा रणजीत सिंह के नये दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि रणजीत सिंह अपने आपको भश्रग्नेजों के विरुद्ध शक्षतिशाली बनाकर श्रपने 
लिए भारत में मित्र बनाना चाहता था। नेपाल राज्य के सिवाय उस समय उसके निकट 
कोई ऐसा राज्य नही था जिससे किसी किस्म की सहायता की आजा रखी जा सकती 
थी । नेपाल और लाहौर दरबार के राजनीतिक उद्देश्य जहाँ तक ग्रग्नेजों के साथ उनके 
सबंध थे बहुत हद तक एक-जैसे थे । दोनो को ही श्रग्नेजो से खतरा था। 


प्रश्न 
. शव मा छातर्ण रिखाओ शााह'3 780078 जाती ॥06 28॥972ॉक्वा. 


९, 


महाराजा रणजीत सिह के अफगानिस्तान के साथ सबंधो का उल्लेख 
कीजिए । 
2. डए0ए था णा्भन रिक्ाडा शाह शेणाएएओईओं एशेक्रा0ा5 जाए ऐ०एछो 


9 (१2० 4 ॥ 
नेपाल दरबार के साथ रणजीत सिंह के राजनीतिक सबधों का सक्षिप्त वर्णन 


कीजिए । 


27 
रणजीत सिंह का चरित्र और उपलब्धियाँ 


पजाब के इतिहास मे कोई और शासक या वीर पुरुष इतना सर्वप्रिय नही हुआ 
जितना कि महाराजा रणजीत सिंह। सर लेपल ग्रिफन जो किश्रग्रजों के राज्य मे 
पजाब सरकार के मुख्य सचिव थे और जिन्होने उसकी जीवनी लिखी है इस बात 
को बडी उल्लेखनीय मानते है कि महाराजा की मृत्यु के 90 साल बाद भी जब कि 
पजाब एक स्वतत्र राज्य नही रहा महाराजा रणजीतसिह का नाम हर पजाबी की जबान 
पर है और उसको एक साधारण किसान और उच्चकुल के कवर एक जैसे सम्मान 
से याद करते है । 


श्रदूभुत व्यक्ति : चाहे शारीरिक तौर पर महाराजा रणजीत सिंह बहुत कम 
प्रभावशाली था (कद दरमियाना, रग गहरा गेहुआँ) चेहरे पर चेचक के दाग और 
बाई झाँख से, कोरा) मगर किसी भी सभा में वह विशेष झाकर्षण का केन्द्र होता था। 
उसकी दृष्टि बहुत श्रन्वीक्षक थी और वह॒ हर समय ज्ञान प्राप्त करने का अभिलाषी 
रहता था। बहुत से अग्रेज अधिकारियों ने जो कि महाराजा को समय-समय पर 
मिलने झ्ाते रहे उनके बारे मे विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। उनके चरित्र की भिन्‍्न- 
भिन्‍न विशेषताएं समकालीन इतिहासकारो ने भी, जिन मे हिन्दुस्तानी भी थे और 
यूरोपियन भी, अच्छी तरह से वणित की है। मूर क्राफट, बर्न्ज, जेकोमा, ह्यगल, 
मेकग्र गर और ओऔसबॉर्न झ्रादि यूरोपियनों ने उनके चरित्र का बहुत भ्रच्छी तरह 
चित्रण क्रिया है । 

एक सिपाही के रूप मे रणजीत सिंह जन्म से ही सिपाही था। उसकी 
रुचि बचपन से ही युद्ध कार्यों मे अधिक थी और वह सामन्य शिक्षा प्राप्त करने का 
इच्छुक नही था। बताया जाता है कि बाल्यकाल में ही वह अपने साथियों को दो 
टुकडियो मे बाँट कर स्वयं एक का नेता बनकर उनको दूसरी टुकडी के साथ युद्ध 
करने की टूनिंग दिया करता था। उससे पअ्ग्न जो के राजनीतिक एजेंट वेड साहिब 
को श्रपत्ती एक भेंट में बताया था कि जब उसके पिता महासिंह का देहात हुआ था 
तब॑ उसने 75 हजार के 75 हजार कारतूस जो कि उसके पिता ने पीछे छोड़े थे 
निशानेबाजी की दूनियग में खर्च कर दिये। इससे अनुमान लगाया जा सकता है 
कि वह कितना कृशल निशानेबाज था। इसके साथ ही वह घुड़सवारी का भ्रत्यन्त 
शोकोन था और युवा अवस्था मे घोडे पर 60-70 मील लगातार सवारी कर सकता 
था। उसका शरीर गठीला था भौर वह झ्रथक परिश्रम कर सकता था । वह नेता के रूप 


330 


रणजीत सिंह का चरित्र और उपलब्धियाँ 23[ 


में हमेशा अपनी सेना के आगे रहता था। युद्ध मे उसका साहस अद्वितीय था। 
बहुत से मौको पर वह अपनी निजी बहादुरी और सूक-बूक से ही सफल हुआ था। 
घोडो के लिए उसका प्रेम असीम था। उसने अपने अस्तबल मे सेकडो अ्रच्छ से श्रच्छे 
घोडे प्राप्त किये थे जिनको हीरे जवारात से सुसज्जित किया जाता था । 

राजनीतिज्न के रूप में * महाराजा एक सुलभा हुआ राजनीतिज्ञ (नीतीवान) 
था। वह समय पर अ्रपनी सू क-बूक से काम लेकर कठिन से कठिन समस्या का 
समाधान करने की कोशिश करता था। अग्नेजो ने भी इस बात का विज्वेष तौर 
पर वर्णन किया है कि महाराजा जोश मे भी किसी किस्म का नुकसान नहीं करता 
था । वह भ्रच्छी तरह समझता था कि उनको किस हद तक जाना है, वह श्रपनी 
शक्ति को वुथा नहीं गँवाता था। वह बडे ठडे दिल से कारवाई करता था जैसा कि 
अंग्रेजो के और अफगानों के साथ उसके सबधो से स्पष्ट होता है। श्रपने सारे 
राज्य काल में उसने अपनी नीति का एकातिक' निष्ठा से पालन किया । 

एक शासक के रूप सें : महाराजा के एक श्र ष्ठ और कुशल शासक होने का सबूत 
इस बात से मिलता है कि उसने अपनी सारी प्रजा की पालना का काम अपने जिम्मे 


ले लिया और धर्म के आधांर पर किसी को किसी किस्म की हाति नही होने दी । 
इसलिए पंजाब मे रहने वाले सभी लोग उसको अपना प्रिय शासक समभते थे और 


उसकी प्रजा होने मे गौरव का अनुभव करते थे । यह बात उसके लाहौर मे प्रवेश करने 
के सम्रय से ही सिद्ध हो गई थी क्योकि उस समय भी उत्तकों लाहौर में रहने वाले 
बहुस ध्यक ,मुसलमानों ते विशेष तौर पर उसे आमत्रित किया था कि वह उनके शासन 
का भार भ्रपने ऊपर ले ले क्योकि एक योग्य शासक के तौर पर उसकी प्रशसा वे 
बहुत सुन चुके थे। महाराजा रणजीत सिंह ने शासक के तौर ,पर सब वर्गों को भर 
सब जातियों को एक समान समभते हुए मिल-जुल , कर रहने का उचित प्रबन्ध किया 
था | यह बात भी प्रमाणित है कि उसके शासन के अधीन किसी को किसी प्रकार 
की कोई शिकायत नही थी । हर एक योग्य आदमी उसके शासन में उचित स्थान 
प्राप्त कर सकता था और हिन्दू, सिक्‍ख, मुसलमान, डोगरे, कद्मीरी ब्राह्मण, गोरखे 
प्रथवा यूरोपियन भी उच्च पदो पर नियुक्त थे। महाराजा की सबसे बडी योग्यता 
शासक के रूप में यह थी कि उसने सारे पंजाब का एकीकरण करके अपने सारे राज्य 
मे उस समय के अ्रनुसार शासन प्रबन्ध किया जो कि उसके अपने कड़े निरीक्षण मे 
अच्छी ,तरह चलता रहा श्र जिससे उसकी प्रजा बहुत सतुष्ट थी। उसका शासव 
प्रबन्ध उसके पहले" मिसल,काल के शासन प्रबन्ध - से बहुत अच्छा सिद्ध हुआ और 
लोगो ने उसका बहुत, स्वागत किया । 

बेशक महाराजा रणजीत सिंह को अधिक समय अपने राज्य के विस्तार में 
सैनिक कारवाइयो में लगाना पडा और उसका विशेष ध्यान,अपनी सेनिक जक्ति 
बढाने और सेना का पुनर्गठन करने मे लगा रहा तथापि उसने सावंजनिक शासन 
प्रबन्ध मे' सुधार करके उस समय की आवश्यकता के अनुसार शासन स्थापित किया । 
इस कार्य मे उसने कोई विशेष नई प्रणाली नही भ्रपनाई । केबल पुराने मुगल काल के 


232 पजाब का इतिहास 


प्रबन्ध या पजाब के परम्परागत पचायती प्रबन्ध को फिर से चालू कर दिया। ऐसा 
करना वास्तविक तौर पर लाभदायक सिद्ध हुआ क्योकि उसके पास इतना समय नही था 
कि वह सार्वजनिक शासन मे विस्तार से सुधार कर पाता ) इस लिये उसने सर्वसाधारण 
की जरूरत के मुताबिक सीधा सादा शासन स्थापित किया । 

महाराजा रणजीत सिह ने विशेष ध्यान अपनी सेना के पुनर्गठलत की ओर 
दिया । उसको अपने राज्य काल के आरम्भ से ही यह अच्छी तरह से ज्ञात 
हो गया था कि अग्रेजो जैसे शक्तिशाली राज्य के साथ उसके सबंध स्थापित 
होने पर सुरक्षा का उचित प्रबध बहुत जरूरी है| इस कार्य के लिए उसने 
भ्रपनी सेना के अग्रेजी सेना के अनुसार ही पुनर्गठन करने मे न तो किसी 
किस्म के खर्च की परवाह की और न ही इस कार्य की तरफ लापरवाही होने 
दी। परिणामस्वरूप उसने 20-25 सालो में अपनी सेना को बिल्कुल परिचिमी 
तरीके पर ट्निंग देकर उसे इतना योग्य बना दिया कि वह अग्न॑ जो के विरुदृध पजाब 
की सुरक्षा के योग्य बन गई। इस कार्य मे जो सफलता महाराजा रणजीत सिह ने 
प्राप्त की वह विशेष तौर पर उल्लेखनीय है क्योकि इतने थोडे समय में इतना महान 
काम किसी भी और भारतीय. झासक ने नही किया था। उससे पहले मराठो ने या 
टीपू सुलतान ने विदेशियो की सहायता से अपनी सेना को यूरोपियन हथियारों से लैस 
करके उसी प्रकार टू निंग देने का बहुत प्रयत्न किया था पर उनका प्रयास इतना सफल 
नही कहा जा सकता जितना कि महाराजा रणजीत सिंह का । महाराजां रणजीतसिह 
नें एक तरह से पंजाब की परम्परांगत सैनिक प्रणाली पर सफल तौर पर पश्चिमी 
सिस्टम चालू कर दिया था । 

उदार और दंयालू राजा के रूप में : महाराजा रणजीत सिंह को हर प्रकार 
से महान और दयावान शासक कहा जा सकता है क्योंकि उसकी सारी नीति शासन 
प्रबन्ध, लोगो के प्रति भ्रच्छे व्यवहार और प्रजा की भलाई के सिद्धान्त पर भ्राधारित थी । 
उनकी उदारता भर लोगो के प्रति दया और प्रेम भाव के कारण उसको “लख बखझ्शा” 
या “पारस पंत्थर” भी कहा है। यह सत्य है कि उसने ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी 
उदारता दिखाई थी जिसने युद्ध मे उसका विरोध किया था। उसको अधिराज 
मानने पर ऐसे व्यंक्ति को महाराजा ने उचित पैन्शन देकर सम्मान योग्य जीवन 
बिताने के योग्य बेना दिया। महाराजा नहीं चाहता था कि चाहे वह उसका शत्रू 
'रह चुका हो ऐसे उच्च धरानों के लोग भीख भाँगते हुए लाहौर के बाजारों में फिरते 
न॑ंजर आाएँ । इस तरह से मुलतान और कसूर की नवाबो के उत्तराधिकारी थोड़ी बहुत 
पैन्शेन और जागीर प्रकर लाहौर मे रहते थे और दरबार में उतको भी बुलाया जाता 
था। महाराजा नें किसी अ्रपराधी को मरण <ण्ड नहीं दिया । यह ठीक है कि 
विरोध करनें पर महांरांजा अपने दात्रु के विरुद्ध पूरी' शक्ति लगाता था ओर अपने 
मित्रों के प्रति बेंहुत उदार'था। इसीलिए खुशवन्त सिंह ने ठीक ही कहा हैं कि 
“महाराजा रणजीत' सिंह में एक पंजाबी के गुण और अवगुण पुरी मात्रा में पाये 
जाते थे “॥ ्ि ॥ ह 


रणजीत सिंह का चरित्र और उपलब्धियाँ 233 


राष्ट्रवादी राजा के रूप मे महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य काल मे 
धर्म निरपेक्ष शासन द्वारा उसके भ्रधीन रहने वाले मुसलमान, हिन्दू और सिक्‍्खो को पूरा 
सरक्षण दिया । इस नीति का आधार इस सिद्धान्त पर था कि उसने पहली बार 
पजाब मे एक पजाबी शासक के तौर पर राष्टीयता की भावना जाग्रतू की। वह 
स्वय सब लोगो के त्योहारों भे शामिल होता और सब धर्म स्थानों का उचित सम्मान 
करता और सारी प्रजा को एक जैसा समभता । इसलिए सारी प्रजा उसका राष्ट्रीय 
नरेश के रूप मे सम्मान करती। पजाब मे पहली बार ऐसी भावना को उजागर 
किया गया जिससे वहाँ का रहने वाला साधारण आदमी भी अपने आपको पजाबी 
समभने लगा । पजाब के प्रति अपनी देश भक्ति का सबूत सब पजाबियो ने अग्नेजों 
के विरुद्ध दो युद्धो में दिया। मिसाल के तौर पर हिन्दू, मुसलमान और सिक्खों ने 
महाराजा की समाधि पर जाकर एक साथ पजाब की स्वतत्रता को अपनी पूरी शक्ति 
से बनाये रखने की सौगन्ध खाई और युद्ध क्षेत्र मे जाकर अपनी देश भक्ति का प्रमाण 
दिया । यह निस्स॑देह कहा जा सकता है कि उस समय सब ने मिलकर अपने पजाबीपन 
का सबूत दिया था और यह महाराजा रणजीत सिंह की पजाब को सबसे बडी 
देन थी। पजाब के प्रसिद्ध राष्ट्कवि शाह मुहम्मद ने जगनामा लाहौर मे स्पष्ट 
शब्दों में सिक्‍्खो की भअग्न॑ जो के विरुदृध लडाई, (सन्‌ 845-46) भे पजाबी वीरो की 
प्रशसा की है । 

“अ्रज होवे सरकार ताँ मुल्ल पावे, जेहडिया तेगाँ खालसे ने मारीयाँ ने, 

शाह मुहम्भदा इक सरकार बाजी, फौजाँ जित के अन्त नू हारियाँ ने” । 

महाराजा रणजीत सिंह की उदारता की बहुत सी मिसाले है। उसने जहाँ 
हरिमन्दिर साहिंब को बहुत दान दिया वहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों के धर्म स्थानों 
को भी दान पात्र माना । उसकी धार्मिक सहिष्णुता इतनी प्रसिद्ध थी कि सब 
धर्मों के भ्रनुयायी पूरी तरह से अपने घ्म॑ का पालन करने में स्वतत्र थे। इस बात 
का प्रमाण हमे महाराजा के बीमार होने पर उन के स्वास्थ्य के लिए की गई प्रार्थनाओं 
से मिलता है जोकि मुसलमानों ने मस्जिदों में, 'हिन्दुओं ने मन्दिरो में और सिक्‍खो 
ने गुरहारीं मे की । यह ठीक है कि महाराजा एक अच्छे सिक्‍ख के तौर पर अपने 
धर्म का पालन करता था, परन्तु किसी प्रकार से उसने किसी और धर्म के मानने 
वाले को शिकायत का कंभी भौका नही दिया। अ्रत* इस बात में कोई अतिशयोक्ति 
नहीं कि महाराजा रणजीत सिह पंजाब का सर्वंप्रिय और राष्ट्रीय नरेश था । 

पंजाब के पतन के लिए महाराजा रणजीत सिह का उत्तरदापित्व 

महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का पतन दो विशेष कारणों से हुआ । वे 
कारण है * 

(क) ऐसे कारण जिनके लिए महाराजा रणजीतत सिह को व्यक्तिगत रूप 

में उत्तरदात्नी कहा जा सकता है। | 
(ख) « वे कारण जितके लिए महाराजा को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता। 


234 पजाब का इतिहास 


(क) ऐसे कारण जिनके लिए महाराजा रणजीत सिंह को व्यक्तिगत रूप में 
उत्तरदायी कहा जा सकता । 


. व्यक्तिगत कारणों मे सर्वप्रथम यह बात थी कि महाराजा रणजीतसिह ने 
सम्‌ चा राजतत्र सर्वथा अपने अधीन रखा हुआ था और इसका अनुचित केन्द्रीकरण किया 
हुआ था। ऐसे राजप्रबन्ध में बेशक एक व्यक्ति कितना ही योग्य और सफल 
क्यो न हो यह असम्भव हे कि वह सदैव जीता रहे | भारत के इतिहास मे कई बार 
ऐसा हुआ कि एक महान शासक की मृत्यु के बाद उसके राज्य का पतन अ्रवश्यम्भावी 
हो गया । कारण कि किसी योग्य उत्तराधिकारी को वह अपने जीवन काल मे योग्यता 
प्राप्त नही करने देता था और न ही राज्य के काम मे उनको उचित भाग दिया 
जाता था। जहाँ यह चाहिये था कि वह अपने उत्त राधिकारियो को यह अधसर 
देता कि वे राज्य को चलाने की योग्यता और अनुभव प्राप्त करते। परन्तु हो 
सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह को सारा बोझ अपने ऊपर ही उठाना पडा हो 
श्र ऐसी स्थिति उत्पन्न नही हो सकी हो जब कि वह उचित विकेन्द्रीकरण करके दूसरों 
को योग्यता प्राप्त करने देता। महाराजा के बारे मे यह भी कहा जा सकता है कि 
वह “स्वय ही सरकार थे” । और उनके मरने के बाद यह भी कहा जा 
सकता है कि पजाब में राज्य करने की कोई आसामी खाली नहीं थी बल्कि एक 
बडा सा शून्य पैदा हो गया था। भाव यह है कि उसके मरणोपरान्त सारा केन्द्रीय 
शासन एक तरह से अपग बन कर रह गया था | 

2. महाराजा रणजीत सिंह को पूर्ण ज्ञान था कि उसके भ्रधीन डोगरा 
परिवार ग्रनुचित तौर पर शक्तिशाली बन गया था। तीनों डोगरा भाइयो-ध्याव 
सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत्‌ सिंह ने दरबार मे सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिये थे 
और उनकी जागीरे और इलाके बहुत विशाल हो गये' थे | डोगरा परिवार ने अपनी 
शक्ति का दुरुपयोग करके सारे शासन को अपने अधीन कर लिया था। वह किसी 
और व्यक्ति या ग्रूप को पनपने ही नही देते थे । किसी हद तक महाराजा भी अपने 
झापको ड्रोगरो के विरुद्ध कारवाई करने मे भ्रसमर्थ समझता था। यही नहीं डोगरे 
लाहौर दरबार के लिए खतरा बन गये थे जिसका महाराजा को भली भाँति ज्ञान 
था | परन्तु .वहू इस बुराई को दूर करने मे ब्रिल्कुल , असमर्थ हो गग्ना था । इसलिए 
डोगरा परिवार के प्रभाव' को अनुचित, रूप मे बढ़ने देना बहुत हद तक महाराजा 
की अपनी कमजोरी का फल था जो झागे जाकर राज्य के पतन का एक बडा 
कारण सिद्ध हुआ । 

3. यूरोपियतन अफसरों कीं नियुक्ति * महाराजां रणजीत सिह ने अपनी 
सेना का पुनरगंठन करने के लिए बड़े-बड़े वेतत देकर यूरोपियन अफसरों को इस 
काम के लिए नौकर रखा था। परल्तु महाराजा जानेते हुए भी इस बात की झाशा 
रखता था कि वे लाहौर दरबार के वफादार' रहेगे। यूरोपियन अफसर महाराजा को 
भूंठे आदइवासन देते रहते और 'बडी-बड़ी तनेख्वाहँ और इनाम प्रौप्त करके बहुत धन 


रणजीत सिह का चरित्र और उपलब्धियाँ 235 


इकट्ठा करते रहते । परन्तु उनमे से कोई भी महाराजा की मुत्यु के बाद मौका 
पडने पर दरबार के प्रति विश्वासपात्र सिद्ध नही हुआ । उनमे से कई तो अग्रेज़ों के 
गुप्त एजेन्ट के तौर पर काम करते रहे। इन अ्फसरो की नियुक्ति महाराजा की 
बहुत बडी भूल थी | इससे तो अच्छा था कि वह अफसरो की सेवाए थोड़े समय 
के लिए बेशक बेडी-बडी तनख्वाहों पर प्राप्त करते और योग्य पजाबी अ्फसरो को 
इस' काम के लिए ट्रेंड कर लिया जाता जैसा कि कई देशो मे दूसरे देशो से विशेषज्ञ 
बुलाकर किया जाता है । 

(ख) वे कारण जिनके लिए महाराजा को स्वय जिम्मेदार नहीं ठहराया 
जा सकता । 

. महाराजा के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। यह दुर्भाग्य की बात है कि 
उनका ज्येष्ठ पुत्र खडग सिंह बिल्कुल निकम्मा सिद्ध हुआ खास कर ऐसे राज्य के 
लिए जिसकी सुरक्षा का भार उसको सनिक शक्ति पर था और जहाँ के लोग एक 
प्रसिद्ध सेनिक नेता को ही अपना महाराजा स्वीकार करना चाहते थे । 

2. महाराजा रणजीत सिंह का यह भी दुर्भाग्य था कि वह पजाब में उस 
समय अपना राज्य स्थापित कर सका जब कि श्रग्रेज़् ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भ्रधीन 
सारे भारत पर अपना राज्य कायम कर चुके थे। मुख्य तौर पर व्यापारिक शासन 
के रूप मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी उत्तर परचम की ओर अपना प्रभाव बढाना उचित 
समभती थी । रणजीत सिंह की आरम्भिक विजयो के पदचात्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
ने अपने शासन को उत्तर परद्चिमी की ओर बढा कर उसके चारो ओर लोहे का एक 
घेरा डालना आरम्भ कर दिया था । महाराजा रणजीत सिंह को यह दुखदायी 
प्रनुभव हो गया था कि श्रग्नमेज उसके साथ सन्धि करने के बाद भी उसकी शक्ति को 
या उसके राज्य के विस्तार को बढ़ने से रोकना चाहते है। ऐसी हालत में बेशक 
रणजीत सिंह ते श्रपनी सूकबूक से काम लेकर अपने राज्य काल मे श्रग्न जो के साथ 
टक्कर नहीं ली या संघर्ष नही होने दिया परन्तु उसके मरने पर श्रग्न॑जों ने अपनी 
भावना बिल्कुल स्पष्ट कर दी। और इस बात का बहुत हृ्‌द॒ तक रणजीत सिंह को भी 
ज्ञान था जैसा कि उसने अग्रेज सारजट के उसको भारत का एक नक्शा दिखाने पर 
कहा था। अंग्र जी इलाको को लाल' रग से नक्शे पर ,दर्शाने पर महाराजा ने स्वयं 
कृहा था कि “एक दिन सब लाल हो जाएगा” ग्रर्थात्‌ पजाब' भी गअ्रत मे अग्रेजों 
के अधीन हो जाएगा | वह एक ऐतिहासिक तथ्य था जिसको महाराजा रणजीत सिंह भी 
नहीं मिटा सकता था । 


अरश्न 
]. *शविक्ाध[4 रिवाओ शाशी ए३5 769णाआए)8 407 ग6 | ० काइ- 
607 ० एवम, (णापाशा।. 
“पजाब के साम्राज्य के पतन के लिए महाराजा रणजीत सिंह उत्तरदायी 
थे, टिप्पणी कीजिए । 


28 


सिक्‍ख राज्य का संध्या काल' (839 से 849) 


महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र 
खडग सिंह को अ्रपना उत्तराधिकारी घोषित करके राजा ध्यान सिंह को प्रमुख अधिकारी 
या प्रधान मत्री के रूप मे राजप्रबध चलाने के लिए नियुक्त किया था। बडे महाराजा 
की क्रियाकर्म से निपट कर 27 जुलाई, 839 को खडग सिंह का विधिपूर्वक राज्या- 
भिषेक हुआ। आरम्भ से ही शासन को चलाने में कठिनाइया उत्पन्न होने लगी । 
कारण यह था कि महाराजा खडग सिह स्वावलम्बी न होने के कारण अपने निकट 
सबंधियो तथा चाटुकार व्यक्तियों के ज्यादा भ्रधीन होकर राज-काज में उनकी राय 
पर चलने लगा। उनमे से प्रसिद्ध था सरदार चेत सिंह । उसके प्रभावशाली पूत्र 
नौनिहाल सिंह ने अपने पिता की कमजोरी का लाभ उठाया और श्रपने तौर पर ही 
राजप्रबन्ध चलाने लगा । 

पुराने श्रधिकारियों ने चेत सिंह के दखल को भ्रनुचित समभते हुए उसका ग्रत्त करने 
का उपाय किया । इस षड़्यत्र मे युवा कुमार नौनिहाल सिह को भी मिला लिया गया । 
राजा ध्यान सिंह इस काम में सबसे आगे थे क्योकि चेत सिंह ने खुले दरबार मे उसको 
धमकी दी थी कि 24 घण्टो में ही उसका प्रभाव समाप्त कर दिया जयेगा। 

कुँवर नौनिहाल सिह के साथ मिल कर डोगरा ग्रुप ने रात के समय किले मे प्रवेश 
करके चेत सिंह को जिस समय वह महाराजा खडग सिह के साथ उसके सोने वाले कमरे 
मे था पकड़ कर मार दिया । इस काम में राजा ध्यान सिह सबसे आगे था। महाराजा 
खडग सिंह ने अपने विश्वस्त सलाहकार और सबधी की मृत्यु पर और वह भी उसके 
सामने होने पर बहुत शोक मनाया। महाराजा कूँवर नौनिहाल सिह और वरिष्ठ 
अधिकारियों से रुष्ट हो गया श्रौर उसने दरबार के कामो मे किसी किस्म की रुचि 
ही लेनी छोड दी | उसने किला छोडकर शहर में अपनी हवेली मे चले जाने की भी 
धमकी दी । विरोधी ग्रूप ने किसी प्रकार से न तो महाराजा की कदटुता को कम था 
दूर करने की कोशिश की झ्रौर न ही उसकी चेतावनी की तरफ कोई ध्यान दिया। 
इस दल ने अग्नेजो के राजनीतिक एजेट, वेड साहिब के महाराजा खडग सिह के साथ 
सहानुभूति प्रकट करने पर पजाब के आतरिक प्रबन्ध मे हस्तक्षेप के आरोप में लुधियाना 
से बदलवा दिया और उनके स्थान पर नये राजनीतिक एजेट क्लाक साहिब को नियुक्त 
करवा दिया । 

महाराजा खडग सिंह राजकाज से विमुख होकर धार्मिक काम के लिए अमृतसर 
चला गया, जहाँ पर वह अधिक बीमार होने पर लाहौर पहुँचकर 5- -840 को 

237 


238 पजाब का इतिहास 


परलोकवासी हुआ । कवर नौनिहाल सिंह पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने 
अपने पिता की सेवा करने के स्थात पर राजकाज का काम सम्भालने की उत्सुकता 
दिखाते हुए उनके जीवन का अ्रन्त निकट लाने मे सहायता दी थी । कवर नौनिहाल सिंह 
जो कि पहले भी राजकाज मे प्रमुख भाग लेता रहा था अब सर्वेसर्वा बनने और निरकुश 
शासन करने के लिए बडा उत्कठित था। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराजा 
खडग सिंह के दाह सस्कार करते समय उसने किसी किस्म का शोक प्रकट नही किया 
और अपने साथियो को ऐसा सकेत दिया कि श्रब वह राजकाज बहुत अ्रच्छी तरह से 
और अपनी इच्छा से चला सकेगा | इस को देवयोग कहिए या कोई षड़यतन्न कि नदी से 
लौटते समय किले को जाते हुए जब वह बाहरी दरवाजे से गुजर रहा था तो बिल्कुल उसी 
समय उसका एक भाग गिरा और कुंवर नौनिहाल सिह बुरी तरह से घायल हो गया 
राजा गुलाब सिह का पुत्र मिया उधम सिंह, जो कि उस समय उसके साथ चल 
रहा था, उसी स्थान पर मर गया। घायल नौनिहाल सिह को शीघ्र उठाकर 
किले मे ले जाया गया और राजा ध्यान सिंह ने घोषित किया कि कुँवर ठीक- 
ठाक है| सीरे मामले को इस तरह से गुप्त रखा गया कि कूँवर की धमंपत्नी और 
उनकी माता को भी उनके पास नही जाने दिया गया | उनको उसी समय सूचना दी 
गई जब नौनिहाल सिंह प्राण त्याग चुका था। इस तरह से एक ही दिन मे महाराजा 
खड़ग सिंह भौर कुँवर नौनिहाल सिंह की मृत्यु से रणजीत सिह के वश का श्रत 
गया । 

पजाब मे चेत सिंह की मृत्यु सबसे पहला राजनीतिक वध था और राजवश के 
किसी भौर सीधे उत्तराधिकारी के न होने के कारण गृह युद्ध की नीव रखी गई भी । इस 
भंगडे से सिकंख राज्य के अत का आरम्भ हुआ । 

उस समय सुप्रसिद्ध अधिकारी राजा ध्यान सिंह ने कुंवर शेर सिंह को राजगद्दी 
पर बैठाने की योजना बनाई और उसको अपनी जागीर बटाला से बुला भी लिया । परन्तु 
देर सिंह के लाहौर पहुँचने पर कुंवर नौनिहाल सिह की माता चान्दकौर ने राज्य 
पर अपना अधिकार अधिक समका और उसका विरोध किया और यह भी घोषणा कर 
दी कि कुंवर नौनिहाल सिंह की पत्नी गर्भवती है और उसकी सतान होने तक यह 
निश्चित नही है कि राजवंश की उस शाखा मे से उत्तराधिकारी पैदा नहीं होगा । अत. 
उस समय तक माई चान्दकौर ने राजकाज स्वय चलाने का निरचय किया । ऐसी 
स्थिति मे ध्यान सिंह ने कुँवर शेर सिंह को वापिस बढाला चले जाने का सुझाव 
दिया । 

माई चान्दकौर के सहायक म्रहाराजा रणजीत सिह के वशज सिंधावालिया 
सरदार थे और उसको ध्यान सिंह के बडे भाई राजा गुलाब सिंह और उसके अपने पुत्र 
राजा हीरा सिंह का भी सहयोग प्राप्त था | इस ससय बडी अदभुत राजनीतिक स्थिति 
उत्पन्त हो गई थी | एक झोर तो कुंवर शेर सिंह और उसके सहायक राजा ध्यान सिंह 
थे और दूसरी शोर किले के अन्दर माई चान्दकौर झौर उसके साथी सिधावालिये 


सिक्‍ख राज्य की सध्या काल 239 


और क्‌छ डोगरे थे । ऐसा प्रतीत होता है कि इसमे भी डोगरो की गहरी चाल थी । 
उन्होने दोनो दलो का साथ देकर दोनो तरफ से लाभ उठाने का प्रबन्ध कर लिया । 
डोगरे पजाब पर अपना प्रभाव किसी तरह से भी कम नही होने देना चाहते थे | इसलिए 
राज्य के लिए युद्ध करने वाले दोनो दलो के साथ वे शामिल थे । इनका उद्देश्य केवल 
यही हो सकता था कि किसी दल की भी विजय होने पर डोगरा पार्टी अपना प्रभाव 
कायम रख सकेगी । साथ ही डोगरे यह भी सिद्ध करना चाहते थे कि उनकी सहायता के 
बिना कोई दल भी शायद सफल नही हो सकता । 

इस स्थिति से असतुष्ट होकर राजा ध्यान सिंह जम्मू चला गया और कूँवर 
शेर सिंह को श्राव्वासन दिया कि लाहौर मे स्थिति अनुकूल होने पर उसको फिर 
निमत्रण भेजा जायेगा । इसी बीच' शेर सिंह ने सन्‌ 840 के अन्त में अपने मित्र 
जनरल  वन्तूरा की सहायता से लाहौर पर अश्रधिकार करने की कोशिश की । परन्तु जैसा 
कि हम जानते है माई चान्दकौर के प्रमुख सहायक राजा गुलाब सिंह ने भी श्रपने राजपूत 
सेनिक जम्मू से बुलाकर किले की सुरक्षा का यथोचित श्रबन्ध किया और यह घोषणा 
कर दी कि वह एक अच्छे राजपूत के तौर पर अन्त तक पूरी शक्ति से प्रतिरक्षा 
करेंगे । बेशक कुँवर शेर सिह लाहौर आ गया था और उसने किले पर अ्रधिकार प्राप्त 
करने की कोशिश की थी परन्तु राजा गुलाब सिंह और उन के सहायको ने बडी वीरता 
से उसका विरोध किया और उस समय तक किसी प्रकार की बातचीत करने से भी 
इकार कर दिया जब तक राजा ध्यान सिंह जम्मू से लाहौर नहीं पहुँच जाता। 
ध्यान सिंह के' राजधानी पहुँचने पर उसने कुंवर शेर सिंह को सलाह दी कि उनके 
लिए यही उचित होगा कि वह चान्दकौर के साथ समभौतावार्ता आरम्भ कर दे । 
कूँवर शेर सिंह ते यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजकाज चलाने मे राजा ध्यान सिंह 
को पहले की तरह ही पूर्ण अधिकार प्राप्त होगे। माई चान्दकौर के साथ इस आधार 
पर समझौता किया गया कि उनको जम्मू के निकट जागीर देदी जाएगी और उनके 
राजपूत सहायको को पूरे सम्मान और सब सामान के साथ किले से बाहर जाने दिया 
जायेगा । यह भी भ्राइवासन दिया गया कि कुँवर नौनिहाल सिंह की पत्नी से बच्चा पैदा 
होने तक उनको सम्मानित तरीके से लाहौर में रहने दिया जाएगा | इस तरह के समभोौते 
हो जाने पर जो कि दोनो शोर से मुख्यत डोगरा सहायको के सौजन्य से हुआ था 
अधिकतर लाभ भी डोगरों को ही प्राप्त हुआ । बेशक कुँवर शेर सिंह को राजगदुदी पर 
बैठा दिया गया परन्तु सब अधिकार राजा ध्यान सिंह के पास रहे। दूसरी ओर माई 
चान्दकौर के दल के प्रमुख साहयक राजा गुलाब सिंह ने जम्मू के निकट जागीर 
दिलाने से अपता प्रभाव कायम रखा और साथ ही यह भी निश्चित कर लिया कि उस 
को किला छोडकर जाने पर वहाँ से सब खजाना और दूसरी सपत्ति भी बिता किसी 
रुकावट के ले जाने दी जाएगी । जब कूवर शेर सिंह ने किले मे प्रवेश किया तो खजाना 
बिल्कुल खाली था । इस तरह से डोगरो के दोनो हाथो मे लड्डू थे । 

शेर सिंह 20 जनवरी, 84 को राजगद्दी पर बैठ गया। ध्यान सिंह को उसका 


240 पजाब का इतिहास 


प्रमख वजीर घोषित किया गया और कूँवर प्रताप सिंह सू पुत्र महाराजा शेर सिंह उनके 
उत्तराधिकारी बनाये गये । महाराजा शेर सिंह के राज्यक्राल के आरम्भ से ही उनके 
पक्ष मे और प्रतिपक्ष मे शक्तिशाली धडे पैदा हो गये थे । कपूरथला के राजा निहाल सिंह 
श्रहलूवालिया, प्रसिद्ध धार्मिक नेता भाई ग्रबख्श सिंह, घन्‍ना सिंह मलवई और फ्रासीसी 
जनरल वन्तूरा और कोर्ट उनके सहायक माने जाते थे । उनके प्रमुख विरोधी संधावालिया 
सरदार थे जोकि महाराजा रणंजीत सिंह के शरीक होने के नाते शेर सिंह को 
रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे और माई चान्दकौर के साथ थे तथा 
महाराजा की पहली शाखा के पक्ष मे थे। भाई गोविन्द राम, भाई राम सिंह और 
जमादार ख्‌शहाल सिंह भी शेर सिह के महाराजा बनने से प्रसन्‍न नही थे । 

सधाव्गलियो ने पजाब को त्याग कर अग्रेजी इलाके मे जाकर माई चान्दकौर 
के हक मे अग्न॑जो से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। परल्तु अग्न॑जो ने इस घरेलू 
मामले मे हस्तक्षेप करने से इकार कर दिया । तथापि सधावालिये पजाब के बाहर 
से शेर सिंह के विरुद्ध पडयत्र खडे करते रहे । 

महाराजा शेर सिंह स्वाभाविक तौर पर उदार था और अपने विरोधियों से नर्मी 
का बरताव करता था । माई चान्दकौर से उसने सुलह करने की चेष्टा की परन्तु उसकी 
सब कोशिश विफल हो गई । इसलिए महाराजा ने माई चान्दकौर को किला छोड़कर 
शहर में अपनी हवेली मे जाकर रहने का प्रबन्ध कर दिया। फिर भी माई चान्दकौर 
ने महाराजा के विरुद्ध अपनी कारवाई बन्द नही की और वह एक तरह से सब षड्यत्रो 
का केन्द्र बत गई । 

दूसरी ओर महाराजा की सेना ने काफी कठिनाई पैदा कर दी। महाराजा 
शेर सिंह के गद॒दी पर बंठने के पश्चात्‌ उन्होंने यह समझा कि महाराजा उनकी सहायता 
से ही सफल हुआ है। इसलिए वे अनुशासनहीनता पर उतर आये | कई बार वे लोगों 
को इस कारण लूट लेते थे कि वह महाराजा के विरोधी थे। महाराजा की तरफ से 
साधारण फौजियो के वेतन मे एक रुपये सी वृद्धि करने से वह सतुष्ट नही हुए और 
यह समभने लगे कि महाराजा यूरोपियन अफसरो के कहने से वेतन में और वृद्धि से 
इकार कर रहे हे । परिणामस्वरूप वह यूरोपियन जरनैल कोर्ट और वस्तूरा के विरुद्ध 
हो गये और बाकी सरदारो पर भी अआक्षेप करते लगे। राज्य मे लूटमार और राजनीतिक 
वध शुरू हो गये । महाराजा शेर सिंह ने ऐशपरस्ती के कारण राजकाज की तरफ 
बिल्कुल ध्यान नहीं दिया | वह बहुधा शिकार आदि के लिए राजधानी से गैरहाजिर 
रहता था। उसकी अनुपस्थिति मे ध्यान सिंह का प्रभाव भी कम होने लगा था क्योकि 
पहले ही दरबार मे उनके विरुद्ध शक्तिशाली सरदार थे । 

सतलुज के पार अग्रेज्ञों ने इस गड़बड की स्थिति को देखते हुए महाराजा को 
चेतावनी दी कि उसके राज्य मे व्यवस्था को सामान्य करने के लिए उनको हस्तक्षेप 
करना पड़ेगा । ऐसी स्थिति मे महाराजा ने भी शासल की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू 
किया। लेकिन उसने राजा ध्यान सिंह की सलाह पर अग्नेजों के राजनीतिक एजेंट 


सिक्‍ख राज्य का सध्या काल' 24] 


को उत्तर दिया कि उसको लाहौर दरबार के शासन में दखल देने की आवश्यकता 
नही पडेगी । 

राज्य मे सैनिक गडबड जारी रही । मण्डी, कुल्लू, मुलतान और डेराजात से सेना 
के विद्रोह के समाचार मिलते रहे । पेशावर और कर्मीर मे भी गडबड फैल गई। 
श्रीनगर मे' कश्मीर के गवर्नर कर्तेल' मिया सिंह को उसके अधीन सेना ने इस कारण मार 
दिया कि उसने उनके वेतन में वृद्धि करने से इकार कर दिया था। ऐसी बिगडती 
हुई स्थिति मे महाराजा को कडे पग उठाने पडे । गडबड करने वालो के लीडरो को दण्ड 
दिया गया । परन्तु सेता में दरबार के विरुद्ध अशाति दूर नही हो सकी । 

दूसरी ओर महाराजा शेर सिंह और उनके प्रधान मत्री ध्यान सिंह के बीच भी 
अविश्वास बढ रहा था। वास्तव में डोगरा वजीर और महाराजा शेर सिंह मे 
परस्पर पूर्ण सदभावना नही थी, उनका आपसी मेल सौदेबाजी पर आधारित था। 
ऐसी स्थिति मे ध्यान सिंह ने कुवर दलीप सिंह को जिस का लोगो को बहुत कम 
ज्ञान था सामने लाने की कोशिश की । उसका उद्देश्य यह था कि महाराजा शेर सिंह 
को यह अनुभव कराया जाये कि रणजीत सिंह का कोई और उत्तराधिकारी भी प्राप्त 
किया जा सकता है। ऐसी कारवाई पर महाराजा के सहायको ने बहुत रोष प्रकट किया । 
खुले तौर पर वह बेशक उसका विरोध नहीं कर सकते थे परन्तु उन्होने महाराजा को 
ध्यान सिंह की तरफ से चौकस कर दिया । 


तब महाराजा शेर सिंह ने सधावालिए सरदारों की सहायता प्राप्त करने का 
विचार किया । उसने उनको क्षमा करने का आइवासन दिया । परन्तु सरदार श्रतर सिह 
और अजीत सिंह सधावालिया ने जो उस समय लुधियाना में थे उनकी इस बात को 
अस्वीकार कर दिया । उन्होने भ्रपने विचार इस बारे मे बदलने से इकार कर दिया कि 
महाराजा शेर सिंह वास्तविक रूप मे राज्य के उत्तराधिकारी है। वे इस बात की 
प्रतीक्षा कर रहे थे कि पजाब में राजनीतिक क्राति' होने पर वे अपना उद्देश्य प्राप्त 
कर सकेंगे । महाराजा की कठिनाई का लाभ उठाकर उन्होने उसके विरुद्ध अपनी 
कारवाई और भी तेज कर दी और इस काम मे उन्होने माई चान्दकौर, जो कि 
लाहौर मे थी, का सहयोग भी प्राप्त कर लिया । 

कुँवर नौनिहाल सिंह की विधवा के एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ । इससे 
महाराजा शेर सिह को यह भय नही रहा कि उनके विरुद्ध कोई और उत्तराधिकारी 
भी हो सकता है । इस घटना के बाद माई चन्दकौर के पक्ष को बहुत क्षति हुई और 
संघावालिया सरदार भी यह समभने लगे कि शेर सिंह का विरोध कोई लाभदायक 
नहीं होगा । अंग्रेजों के लुधियाना स्थित राजनीतिक एजेंट ने भी संघावालिया सरदारो 
और महाराजा शेर सिंह को एक दूसरे के निकट आने में सहायता दी । उन्होंने ऐसी 
प्रेरणा विशेष तौर पर अप्रैल 842 मे लाहौर आने पर दी थी । 

महाराजा शेर सिंह की सेना मे उसकी गिरती हुई साख का एक विशेष कारण 
साई चान्दकौर थी। इसलिए महाराजा ने ध्याव सिंह को विशेष आदेश दिया कि वह 


242 पजाब का इतिहास 


चान्दकौर का अन्त करने का प्रबन्ध करे । ध्यान सिंह ने महाराजा को खुश करने के 
लिए उसको शिकार के लिए वजीराबाद की तरफ चले जाने के लिए कहा । जून 842 
मे माई चान्दकौर को उसकी दासियो द्वारा ही जब कि वह सो रही थी सिर पर इंटे 
मार कर मरवा दिया गया । 

चान्दकौर की मृत्यु हो जाने पर सघावालिया सरदारो की शेर सिंह को तख्त पर 
से उतारने की अन्तिम श्राश्ा भी समाप्त हो गई। किसी हद तक डोगरो के विरोधी 
दल ने भी महाराजा शेर सिंह और सधावालिया सरदारो को एक दूसरे के निकट लाने 
की कोशिश की | इस प्रकार अ्रतर सिंह और भ्रजीत सिह सधावालिया को इस बात के 
लिए मना लिया गया कि वे महाराजा से क्षमा माँग कर पजाब में लौट भ्राएँ । सिक्खों 
के धामिक नेता ऊना वाले बाबा विक्रम सिंह ने उनको उनकी सुरक्षा का विश्वास 
दिलाया था । बाकी के सधावालिया सरदार भी जो कि पजाब मे बन्दी बनाये हुए थे, 
छोड दिये गये । नवम्बर 842 मे सब सघावालिया सरदारो का भव्य स्वागत किया 
गया । महाराजा शेर सिंह का सधावालिया सरदारो से मित्रता करने का उद्देश्य यह भी 
था कि वह श्रग्न जो के साथ अच्छे सबध स्थापित करना चाहता था। साथ ही साथ वह 
डोगरा वजीर ध्यान सिंह पर भी पूरी तरह निर्भर नही रहना चाहता था। सधावालिया 
सरदारो के पजाब मे पुनः आगमन पर भी पजाब मे शान्ति नही हो सकी । महाराजा 
शेर सिंह सधावालिया सरदारो के साथ बहुत घुलमिल गया और इसके परिणामस्वरूप 
महाराजा शेर सिंह ऐशोइशरत मे इतना व्यस्त हो गया कि राजकाज की तरफ से 
उसका ध्यान बिल्कुल ही हट गया | ध्यान सिंह को सधावालिया सरदारो का शेर सिंह 
के साथ अधिक मेलजोल पसन्द नही था। महाराजा के इन नये चहेतो ते ध्यान सिंह 
के विरुद्ध महाराजां के कान भरने शुरू कर दिये। ऐसी स्थिति से विरक्त और महाराजा 
के व्यवहार से निराश होकर ध्यान सिंह लाहौर छोडकर जम्मू चला गया । कुछ समय 
बाद महाराजा ने उनको बुलवा भेजा । परन्तु लाहौर लौट आने पर भी ध्यान सिंह ने 
राजकाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। फलत गड़बड और भी बढती गई। राजा 
ध्यान सिंह में महाराजा झेर सिंह का कितना अधिक विश्वास था, इसका प्रदर्शन 
करने के लिए उसने सार्वजनिक रूप में उनको अपना वजीर नियुक्त किया 
और उसको शासन प्रबन्ध के पूर्ण अधिकार दे दिये गये । परन्तु भ्रगस्त 843 में 
की गई यह कारवाई भी दिखावा ही सिद्ध हुई। सधावालिया सरदारो ने महाराजा 
और वजीर के बीच बढते हुए विरोध को प्रोत्साहन दिया और इस स्थिति का लाभ 
उठाने के लिए एक ओर महौराजा शेर सिंह और दूसरी ओर वज़ीर ध्यान सिंह का 
श्रस्त करने का षड़यंत्र रचा। महाराजा शेर सिह के साथ मिलकर उन्होने पहले 
ध्यान सिंह को मारने के लिए पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। महाराजा का पत्र 
ध्यान सिंह को दिखाकर उन्होने महाराजा को मारने की चाल में ध्यान सिंह को भी 
सम्मिलित कर लिया । 5 सितस्बर, 843 को संक्राति के दित जिस समय महाराजा 
द्ेर सिंह दरबार से छूटूटी मनाने के लिए लाहौर से बाहर शाहबलावत के स्थान पर 


सिक्‍ख राज्य का सध्या काल 243 


विराजमान था, ग्रजीत सिह सधावालिया ने उनकी सेवा मे जाकर प्रार्थना की कि वह 
उसके विशेष सनिको का निरीक्षण करे | उसने पहले ही महाराजा को मारने की योजना 
बना रखी थी | महाराजा की सेवा मे एक बन्दूक भेट करते समय जब महाराजा ने उस 
को पकडने के लिए हाथ बढाया तो घोडा दबा देने से गोली मार कर उसको समाप्त कर 
दिया । उसी समय अपनी स्कीम के अनु सार लेहणा सिंह सधावालिया ने शालीमार बाग 
के एक भाग में कुँवर प्रताप सिह का जिस समय उसका तुलादान हो रहा था तलवार से 
वार करके सिर काट दिया। अपने मुख्य कार्यो मे सफल होने पर सधावालिया सरदार 
लाहौर के किले मे' चले गले और ध्यान सिंह को यह कह कर घर से बुलवा लिया कि 
महाराजा शेर सिंह उसको बुलाते है। किले के श्रन्दर पहुँचने पर ध्यान सिंह पर गोली 
चला कर उसका भी अ्रत कर दिया गया। 


महाराजा शेर सह, उसके सृपृत्र प्रताप सिंह और वजीर राजा ध्यान सिंह की 
मौत से लाहौर शहर में शोक फैल गया और गडबडी शुरू हो गई। राजा ध्यान सिंह 
के एक समर्थंक ने जो कि उसकी मृत्यु के समय किले के अन्दर था बडी चतुराई से 
वहाँ से भाग कर उनके सुप्‌ त्र राजा हीरा सिंह को सूचना दे दी थी। राजा हीरा सिंह 
ने अ्रपने पिता की मृत्य्‌ू का बदला लेने का बीडा उठाया। बेशक वह बडा शान्तिमय 
स्वभाव का व्यक्ति समझा जाता था| तथापि अ्रपने पिता की इस मृत्यु पर उसने बडी 
वीरता और साहस का प्रदर्शन किया | उसने छावनी में जाकर सबसे पहले सेना 
को और विशेष तौर पर उसके कमानन्‍्डर वन्तूरा साहिब को अपनी सहायता के लिए 
प्रेरित किया | महाराजा के घातको को दण्ड देने के लिए फौज लेकर वह तत्काल 
किला पहुँचा और उसको घेर लिया । 


सधावालिया सरदार अपनी मूखंता के कारण केवल किले पर अधिकार से ही 
सतुष्ट रहें | उन्होने साधारण जनता या सेना को झपने साथ मिलाने की कोई कोशिश 
नही की । एक समकालीन लेखक मौलवी अ्रहमद बरुश ने जो कि उस समय लाहौर में 
था, उनकी मूर्खता पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सधावालिए किले में जाकर 
बैठने की बजाय कुबर दलीप सिह को महाराजा घोषित करके उसको हाथी पर 
बिठाकर उसके ऊपर सोना-चान्दी के सिक्के न्‍्यौछावर करते तो लाहौरवासी शायद 
उत्तके साथ मिल जाते और वे अपने मिशन मे सफल हो जाते | 

राजा हीरा सिंह ने सधावालियों की गम्भीर असावधानी का लाभ उठाकर 
और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की अपील करके सेना की सहायता से किले 
पर झधिकार कर लिया । अपनी पराजय के कारण अजीत सिंह ने पाँव में रस्सा 
बाध कर किले की दिवार से कू दते की कोशिश की परन्तु घायल होकर गिर जाने पर 
एक सतरी ने उसको पकड़ लिया | अजीत सिह ने काफी लालच देकर उससे मुक्ति 
खरीदने की कोशिश की पर वह न माना और उसने अजीत सिह का सिर काटकर 
हीरा सिह को भेट किया और इनाम हासिल किया । लहणा सिह किले में एक भौरे 
में छिप गया और जब ढूँढने पर वह "मिल गया तो अपनी जान के लिए गिडगिडाया । 


244 पजाब का इतिहास 


परन्तु उसको गोली मार दी गई | केवल अतर सिह भागकर श्रग्न॑ जी इलाके में चला 
गया । 

लाहौर मे शाति होने और सधावालिया सरदारों के मारे जाने के उपरन्त राजा 
हीरा सिंह ने सबसे पहले शहर में सेना की लूट-मार को बद किया। इस समय 
भाई गुरबर्ट सिह और मिसर बेली राम भी महाराजा शेर सिंह के सयहोगी होने 
के कारण मारे गये । राजा हीरा सिह ने इस बात का भी उपाय किया कि अग्र जों 
के साथ अच्छे सबध स्थापित किए जाएँ । लाहौर दरबार के लुधियाना स्थित वकील 
को आदेश दिया गया कि श्रग्न जो को परम्परागत अच्छे सबधो का आइवासन दिलाये। 
कुँवर दलीप सिंह को, जिन की आयु उस समय केवल 5 वर्ष की थी, महाराजा घोषित 
किया गया और राजा हीरा सिंह उसका वजीर बना । 

राजा हीरा सिंह की वजारत के काल मे अ्रसतोष की असाधारण स्थिति किसी 
हद तक काबू में रही । नये वज्ञीर ने शासन के कामो में बहुत योग्यता दिखाई 
और बेड़ी तेजी से साधारण जैसी हालत फिर स्थापित कर ली। परन्तु उसको उस 
समय बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पडा जब कि उसने राज्य की आथिक 
हालत को सुधारने और सेना में श्रनुशासन लाने की कोशिश की । शासन के कामों 
में उसके प्रमुख सहायक उसके गूरु और कुल पुरोहित पडित जलला थे | उसने सरदारो 
की जागीरो की पडताल श्रौर खर्च मे बचत करने का सुभाव दिया । बडे-बडे 
सरदारो ने ऐसी कारवाई को अपने हित के विरुद्ध समझा और राजा हीरा सिंह के 
प्रबन्ध को विफल बनाने की कोशिश की । उसके चाचा राजा सूचेत सिंह को उसके 
विद्दृध भडका दिया और यह प्रोत्साहन दिया कि उसका वजीर बनने का हक राजा 
हीरा सिंह से कही भ्रधिक है। इस तरह उसके ताऊ राजा गुलाब सिंह ने भी नये 
शासन प्रबन्ध के प्रति भ्रपनी सहान भूति प्रकट नही की और अपने भतीजे के साथ 
सहयोग नही किया । 

राजा सुचेतर्सिह को उकसाने वाला था सरदार जवहार सिंह जो कि महाराजा 
दलीप सिंह का मामा था। सुचेत सिंह को जो कि एक बडी आन वाला राजपृत 
सिपाही था, सेना ने सहायता का आइवासन दिया और उसको लाहौर आने का 
निमत्रण भेजा । सुचेत सिंह अपने थोड़े से साथियो को लेकर लाहौर पहुँच गया। 
परन्तु सेना ने उनका साथ नही द्विया। राजा हीरा सिंह और उसके 'सलाहकार 
पण्डित जल्ला ने स्थिति को काबू में रखा । राजा सुचेत सिहते हठ करते हुए एक 
राजपूत वीर के तौर पर पीछे हटना उचित नही समझा और अ्रपतने प्राणो की बाजी 
लगा दी । अपने बहुत थोड़ी शक्ति से लडते हुए वह 27 माचे, 4844 को मारा 
गया। राजा सूुचेत सिंह से निश्चिन्त हो कर राजा हीरा सिंह ने अतर सिंह संधा- 
वालिया को, जो कि तरणतारण के निकट नौरगाबाद में भाई वीर सिह के डेरे में 
उसके सरक्षण मे रहता था, के बिरुदूध कारवाई करने का फैसला किया। उनके 
विरुद्ध भेजी गई फौज के साथ छोटी-सी मुठभेड़ मे सधावालिया सरदार झौर भाई 
बीर सिंह दोनों मारे गये | 


सिकख राज्य का सध्या काल 245 


राजा हीरा सिह ने सब यू रोपियन अ्रफसरो को सेवा से मुक्त कर दिया क्योकि 
सेना मे उनके विरुद्ध दुभविना बढती जा रही थी और उन पर पूर्णतया विश्वास नहीं 
किया जा सकता था। घरेलू मामलों से निपट कर राजा हीरा सिंह ने फिरोजपुर 
में पडे राजा सुचेत सिंह के खजाने के बारे मे अ्रग्न॑ जो से मॉग की | श्रग्न जो ने इस बारे 
में विलम्ब करके डोगरा परिवार मे इस खजाने के कुछ और भी हकदार पैदा कर 
दिए | राजा गुलाब सिंह ने इस खजाने के लिए मॉग की क्योकि उसके अनुसार उनके 
एक पुत्र को राजा सुचेत सिंह ने दत्तक पुत्र बनाया हुआ था । 

ऐसी स्थिति मे जब कि शासन प्रबन्ध मे काफी सुधार हो रहा था , राजा हीरा 
सिंह ने आर्थिक साधन जुटाने की कोशिश की | खर्च में बचत के लिए कई सैनिकों को 
नौकरी से हटा दिया गया | इन सब सुधारों का सरदार जवाहर सिंह ने श्रनुचित 
लाभ उठाया और लोगो को राजा हीरा सिंह और पण्डित जल्‍्ला के. विरुद्ध उकसाया | 
सेना में विद्रोह फैलने पर राजा हीरा सिंह श्लौर पडित जलल्‍ला कुछ घन सम्पत्ति लेकर 
चुपके से लाहौर छोडकर चले गये । सेना को उनके भागने का पता लग गया। 
उनके पीछे लोग भेजे गये और लाहौर से जम्मू की दिशा में 4 मील दूर एक 
छोटे-से गाँव मे उनको घेर लिया गया। दोनो ने उनके विरुद्ध काफी सेना होते हुए भी 
बडी वीरता स युद्ध किया श्रौर 2] दिसम्बर, 844 को वीरणति को प्राप्त हुए । 

राजा हीरा सिंह की मृत्यु के साथ ही पजाब में श्रच्छे शासन प्रबन्ध की अ्रन्तिम 
झ्राशा भी समाप्त हो गई । नौजवान बजीर ने भरसक कोहझिश की थी कि स्थिति को 
सामान्य बनाया जाए ताकि पजाब को भ्रच्छा राजप्रबन्ध दिया जा सके। परल्तु 
उस समय की राजनीतिक स्थिति श्रौर सरदारो के परस्पर विरोध के कारण उनको 
बडी कीमत देनी पडी | भ्ब यह स्पष्ट हो गया कि महाराजा रणजीत सिंह के स्थापित 
किए हुए राजतत्र की नैया भँवर मे घिर गई है , लाहौर दरबार का पतन निश्चित 
सजर आने लगा । 

राजा हीरा सिंह की मृत्यु के उपरान्त महारानी जिन्दा और उनके भाई सरदार 
जवाहर सिंह थोडी देर के लिए बडे प्रसन्‍न हुए । अ्रब उनको पूर्ण सत्ता प्राप्त थी भौर 
दूसरे सरदार और प्रमुख श्रधिकारी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे । सबसे पहली बात 
जो उन्होंने की वह यह थी कि राजा गुलाब सिंह को लाहौर बुलाकर उसको सारे धन 
का हिसाब देने के लिए कहा जाए जो कथित तौर पर उसने राजा ध्यान सिंह और 
राजा हीरा सिंह के समय में इकट्ठा किया था । 

महारानी जिन्दा और उनके चहेतो की प्रसन्‍नता अधिक समय तक टिकी न रह 
सकी क्योकि सेना ने उनको बडी जल्दी यह अनुभव करा दिया कि वास्तव में 
सत्ता सेना के हाथ में है। एक विशेष सनिक समारोह मे जब कि वहाँ सरदार जवाहर 
सिह, किशोर महाराजा दलीप सिंह और उनकी माता महारानी जिन्दा उपस्थित थी सेना 
ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि राज्य की प्रभुसत्ता फी देखभाल उनके सुपुर्द है। 
वे महाराजा दलीप सिंह को उसी समय तक राज्य करने देंगे जब तक उनको 


246 पजाब का इतिहास 


ठीक ढग से वेतन मिलता रहेगा जैसा कि हीरा सिह ने किया था। ऐसा न होने पर 
वे कोई दूसरा प्रबन्ध करेगे अर्थात्‌ कुँवर पिशौरा सिह को राजकाज सौप देगे। 
वास्तव में राज्य के एक ज्येष्ठ श्रधिकारी कुँवर पिचौरा सिंह को जो कि उस 
समय शअ्रग्बाला मे थे इत सब बातो की सूचना मिल चुकी थी और उसने पजाब मे लौटने 
का निश्चय कर लिया था | अब महारानी और उसके सहायको को अच्छी तरह मालूम 
हो गया कि सेना को सतुष्ट रखे बगेर राणकाज नहीं चल सकेगा। इसलिए उनको 
तीन महीने का वेतन दे दिया गया | एक महीना-दान के तौर पर, एक महीना मासिक 
बेतन के रूप मे और एक महीना-श्रग्मिम राशि के रूप में। इतना ही नही सेना को 
यह भी शभ्राध्वासन दिया गया कि उनका मासिक वेतन साढ ग्यारह से बढाकर 
]4 रुपये कर दिया जाएगा | महारानी जिन्दा के भाई जवाहर सिह की इस उदारता 
से सेना थोडे समय केलिए प्रसन्‍न हो गई। परच्तु उस समय यह बात भुला दी गई कि 
राज्य की श्राथिक स्थिति बहुत नाजुक है और उचित साधन न होने के कारण उनको 
पहले से भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पडेगा। साथ ही नये शासको ने सारे 
लोगो को खुश करने के लिए भी सब सुधारों का पुन बहिष्कार कर दिया | राज्य 
की आवश्यकता का ध्यान न रखते हुए आयकर घटा दिया गया और कुछ लोगो 
की जागीरे भी लौटा दी गई। इस तरह से सरकार ने उन सब साधनों का 
उपयोग नही किया जिन से'कि सेना को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो 
सकता था। 

नये राजप्रबन्ध ने ऐसी भ्रल्प दृष्टि वाली कारवाई से अपनी अयोग्यता सिद्ध कर 
दी और स्थिति को सामान्य करने के बजाय उसमे और भी गडबड पैदा कर दी। सेना 
ने अपनी माँग और बढा दी जब कि कोष बिल्कुल खाली हो गया था । महारानी ने कुछ 
देर उनको प्रसन्‍तता और सहानुभूति से खुश करने की कोशिश की परन्‍्तु सेना ने इस 
बारे मे कोई सदेह नहीं रहने दिया कि उनकी मॉँग पूरी न होने पर वह विकल्पित 
प्रबन्ध कर लेंगे । इस तरह से झ्रारम्भ मे कूठा जोश बहुत जल्दी ठण्डा पड गया'। लोगों 
को भी इस बात का ज्ञान हो गया कि'तये राजप्रबन्ध के भ्रधीन अच्छा शासन प्रबन्ध 
असम्भव है । 

कुँवर पिशौरा सिंह अम्बाला से गुप्त रूप से भागकर इस उद्देश्य से लाहौर 
पहुँच गया कि या तो राजगदुदी पर बिठा दिया जायेगा या कम-से-कम उसे बालक 
महाराजा दलीप सिंह का “रीजेन्ट” बना दिया जाएगा। उसने इस बात की भी 
कोशिश की कि लोगो का यह विचार न होने पाये कि वह अग्नेजो के हाथों मे खेल 
रहा है और उतकी सहायता से सत्ता प्राप्त करना चाहता है क्योकि ऐसी स्थित्ति में 
सेना का विरोध निरिचत था परन्तु पिशौरा सिंह ने महारानीं जिन्दा को भी खुश 
करने की नीति अपनाई । इस तरह से उसने भ्रपनी पुरानी !/2 हजार की जागीर को 
40 हजार तक बढवा लिया और पारितोषिक के रूप मे काफी घन, हीरे-जवाहरात 
झौर हाभ्री-घोडे प्राप्त किये। कुँवर ने यह भी घोषित किया कि महारानी उसकी 
माता के समान है और दलीप सिंह को वह अपना संरक्षक समभता है। 


सिक्‍ख राज्य का सध्या काल 247 


साथ ही साथ कुँवर पिशौरा सिंह ने सेना के साथ सॉठ-गॉठ करने की कोशिश 
जारी रखी । उसने सेना को महारानी की अपेक्षा अधिक वेतन देने का वचन दिया | 
सेना ने उसको शासक घोषित कर दिया और महाराजा दलीप सिंह के विरुद्ध उसके 
अधिकारों का समर्थन किया। कूँवर पिशौरा सिंह ने इस स्थिति का लाभ नहीं 
उठाया और अपने आपको सेना का प्रमुख नेता और खालसा का सेवक बन जाने पर 
ही सतोष व्यक्त किया । 

महारानी जिन्दा ने पिशौर सिह की बढती हुई सास से घबराकर खुले तौर पर 
उसके विरुद्ध कारवाई आरम्भ कर दी। उसने पिशौरा सिंह को मशविरा दिया कि 
वह अपनी जागीर पर चला जाए। साथ ही पिशौरा सिंह भी सेना से पूरी सहायता 
की आशा नहीं रखता था और उसको यह भी विश्वास था कि वह सेना की सारी 
मॉँगे पूरी नहीं कर सकेगा | सेना ने उसके सकोच से समझ लिया कि वह राज्य 
अधिकार प्राप्त नही करना चाहता । महारानी ने सेना को “कुछ और इनाम देकर 
अपने साथ मिला लिया और उनको यह भी झ्राणा दिलाई कि जस्सरोटा पर अ्रधिकार 
करने और राजा गुलाब सिंह से वह बहुत मात्रा मे राशि मिलने पर जो कि उससे 
दरबार को देनी थी वह उनको और भी इनाम देगी । 

पिशौरा सिंह के साथ सेना की सहानुभूति समाप्त होने पर वह उसके लिए 
श्रौर कुछ करने और उनमे अपने ऊपर विश्वास पैदा करने के लिए तैयार नही था । सेना 
ने कवर को यह सलाह दी कि वह अपनी जागीर पर चला जाए। समय पर उसको 
लाहौर बुला लिए' जाएगा । | 

लाहौर दरबार मे इस तरह अस्थिरता समाप्त न हो सकी और सेना प्रबन्धको 
के लिए खतरा बनी रही । लाहौर दरबार ने सेना को नष्ट करने के उपाय सोचते 
आरम्भ कर दिये । 

अपने आपको सेना के विरुद्ध अ्रसेमर्थ समभते हुए महारानी ने अग्रेजों की सहा- 
यता था उनकी पअ्रधीनता स्वीकर करने का यत्न किया । परन्तु ,सेना को इस कारवाई 
का ज्ञान होने पर और पिशौरा सिंह के ,लाहौर पघारने पर ऐसी कारवाई बन्द कर 
दी गई। अश्रग्नजों ते भी यह स्पष्ट कर दिया कि पजाब के आतरिक मामलों मे वे 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न केवल अनुचित समभते है बल्कि अपने लाहौर 
दरबार के साथ परम्परागत संबधों के विरुद्ध भी समभते है। अग्न॑जोी से पूरी तरह 
निराशा होने पर लाहौर दरबार के पास केवल एक ही उपाय रह गया था कि वह 
किसी न किसी प्रकार सेना का ध्यान राजा गुलाब सिंह की ओर करके अपनी जान 
छुडाये । इस तरह से उनको यह आशा थी कि वह सेना को लाहौर से बाहर भेज सकेगे 
और इस तरह गूलाब सिंह से बहुत-सा धन आप्त करके, उनकी बढी हुई माँगे भी 
पूरी कर सकेंगे । 
गुलाब सिह के विरुद्ध कारवाई 

गुलाब सिंह को दरबार की फौजो के जम्मू पर चढाई करने की सूचना मिलने 
पर उसने जस्सरोटा के किले से अ्रपनी सब कीमती वस्तुएँ निकाल ली। दरबार की 


248 पजाब का इतिहांस 


फौज के सैनिक भी जस्सरोटा की तरफ बढने में आनाकानी कर रहे थे। वे अपनी 
तनख्वाह मे आश्वासित बढौतरी की माँग करते रहे । उन की तनख्वाह प्रति मास आठ 
आना बढा दी गई और उनको कई सुविधाएँ भी प्रदान की गईं। गुलाब सिंह अपने 
विरुद्ध कारवाई को जितना हो सके घीमा करना चाहता था। उसने बाहरी रूप से 
दरबार के प्रति श्रपनी वफादारी दिखाते हुए अन्दर ही अन्दर अपनी सुरक्षा के 
प्रबन्ध तेज कर दिए । राजनीतिक स्तर पर उसने दरवार के प्रसिद्ध सरदारों और 
कर्मचारियों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया | 

दरबार की फौज शाम सिंह अटारीवाला के अधीन जनवरी 845 में चल पडी | 
जम्मू के निकट पहुँचकर उसने दरबार को असतोषजनक स्थिति की रिपोर्ट भेजी और 
अधिक फौज भेजने के लिए अनुरोध किया। दरबार गुलाब सिह के साथ जल्दी 
फैसला करना चाहता था। उसकी इच्छा केवल यह थी कि काफी मात्रा में धन प्राप्त 
कर लिया जाए। हे 

गलाब सिंह को लाहौर मे राजनीतिक अस्थिरता का अ्रच्छी तरह ज्ञान था। 
वह शाम सिंह अठारीवाला के साथ युद्ध नही करना चाहता था क्योंकि वह डोगरा 
व का कट्टर विरोधी था | डोगरा परिवार भी अभी आपस मे बेटा हुआ था और ऐसी 
स्थिति मे यह संभावना थी कि 'डोगरा सिपाही दरबार के सिपाहियो के साथ मिल जाएँगे। 
ऐसी हालत में गुलाब सिंह ने उचित समझा कि जस्सरोटा का किला दरबार के सुपुद 
कर दिया जाए । किले के दरबार के भ्रधीन आने-जाने की खबर से लाहौर में कुछ 
समय के लिए बहुत खुशियाँ मनाई गईं | परन्तु किले के अन्दर से अधिक माल प्राप्त न 
होने से दरबार को बहुत निराद्या हुंई। 

दरबार ने राजा गलाब सिंह के विरुद्ध श्रधिक फौजे भेजने के बारे में काफी 
कठिनाइयों के बाद लाल सिंह के अधीन फौजे भेजने का प्रीग्राम बनाया | इस बीच राजा 
गलाब सिंह ने अपने सहायकों द्वारा और कुछ प्रभावशाली आदमभियों को लालच देकर 
अ्रपने हक में प्रचार करने का काम तेज कर दिया | साथ ही उसने फौज के लीडरो 
को रिश्वत देकर फौज का विरोध कम करने की कोशिश की । इस कारवाई के कारण 
दरबार की फौजों का जम्मू की तरफ बढना बहुत अधिक घीमा हो गया। 

राजा लाल सिंह फरवरी 845 में 6 हजार फौज के साथ जम्मू की ओर भेजे 
गये । सरदार शाम सिंह अठारीवाला और जस्सरोटा, मे दूसरे कमाडर को आदेश दिया 
गया कि वह उन की आज्ञा का पालन करें। आरम्भ से हो राजा लाल सिह 
और उसके अ्रधीच फौज गुलाब सिह से कोई फ़ैसला करने के लिए उत्सुक थी | ऐसा 
करना इसलिये भी उचित समझा गया कि उस समय फौज और दूसरे सरदारो में 
काफी भ्र्तोष था । इस लिए सरदार रत्न सिंह को राजा गुन्ाव सिह के पास बातचीत 
करने के लिए भेजा गया । गलाब सिंह ने लीपापोती से काम लेते हुए दरबार के इूतों 
को खूब करने की कोशिश' की और साथ ही साथ यह भी सकेत दिया कि वह जरूरत 
पडने पर लडने के लिए भी तंथार है। 


सिक्‍ख राज्य का सध्या काल 249 


लाल सिंह के अ्रधीन भेजी गई फौज के एजेटो ने अपने तौर पर ही 
गुलाब सिंह से समभौतावार्ता आरम्भ कर दी। इससे लाहौर दरबार और भी 
भयतीत हो गया । 

राजा गुलाब सिह ने कुँवर पिशौरा सिह के साथ सरदार जवाहर सिंह के विरुद्ध 
साँठ-गॉँठ करती शुरू कर दी जिससे सरदार जवाहर सिंह किशोर महाराजा दलीप सिंह 
के साथ सतलुज को पार करके अग्रेजो के सरक्षण मे जाने के बारे मे बडी गभीरता 
से विचार करने लगा | परन्तु महारानी जिन्दा ने इस किस्म के सुझाव को नही माना 
और अपने भाई को स्पष्ट शब्दों मे बता दिया कि ऐसा करने पर फौज उन्हें अवश्य 
ही मार देगी | इसलिए सरदार जवाहर सिंह और उनके सहायको को अपने विरोधियों 
का मुकाबला करने के लिए और तरीका बरतना पडेगा। 

फौज को भी सरदार जवाहर सिह के इस षड़यत्र का ज्ञान हो गया और उन्होने 
पूर्व की भोर जाने वाली सडक पर पहरेदार बिठा दिये ताकि ऐसा होने पर वे फौज को 
सूचित कर सके । फौज ने सरदार जवाहर सिंह को यह भी आदेश दिया कि वह किसी 
जगह जाने से पहले फौज को सूचित करे | इस तरह से सरदार जवाहर सिंह ग्जौर 
भहारानी पर फौज कडा नियत्रण रखने लगी । 

दूसरी भ्रोर जम्मू मे गुलाब सिंह के साथ बातचीत में श्रड्चन पड गई। गुलाब सिंह 
इस ताक में था कि वह फौजों और उसके नेताओं के बीच फूट डालकर लाभ 
उठाये । उसने दरबार के दूतो को चार लाख रुपये देकर वापिस भेज दिया और 
आश्वासन दिलाया कि वह और भी न्यायोचित रकम जो भी उसके जिम्मे निकलेगी वह 
देने का यत्त करेगा । राजा गुलाब सिह ने फौज को खुश करने के लिए कई प्रकार से 
उसको रिश्वत दी और उन्तकी तनख्वाह बढाने का भी आश्वासन दिया । 

दरबार अपने तौर पर राजा गुलाब सिंह के विरुद्ध जल्दी से जल्दी कारवाई करके 
अपने असली मतव्य को पूरा करना चाहता था। इसलिए जम्मू स्थित फौज के लिए 
अधिक गोलाबारूद और सामान भेजकर जम्मू पर आक्रमण करने का हुकम दिया 
गया। झारम्भ में दरबार की फौजों को काफी कठिनाई हुई और राजपूतों का पलडा 
भारी होने लगा । परन्तु शाम सिंह ने शी त्र कारवाई करके दरबार के पक्ष को शक्तिशाली 
बना दिया । 

फौज की इच्छा राजा गुलाब सिंह के साथ घुलह करने के पक्ष में थी। उसके 
अपने इलाके और राजा ध्यान सिह के इलाके भी उसके भ्रधीन थे । राजा गुलाब सिह 
बकाया रकम देने के लिए तैयार था और अपने जिम्मे का का भूमिकर देनेके 
लिए उद्यत था । वह मान गया कि कूल 35 लाख रकम मे से 5 लाख उसी समय दे 
देगा और बकाया इतनी ही राशि हर महीना किश्तो में अदा करेगा | यह भी फैसला 
किया गया कि दरबार की फौजो के वापिस लौटने पर अगले पडाब पर राजा गुलाब सिंह 
भी उनके साथ शामिल हो जाएगा । इस किस्म की सूचना से लाहौर के शासक दल को 
निराशा हुई | सरदार जवाहर सिंह और महारानी जिन्दा आशा करते थे कि सेना 


250 पंजाब का इतिहास 


अधिक समय तक जम्मू में फँसी रहेगी । साथ ही साथ उनको यह जान कर भी दुख 
हुआ कि गुलाब सिंह से सेना ने बहुत थोड़ी रकम लेकर फैसला कर लिया है। इस 
राशि से न तो सेना को दो महीने का वेतन इनाम के तौर पर दिया जा सकेगा और 
न ही आगे के लिए उसको अभ्रधिक वेतन देने का प्रबन्ध हो सकेगा । 
जम्मू से लाहौर की ओर चलते हुए गुलाब सिंह ने अपने आपको पूर्ण तौर पर 
सेना के सुपदं कर दिया । जनरल मेवा सिंह मजीठिया और उसके ब्रिगेड की फोजों 
ने गुलाब सिंह को अपने संरक्षण में ले लिया और लाहौर ले जाने की जिम्मेदारी 
लेली। 
. लाहौर में गुलाब सिंह के सहायक उसके लिए प्रचार करने लगे श्रौर यह सुभाव 
दिया कि गुलाब सिंह को वजीर बनाने से ही स्थिति सुधर सकती है क्योंकि वह 
ही राज्य को बचा सकता है और उसके पास . इतना घन है कि वह राजकाज व काम 
को दो साल तक अपने खर्च पर ही चला सकता है चाहे और सब किस्म की श्राय बन्द 
हो जाए 
. जवाहर सिंह गलाब सिंह के विरुद्ध साँठ-गाँठ करता रहा। वह चाहता था कि 
उसकी रक्षा करने वाला ब्रिगेड उसको दूसरों के सुपुदं कर दे.। गुलाब सिंह ने ऐसी 


स्थिति में इस कारवाई को विफल बनाने के लिए अपने आपको . सेना के अधीन दिखाते 


हुए भ्रपती तरफ से वजीर बनने की कोई इच्छा प्रकट. नहीं की। बल्कि उसने यह 
दिखाने की कोशिश की कि सेना की पंचायतें स्वयं वजीर हैं| सेना के सिपाही की 
तनख्वाह उन्होंने 5/-रुपये मासिक कर देने का वचन दिया । शर्ते यह थी कि खच का 
उचित हिस्सा देने के लिए दूसरे ध्तरदारों को भी बाध्य किया जाये । इस काम के 
लिए उसने ऐसा सुझाव दिया जिससे कि दूसरे बड़े-बड़े सरदारों से 67 लाख रुपया 
इकट्ठा किया जा सके और जो उसके कथनानुसार उन्होंने दरबार को देना था। सेना 
ने गुलाब सिंह से अपने घनिष्ठ संबंधों की घोषणा की और यह स्पष्ट कर दिया कि 
अगर उसको छूड़ाने के लिए कोई सेनिक कारवाई की गई तो सेना पिशौरा सिंह को 
राजा बनाने का अभियान आरम्भ करेगी । 

इस खबर से लाहोर में आतंक फैल गया । सरदार लोग इस बात से भयभीत हो 


. गये कि सेना उनको कर्जाई सिद्ध करेगी और महारानी जिन्दा को यह भय हो गया कि 


उसके बेटे के राजगद्दी के. अधिकार को भी चुनौती दी जायेगी। इन सब दुष्घटनाओं 
के कारण लाहोर नये-नथे षड़यंत्रीं का केसर बन गया । हर एक दल फौज को अपने साथ 


“मिलाने के लिए अधिक से अधिक लालच देने का यत्न कर रहा था । 


दूसरी शोर राजा गुलाब सिंह जो कि नाम मात्र का बंदी था, अपने विरोधियों 
में फट डालने में सफल हो. गया । पर वह स्वयं यह कहता रहा कि वह सेना की आज्ञा 
का पालन करेगा । सेना के - पंत यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि लाहौर पहुँचने पर 
गुलाब सिंह का भव्य स्वागत किया जाये । इसलिए उन्होंने हर प्रकार के कार्यों पर 


अपना नियंत्रण आवश्यक समझा । सरदार अपनी ईर्ष्या के कारण बँठे हुए थे और 
५ ः गुलाब सिंह के विरुद्ध किसी अप्रिय- कारवाई के अपराधी तहीं बनना चाहते थे । 


बहा 


सिक्‍ख राज्य का सध्या काल 25| 


गूलाब सिंह ने इस प्रकार बडी बुद्धिमानी से अपने आपको एक प्रकार से श्रपते 
विरोधी दलो और प्रसिद्ध सरदारो के बीच रैफरी अथवा “चौधरी” बना लिया । 

जवाहर सिंह राजाध्यक्ष जरूर बना रहा परन्तु उनके पास सेना को सतुष्ट रखने 
के साधन नही थे । ऐसी स्थिति मे सेना ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी माँग पूरी 
करवाने के लिए या तो गूलाब सिंह को वजीर बना देगे या पिशौरा सिह को बुलवा 
लेंगे जिसका एजेंट पहले ही वहा उपस्थित था । 

महारानी जिन्दा के लिए गुलाब सिह और लाल सिंह के वीच निर्णय करना 
कठिन हो गया | वह अपने लिए एक योग्य मत्री का प्रबन्ध करना चाहती थी और 
साथ ही महाराजा के बालिंग होने तक राजप्रबन्ध करना चाहती थी। उसको विश्वास 
था कि गुलाब सिंह ही कोई प्रबन्ध कर सकता है। झत में महारानी ने शायद श्रपने 
भाई के लिए पारिवारिक सबधो के कारण निर्णय करके उसक्रो 4 मई, 845 को 
वजीर घोषित कर दिया । इस काम के लिए इतनी जल्दी दरबार का आयोजन किया 
गया और सब कारवाई इतनी जल्दी कर दी कि सेना को भी इसका पता न लग सका, 
केवल तोपो की गर्जना से ही उनको इस बात का ज्ञान हुआ्रा। बडें-बडे सरदारो की 
प्रतिक्रिया भी स्पष्ट न हो सकी क्योकि सब का ध्यान कुँवर पिशौरा सिंह के लाहौर की 
तरफ बढने के कारण उस तरफ लगा हुआ था । 

लाहौर दरबार के साथ सुलह-सफाई हो जाने के बावजूद राजा गुलाब सिंह 
गुप्त रूप से कुँवर पिशौरा सिंह को प्रोत्साहन देते रहे । भिम्बर और राजौरी' के राजाप्रो 
के पुत्रों ने उसकी सहायता की । महारानी जिन्दा और सरदार जवाहर सिंह को कुँवर की 
इस कारथाई से बहुत घबराहट हुई। वह इस गडबड को दबा देना चाहते थे । परन्तु 
जनरल कोर्ट के सिपाहियो ने खुले तौर पर कुँवर का विरोध करने से इकार कर दिया 
और दरबार से माँग की कि वह उसकी कठिनाइयो को दूर करे । जवाहर सिंह ने इस' बारे 
में गुलाब सिंह से सलाह की । गुलाब सिंह ने भ्रपती वह जागरीर जो उसको ध्यान सिंह 
के मरणोपरान्त मिली थी और जिन पर कुँवर पिशौरा सिंह ने अधिकार कर लिया था 
अपने लिए वापिस ले ली। सरदार जवाहर सिंह सैनिक्रों से मिलने के लिए किशोर 
महाराजा, राजा गुलाब सिंह , लाल सिंह और दूसरे सरदारों सहित शहादरा गया। 
उसने सेना को अपने साथ मिलाने का यत्न किया और यह इच्छा व्यक्त की कि वह 
कुँवर पिशौरा सिंह के विरुद्ध कारवाई करे । परन्तु पचायत ने उत्तर दिया कि वह जो 
कुछ उचित समभेगे करेगे । इस तरह से यह स्पष्ट हो गया कि इस सकट के समय 
केवल गुलाब सिंह ही ऐसा व्यक्ति था जो दरवार की सहायता कर सकता था। परन्तु 
“मुत्सद्‌दी पार्टी”, जिनका नेता दीवान दीनानाथ था, गुलाब' सिंह के विरुद्ध थी। उसने 
लाल सिह और दूसरे सरदारों की सहायता से जवाहर सिंह को और महारानी को 
मना लिया । 

गुलाब सिंह ने इस समय यह भी सुझाव दिया कि महारानी को अपने पुत्र का 
नाता सरदार चतर सिह अटठारीवाला की पुत्री के साथ करके अपनी शक्ति बढा लेती 


282 पजाब का इतिहास 


चाहिये । महारानी ने इसको उचित समझा और अपने बेटे की मगनी 0 जुलाई, 845 
को अटारीवाला परिवार मे कर दी और इस अ्रवसर को बडी धूमधाम से मनाया | 

इस बीच जरनल महताब सिंह स्यालकोट की ओर बढा और मगल सिंह ने भी 
पिशौरा सिंह के विरुद्ध सख्त कारवाई करके वे सब इलाके उससे वापिस ले लिये 
जिन पर उसने अधिकार कर लिया था । भिम्बर के राजा और उसके कई समर्थकों को 
पकडकर लाहौर भेज दिया गया । महताब सिंह ने कुँवर के साथ बातचीत करके 
फैसला करने की कोशिश की। रात के समय कूँवर का एक अ्रचानक हमला 
विफल कर दिया गया इसके बाद उसको आाइवासन दिया गया कि उसकी रक्षा का 
प्रबन्ध किया जाएगा तथा उसकी पुरानी जागीरे उसको लौटा दी जायेगी, भ्रगर वह 
श्रात्मसममपर्ण के लिए तय्यार हो जाए। यह भी प्रबन्ध किया गया कि उसको लाहौर 
लाया जाये । परन्तु जवाहर सिंह इसके लिए बिल्कुल तैयार नही था श्रौर उसने सनिको 
को बहुत तोहफे देकर ऐसा करने से रोका । 

कुँवर पिशौरा सिंह अपने परिवार के साथ कोटला चला गया और वहाँ से 
डेरा बाबा नानक की तरफ चल' पडा | उसका उद्देश्य यह दिखाना था कि वह 
ज्वालामुखी की यात्रा के लिए ज। रहा है। परन्तु वह एकदम गुम हो गया भर 
सिंध नदी की तरफ चला गया । !4 जुलाई 845 को कुँवर पिशौरा सिंह श्रपने थोडे 
से साथियों के साथ भ्रटक के किले के दरवाजे पर पहुँचा और सत्री को छूरा मार 
कर प्न्दर की सेना को अपने अ्रधीन कर लिया । कुँवर का वहाँ अ्रचानक पहुँचना किले 
की अन्दर की सेना के लिए बडी अ्रचम्भे की बात थी और उसने हथियार डालकार 
तुरन्त किला छोड कर जाने की बात को मान लिया। कुँवर पिशौरा सिंह ने उस 
इलाके के लोगों को अपने साथ मिलाने का निमत्रण दिया और थोडे ही समय मे उसके 
अधीन कई हजार सिपाही हो गये । किले पर कब्जा करने से उसको दो लाख रुपये 
नकद श्ौर बडी श्रधिक मात्रा मे दूसरे स्टोर और खाद्य पदाथे प्राप्त हुए । इस बात 
से प्रोत्साहित होकर कुँवर ने दरिया के दूसरे किनारे पर खैराबाद के किले पर भी 
कब्जा कर लिया। इसके साथ ही जेहलम पर खैबर के बीच सभी सरदारों भौर दरबार 
के कर्मचारियों को सूचित किया गया कि वह भ्रब लाहौर की गद्दी पर बँठ गया 
है भर वह लाहौर दरबार को' मालिया देना बँद कर दे । उसमे भ्रमीर दोस्त मुहम्मदखा' 
को भी पत्र लिखा और उनको वचन दिया कि अगर वह उनकी सहायता करेगे तो 
वह पेशावर उनको जागीर के रूप में दे देगा । 

जवाहर सिंह के लिए स्थिति और भी गम्भीर हो गई। उसने भिन्‍न-भिन्‍म स्थानों 
से दरबार के सिपाहियों को और उनके लीडरो को पिशौरा सिंह के विरुद्ध कारवाई 
करने का झादेश दिया । बहुत से सरदारों ने कुँबर पिशौरा सिंह को राजग्रदूदी का 


अधिकारी मान लिया और उनके साथ गृप्त समझौते कर लिये। इस उथल-पुथल में 
गूलाब सिंह को जम्मू वापिस जाने दिया गया । 


इस घटना से बहुत से स्थानों मे गडबड हुई। मूलराज के अधीन सैनिक भी विद्रोह 
करने की चेष्टा करने लगे और हजारा और. दूसरे स्थानों से भी इसी प्रकार की 


सिक्‍ख राज्य का सध्या काल 253 


घटनाओ की सूचनाएँ मिली । सरदार जवाहर सिंह की चिन्ता यह जानकर भ्रत्यन्त 
बढ गई कि अग्नेजी ने भी बडी सख्या में सेना और युद्ध सामग्री सीमा पर इकट्ठी 
कर ली है | इस किस्म की अशातिपूर्ण घटनाओं को देखते हुए दरबार और पिशौरा सिंह 
के बीच सुलह-सफाई की कोशिश की गई । सरदार चतर सिह अठारीवाले को भी इस 
कार्य के लिए नियुक्त करके अटक की ओर भेजा गया । कुँवर पिशौरा सिंह ने अ्रटक 
का किला इस झार्त पर छोडना मान लिया कि उसकी स्यथालकोट की जागीर उसको लौठा 
दी जाए और उनको लाहौर जाने के लिए पूरा सरक्षण दिया जाए | जवाहर सिंह 
पिशौरा सिंह को मरवा देना चाहता था और उसने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए 
श्रपने एजेट अ्रटक की ओर भेज दिये तथा उत्को रिद्वत देकर ऐसा करने के लिए कहा 
गया। परन्तु दरबार के सिपाही पिशौरा सिह की रक्षा करने के लिये उद्यत थे। 
4 सितम्बर, 845 को महाराजा दलीप सिंह की वर्षगाॉठ के समय महारानी जिन्दा 
ने पिशौरा सिंह को बुलाने की इच्छा प्रकट की और यह भी. इशारा किया कि वह 
उसको एक लाख रुपये की जागीर देकर प्रशासन का काम चलाने का अवसर देना 
चाहती है । उसके सफल होने पर उसको और अ्रधिक जागीर दी जायेगी । जवाहर सिंह 
को यह सब जानकर बड़ा रोष हुआ । वह प्रोटेस्ट के तौर पर प्रमृतसर के निकट 
दलीपगढ चला गया । यह अफवाह फैल गई कि वह फिरोजपुर जाना चाहता है। 
उसको वापिस लाने के लिए दीवान दीनानाथ को भेजा गया। 

अपनी प्रबल इच्छा के बावजूद जवाहर सिंह सरदार चतर सिंह अ्ठारीवाला को 
कुँवर पिशौरा सिह को मरवाने के लिए प्रेरित नहीं कर सका। सरदार चतर सिंह 
को लाहौर श्राने का झ्रादेश दिया गया और यह घोषित किया गया कि पिशौरा सिंह 
अपने आप राजधानी भ्रा जाएगा । ऐसा करने का एक मात्र उद्देदय यह था कि अपने 
गुप्त एजेंट के हाथो कुबर को मरवा दिया जाए। 

अपने ऊपर बहुत दबाव बढने के पश्चात्‌ चतर सिंह ने जवाहर सिंह की इच्छा 
के अनुसार कारवाई करने का निर्णय किया। कूँवर पिशौरा सिंह को अपने कुछ 
साथियों भौर साले सहित मिलने के लिए बुलाया गया । मीटिंग पर पहुँचने के समय 
कुँवर पर आक्रमण कर दिया और वह गम्भीर रूप से घायल होकर ! सितम्बर, 845 
को परलोक सिधार गया । 


बरी 


यह मामला विल्कुल गुप्त रखा गया मगर बात निकल गईं। अफवाहे फैल गईं 
भर लोगो मे पिशौरा सिंह की मृत्यु के बारे में बड़ी उत्तेजना फैल गई। सेना ने 
' कूछ पचायतो को सच्ची बात'मालूम करने के लिए भेजा। इसी समय सरदार 
जवाहर सिंह ने सेना को सतलुज की और भेजने मे बहुत उत्साह दिखाया ताकि 
अग्र जो के साथ किसी तरह की कोई भडप हो जाए । 

सेना शासन प्रबन्ध मे बढते हुए बिगाड़ के कारण सरकार को बदलना चाहती 
थी । उनकी तनख्वाह कई महीनों से नही मिली थी। सूबो से मालिया नही पहुँच रहा 
था और इस तरह से अ्रश्ाति बढ रही थी | सरदार जवाहर सिंह और उसके साथियों 


254 पजाब का इतिहास 


को इस सकट का एकमात्र समाधान यह नजर आता था कि अग्रेजो के साथ किसी न 
किसी तरह से फौज को उलभा दिया जाये । बडे-बडे सरदार इसके पक्ष में नही थे । 
उनका विचार था कि ऐसे समय मे जब कि लाहौर दरबार मे फूट पडी हुई है और सेना 
भी सतष्ट नही है भ्रग्न जो के साथ युद्ध बहुत हानिकारक होगा। ऐसी हालत मे कुछ 
सरदारो ने तो पजाब को छोड दिया और बाहर चले गये । इनमे सरदार लहणा सिंह 
मजीठिया प्रमुख थे । 

सेना को स्थिति का पूरी तरह ज्ञान था और वह दरबार की चालो से वाकिफ 
थी । उन का विचार था कि सरदार जवाहर सिंह के विरुद्ध आने वाले दशहरे के 
मौके पर उचित कारवाई की जाए। उस समय तक उनके प्रतिनिधि जो कि पिशौरा सिंह 
के मामले की पडताल करने गए थे उनको परिणाम से सूचित कर सके गे । परन्तु मामला 
जल्दी ही बिगड गया । 7 सितम्बर, 845 को पचायतो ने जरनल श्रविताबिले की 
मैगजीन पर घावा बोल,दिया और जवाहर सिंह को चेतावनी दी गई कि वह अ्रपनी बहुत- 
सी भ्रनुचित कारवाइयो के लिए सेना को जवाब दे। उनमे से गभीर बात पिशौरा सिंह का 
कत्ल थी । सरदार जवाहर सिंह उनके घमकाने वाले सदेश से बहुत भयभीत हुआ । उसने 
सेना को यह आदवासन देने की कोशिश की कि पिशौरा सिंह जीवित है श्रौर कही छूपा 
हुआ है और वह कुछ समय बाद उनको उस स्थान की सूचना देगा। इस किस्म की 
टाल-मटोल के जवाब से सेना की तसल्ली नही हुई। फतेह खा टिवाणा के सुपुत्र अपने 
विरुद्ध सख्त कारवाई करने की बात सुत कर लाहौर से भाग गए क्योकि उनपर 
पिशौरा सिंह के कत्ल का सदेह था | 

सेना ने शासन प्रबन्ध श्रपने हाथ मे ले लिया और अपने आपको “पथ खालसा 
जियो” घोषित करके सब काय॑ आरम्भ कर दिये । महारानी को यह पत्र भी भेजा 
गया कि वह अपने पुत्र के साथ सेना के कैम्प मे पधारे और अपने भाई को उनके सुपुर्द 
करे । सरदार जवाहर सिंह ने अपनी नई भर्ती की हुई सेना और तोपखानों के साथ 
किले में सुरक्षित रहने का भ्रन्तिम प्रयास किया | उसने लाहौर से भागने का प्रयत्न भी 
किया परन्तु निष्फल रहा । 
सरदार जवाहर सिह का वध 

9 सितम्बर, 845 को दीवान दीनानाथ, फकीर नूरुद्दीन और सरदार अतर 
सिंह कालेबाला सेना के पचो से शिष्ट मण्डल के रूप में मिलने गये और सेना को नरम 
करने की कोशिश की गई | उनको यह भय दिलाया गया कि अग्रनेज पंजाब पर श्राक्तमण 
करने वाले है। सेना ने डेपुटेशन के सदस्यों को बदी बना लिया और केवल फकीर 
नूरुदुदीन को यह सदेश देकर वापिस भेज दिया कि जवाहर सिंह को 20 सितम्बर, 
]845 तक सेनाके सुपुदं कर दिया जाए। उन्होने अपने सैनिकों को जो कि उस समय 
किले के इदंगिद पहरा देते रहते थे यह आदेश भी दिया कि किले मे से कोई आदमी 
बाहर न जाने पाये और हर एक दरवाजे पर पहरेदार नियुक्त कर दिये जाये । बचने का 
“कोई रास्ता व देखकर यह निर्णय किया गया कि सरदार जवाहर सिंह, महारानी जिन्दा 


सिक्‍्ख राज्य का सध्या काल 255 


तथा महाराजा दलीप सिंह सेना को 2] सितम्बर, 845 को मिलने जाएँगे । महारानी 
ने वहाँ जाकर अपने भाई के लिए सेना से क्षमादान माँगा । उनकी प्रार्थेता पर कोई 
ध्यान नही दिया गया और किशोर महाराजा को तम्बू मे बिठा दिया गया और उस हाथी 
को जिस पर जवाहर सिंह सवार थे बिठाने का आर्डर दिया गया। सरदार जवाहर 
सिंह को तलवार के कई वार करके हौदे मे ही मार दिया गया और उसका मृतक 
शरीर भूमि पर फक दिया गया । अपने भाई का इस तरह वध होता देखकर महारानी 
जिन्दा शोक मे डूब गई और सारी रात उसी मैदान मे विलाप करती रही और सेना को 
शाप देती रही। परन्तु सेना ने उसको जवाब दिया कि शहजादा पिशौरा सिंह की माता 
भी इसी तरह से अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक करती होगी। उस समय कूछ सैनिक 
हर्षोल्लास से उन्‍्मत्त हो कर “मिर्जा साहिबान” गा रहे थे । 

अन्त मे मृतक शरीर को किले मे ले जाने की आज्ञा दे दी गई। उसकी चार 
बीवियाँ श्रपने पति की लाश के साथ चिता मे जल कर मर गईं । उन देवियों 
को भी जो कि हर तरह से आभूषणों से सुसज्जित थी उस समय सेना ने अपमानित 
किया । उनके कानों की बालिया और दूसरे ज्ञवरात छीन लिये गये । इन' घटनाओं 
का महारानी जिन्दा पर जो प्रभाव पडा उनका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। 
ऐसा कहा जाता है कि महारानी जिन्दा ने अपने आप को सेना के विरुद्ध बिल्कूल बेबस 
पाकर कोध में आकर घोषणा की कि वह सेना का विनाश अ्रवह॒य करेगी । इस बारे में 
कहा जाता है कि उनके शब्द थे “अगर मैं सेना को बरबाद न करूँ तो मेरा नाम भी 
जिन्दा नही। आराम लोगो मे यह भी प्रचलित था “महारानी जिन्दा जिन्हे सिक्‍खा 
नूँ फड़ाइया टिण्डा” अर्थात्‌ महारानी जिन्दा ने सिकक्‍्खो को भिखारी बना दिया । 

जवाहर सिंह के वध के बाद कुछ समय तक सेना ने सब प्रशासन कार्य अपने 
हाथ मे ले लिया । उन्होने दीवान दीनानाथ को हुक्म दिया कि जवाहर सिंह की 
मृत्यु के बारे में सब गवर्नरों श्रौर सरकारी श्रधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित 
कर दिया जाए | उन्होने लुधियाना स्थित दरबार के वकील को सूचना न देने के 
लिए कहा | उतका विचार था कि राजा गुलाब सिंह को लाहौर का वजीर बना दिया 
जाए | परन्तु यह स्कीम पूरी न हो सकी । इसके बाद राजप्रबन्ध महारानी जिन्दा 
और लालसिह को चलाने दिया गया क्योंकि उन्होने सेला को प्रसन्‍त करने की 
कोशिश की । 

उस समय जब कि लाहौर दरबार अग्न॑ जों के साथ श्रच्छे सबध बनाने की चेष्ठा 
क्र रहा था सेना ने आश्चर्यंजनक तरीके से माँग की कि उसका अग्न॑जों के 
विरुद्ध फिरोजपुर पर हमला करने के लिए नेतृत्व किया जाए। साथ ही उन्होने 
पिछले चार महीनों के वेतन की भी मॉग की। लाहौर दरबार का शासन प्रबन्ध 
चलाने वालो को अब इस बात के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं झाता था कि इस 
निरक्‌श सेना को अग्न॑जो के साथ लडा दिया जाए। इस नीति का एक मात्र उद्देश्य 
सेना की शक्ति को कम करना था । दरबार किसी किस्म का नियत्रण सेना पर रखने 
के योग्य नही 'रह गया था | इसलिए दरबार ने सेना को श्रग्नजो के विरुद्ध उकसाने 


256 पजाब का इतिहास 


की कोशिश की । छोटी-छोटी घटनाओ को भी इतना बढाचढा कर दिखाया गया कि 
अग्रेजो के साथ सघर्ष जरूर और जल्‍दी हो । 

अग्रेज इस स्थिति को अच्छी तरह से देख रहे थे और उन्होने श्रपनी तैयारियाँ 
प्रन्तिम सीमा तक पहुँचा दी थी | दोनो तरफ एक तरह से पाउडर-मैगजीन तैयार थे 
सिर्फ किसी चिगारी की जरूरत थी जिससे कि आग भडक उठे । लाल सिंह श्रदालती 
को सतलुज के पार के इलाके से निकाले जाने पर और श्रग्न॑जू पौलिटिकल एजेंट 
सेजर ब्राड फूट की भडकाने वाली कारवाइयो से यह सघर्ष और भी ज्यादा जल्दी हो 
गया । 

इस गभीर स्थिति को देखते हुए राजा लाल सिंह को वजीर और सरदार तेजा 
सिंह को 8 नवम्बर, 845 को प्रधान सेनापति बना दिया गया। सेना इस समय भी 
चाह रही थी कि गुलाब सिह उनका नेता बने । परन्तु डोगरा सरदार ने उनको ऊपर- 
ऊपर से बहलाने की कोशिश की। वास्तव में वह अग्र जो के विरुद्ध युद्ध के हक में नही 
था । क्योकि उसको पूरी तरह ज्ञान था कि दरबार सफल नही हो सकता । 23 नवम्बर, 
845 को श्रग्ने जो के विरुद्ध युदूध की घोषण कर दी गई और उस समय :जो दरबार 
हुआ उसमे महारानी जिन्दा ने सेना को सतलुज की तरफ कूच करने का शभ्रादेश दिया | 
6 सितम्बर, 845 को भ्रग्न जो ने अपनी सेना को अम्बाला और मेरठ से लुधियाना 
और फिरोजपुर आने का आर्डर दिया । सिक्‍ख सेना को यह सूचना मिल चुकी थी और 
वह यह नहीं चाहती थी कि अचानक आक्रमण का शिकार हो । ।2 भौर 3 दिसम्बर 
845 को लाहौर की सेना ने सतलुज को पार कर लिया। उसी दिन लाड्ड हाडिग, 
गवर्नर जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी। अग्नेजो भर लाहौर दरबार के बीच 
घमासान का युद्ध हुआ जिस की प्रसिद्ध घटनाएँ मुदकी, 8-2-45, फेरुशहर 2-2- , 
45, बददोवाल 2-]-]846 अलीवाल 28--846 और सबराझ्रो 0-2-846 
की लड़ाइया थी। भ्राखरी स्थान पर अग्र॑जोी की पूर्ण विजय के साथ ही अ्रग्न जो 
का पंजाब पर अ्रधिकार हो गया । 

प्रदन 
].. (आए8 8 ण70९* 80०0०प्रपां 698 €एडाआ$3 &छ' पी ता) ० एिदवाव 
शा!) प0 हाह इंब्ा॥ 0 पाल का 0080-0 फेक, 


रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ और प्रथम अग्ने ज-सिक्‍्ख युद्ध तक के समय 
की मुख्य घटनाओं का उल्लेख करो । 

2... म्र०ज्ञ किए 78 4 76 0 3३ए धारा *]बक्षपययावं डिपही श३७ 6 बजे 
20078 फ्रिढ रिवाज जशिड़ा!83 5प00855087 द्वात ॥॥ आंड तठं8&7) ६06 
शाता एछल०छ6 08 4 इश्याश्रा। क्ात॑ 97णायंग्रा 7०५ 
यह कहाँ तक सत्य है कि “रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका सब से 
योग्य उत्तराधिकारी नौनिहाल' सिंह था और उसकी मृत्यु से सिक्‍खों से एक 
बहादुर एवं होनहार शासक छिन गया ।” 


29 
सिक्‍खों क अंग्र जों क विरुव ध युद्ध 


अ्रंग्न ज्ञों के साथ सिकखों का पहला युद्ध (सन्‌ 845-46) 

महाराजा रणजीत सिंह के मरने के केवल सात साल, बाद ही श्रग्न जो के साथ 
सिक्‍खो का पहला युद्ध हुआ । महाराजा रणजीत सिह ने अपने जीवन काल में कई 
बार पर्याप्त उत्तेजना होने पर भी अग्न॑जो के साथ अपने सबंध बनाये रखे । उनकी 
मृत्यु के बाद लाहौर मे काफी उथल-पुथल होती रही और ऐसा कोई भी शासक नही 
मिल सका जो कि इस सकट में पजाब की बागडोर अच्छी तरह सभाल सकता । प्राय 
लाहौर दरबार नित-नये षड़यत्रों का शिकार होता रहा और भ्रन्त में सेना इतनी 
निरकुश हो गई कि उससे बचने का एक मात्र साधन यही नजर भ्ाने लगा कि इसको 
अग्रेजो के साथ लडा दिया जाए। अगर वह विजयी हो गई तो यश भ्रौर कीरति लीडरो 
को मिलेगी और शअश्रगर पराजित हो गई तो भी उनकी शक्ति और सख्या कम 
हो जायेगी । " 
ऐसी स्थिति में कुछ अन्दरूनी और कूछ बाहरी कारणों से सेना ने' 3 दिसम्बर, 
845 को सतलुज नदी को पार करके अग्नजो के इलाके मे फिरोजपुर के निकट 
अपना डेरा जमा लिया। श्रग्मजो ने भी लाहौर दरबार की ओर से युद्ध घोषित 
किए जाने पर युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह से दोनो सरकारो मे मित्रतापूर्ण 
सबध समाप्त हो गये श्र लुधियाना स्थित लाहौर दरबार के वकील राय किशन चन्द 
भण्डारी को आदेश दिया गया कि वह श्रग्ने जों का इलाका छोड़कर चला जाए । 

युद्ध के आरम्भ के बारे मे भिन्‍त-भिन्‍न मत है। लतीफ जो कि श्रग्न॑जों के 
समर्थक समभे जाते है यह मानते है कि “उस असाधारण समय में जबकि लाहौर 
दरबार मे गडबड और उधम मच रहा था अग्नेजो ने बडी शातिपूर्ण और धैंय॑ की 
नीति अपनाई थी ।” जाजं क्रैम्पबेल का कथन है कि “अ्रग्नेजो और सिकखो की टक्कर 
का तत्कालीन कारण सीमा पर स्थित अग्नेजु एजेंट मेजर ब्राड फुट की भड़काने वाली 
कारवाई थी |” सर माइकल स्मिथ ने लिखा है, “पजाब के युद्ध के बारे मे मेरा न 
तो यह मत है कि सिक्‍खो ने बगैर किसी कारण से आक्रमण किया था और न ही मै 
यह समझता हूँ कि अंग्रंजो ने उनके प्रति सहनशीलता से काम लिया था” । प्रसिद्ध 
इतिहासकार जे० डी० कर्तिधम यह मानते है, "ऐसा समझता असम्भव है कि श्रग्न जो 
ने पंजाब के बारे में श्राक्रामक नीति नहीं अ्पनाई थी यथा उन्होने पजाब को अपने 
साथ शामिल करने की पहले ही योजना नही बनाई हुईं थी ।” 


258 


सिक्‍खो के अंग्र जों के विरुद्ध युद्घ 259 


कारण . अग्न॑जोी के साथ युद्ध के कारण काफी दूर'तक जाते है श्ौर वास्तव 
में यह कारण उसी समय 'उत्पन्त हो गये थे जबकि अभ्न॑ जो के साथ लाहौर दरबार 
की सीमा निर्धारित की गई थी | अभ्नं जो ने उस समय की राजनीतिक अवस्था के 
अनुसार अपने आ्रागे 'बढने की नीति को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था परल्तु 
उसे सदा के लिए नहीं त्यागा था । खुले तौर पर आक्रमण करने की नीति की बजाय 
उन्होने बाहर से लाहौर दरबार के साथ अच्छे सबध रखते हुए भी उसंकी शक्ति को 
और प्रभाव को समाप्त करने की कोशिश जारी रखीं । जैसा कि कई बार रणजीत 
सिह के जीवन काल मे ही मतभेद खडे होने से सिद्ध होता है। भ्रग्न जो की इस 
कटनीति को महाराजा रणजीत सिंह के लिए बरदाइत करने का मुख्य कारण यह था 
कि वह श्रग्म जो के मुकाबले मे अपने श्रापको इतना शक्तिशाली नही समझते थे । इस 
नीति के परिणामुस्वरूप अग्न॑जी ने अपनी तैयारियाँ जारी रखी और कुछ तो अपने 
झ्राप पजाब में गडबड होने के कारण और कुछ अग्र॑ जो की गुप्ले कारवाइयों के कारण 
गड़बड पेदा करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि अ्ग्रज पजाब को झासानी से 
अपने अधीन कर सके और साथ ही ससार को यह भी दिखा सके कि यह सब कुछ 
लाहौर दरबार के श्रयोग्यतापूर्ण भौर उकसाने वाले कामो के कारण हुश्ना है । 

अ्रग्रेजों की पंजाब को फतेह करने की तेयारियाँ . यह साधारण आदमी को भी 
मालूम हो गया था कि शअ्रग्रज 809 की सधि के पश्चात्‌ उत्तर पश्चिचमी सीमा के 
साथ-साथ अपने सैनिक प्रबन्ध मजबूत बना रहे है। सबसे पहले अग्न जो ने उस सैनिक 
टुकडी को जोकि कर्नल श्रॉक्टर लोनी के साथ केवल सधि होने तक लुधियाना में ठहरने 
के लिए भेजी गई थी वहाँ पर उसे स्थायी रूप से रख लिया । ऐसा उन्होंने महाराजा 
रणजीत सिंह को आाइवासन देने के बावजूद किया। इसके साथ-साथ लुधियाना. मे 
नये किले का निर्माण करके वहाँ पर और उससे भी आगे फिरोजपुर को भ्ली जोकि 
लाहौर से केवल 40 मील दूर सतलुज के किनारे पर था अपनी छावनी मे बदल 
लिया | ऐसा करते का एकमात्र उद्देश्य यह ही हो सकते था कि अंग्रेज रणजीत 
सिंह के बाद पजाब मे प्रवेश करने के लिए इंस अड्डे का उपयोग करना चाहते थे । 
इसी तरह उत्तर पश्चिमी सीमा मे अ्रग्न जो ने अपनी सेना को शक्ति को जोकि सन्‌ 
809 के लगभग श्राठ हजार सैनिक थी सन्‌ 844 मे बढाकर 32 हजार सैनिक 
कर दिया था और यहाँ पर 68 बडी'तोपें भी' भेज दी'थी'। थुद्घ से कुछ महीने पहले 
अग्नेज़ो की 45 हजार फौज और' 98 'तोपे उत्त र' पश्चिमी सीमा के साथ-सोथ पहुँच 
चुकी थी और इस कार्य के लिए अग्र जो-ने अम्बाला, सबांथु, कसौली, जतोग, लुधियाना 
और फिरोजपुर सब स्थानों पर अपनी छावनीयाँ स्थापित कर ली थीं। इंत सब कौरे- 
वाइयो से यह स्पष्ट था कि अंग्रेज पंजाब पर ऑक्रंमण करते के 
तैयार थे। यह तैयारियाँ महाराजा रणजीत सिंह कै मरंणोपरोन्त और भी तेज कर दी 
गई थी । ' 
दूसरी, ओर- यह |भी सात पड़ेगा कि सिक्‍लखो ते अंग्रे जूं को उनके पिरुदेध 
कारबाई करने का कोई मौका तही ' द्विया “था । यही नहीं सन 842 में पंग्र जो * की 


260 पृजाब का इतिहास 


अफगानिस्तात की पराजय के समय सिक्‍खो ने उनको न केवल पजाब के रास्ते लौटने 
दिया बल्कि उनके इस सकट से किसी तरह से अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा नही 
की थी । महाराजा खड़ग सिह को दरबारियो ने इस किस्म की राय देने की कोशिश 
भी की थी परन्तु उन्होने ऐसा सुझाव बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था और अश्रग्ने जो 
के साथ अपने सबंध परम्परागत तरीके पर ही रखने की कोशिश की । सन्‌ 838 
में त्रिपक्षीय सधि मे भी लाहौर दरबार ने यह सिद्ध कर दिया था कि चाहे उनको 
कोई विशेष लाभ होने की श्राशा नही थी फिर भी वह शिष्टाचार के नाते प्रग्न जो 
की सहायता करने को उद्यत थे । 


अग्नेज़ो ने अपनी तैयारियों से और लाहौर दरबार के भ्रन्दर गुप्त तौर पर 
गडबड पंदा करके अपनी हानिकारक नीति को जारी रखा । 

सब तैयारियाँ हो जाने पर अग्रेजो ने लाल सिंह भ्रदालती को जो कि सतलुज 
के पार दरबार के इलाके मे कारवाई करने के लिये आया था वहाँ से निकाल कर 
यह प्रमाणित कर दिया था कि अग्न॑ज्ञ युद्ध करना चाहते है। जाज॑ ब्राड फुट ने सीमा 
के इलाके के लोगो को दरबार के विरुद्ध खुले तौर पर भडकाना शुरू कर दिया था। 

पंजाब में श्रराजकता : 

यह ठीक है कि दुर्भाग्य से पजाब का शासन प्रबन्ध महाराजा रणजीत सिंह की 
मृत्यु के पश्चात्‌ बिगडता ही गया। अ्रयोग्य उत्तराधिकारी और उससे भी ज्यादा 
स्वार्थी अधिकारियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सेना को काबू करना असम्भव 
हो गया और सेना निरकुश और नेतृत्वहीन हो गई। ऐसी स्थिति का अन्त करने का 
एक मात्र उपाय यह था कि सेना को अश्नेज्ञो के विरुद्ध युद्ध मे लगा दिया जाए जिस 
से कि उसका ध्यान दरबार की ओर से हटकर दूसरी तरफ लग जाए और अ्रप्नेज़ 
उनकी' शक्तित को कम कर सकें। ऐसी भड़काने वाली स्थिति मे किसी कारण से भी 
हर समय युद्ध होने की सभावना थी। श्रग्नेज्ञो की फौज बहुत अधिक सख्या में सतलुज 
के साथ-साथ पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। उनका सतलुज के पार के इलाके मे 
प्रवेश युद्ध नीति के अनुसार उच्चित कदम था । 
मुख्य घटनाएँ 

35-40 हजार पजाबी सेना 50 के लगभग तोपो के साथ सतलुज को पार 
करके उस इलाके में पहुँच गई जो कि लाहौर दरबार का अपना इलाका समझा 
जाता था। यह घटना 43 दिसंम्बर, 845 की थी । उस' समय प्रधान मंत्री राजा 
लाल सिंह इस सेना के नेता थे। जंवाब मे 4 दिसम्बर, 845 को लाई हाडिग 
गवर्नर जनरल ते युद्ध की घोषणा कर दी | मुदकी के स्थान पर 8-2-845 को 
बड़ा च्रमसान थ्रुद्ध हुआ। पंजाबी सेना ने बड़ी वीरता के साथ शअ्रग्नोजो पर 
आक्रमण किया । ऐसे नाजुक समय पर राजा लाल प्विंह मैदान छोड कर चले गये 
और यह घोषणा कर दी गई कि वह घायल हो गये हैं और अपनी सेना को जिस 
तस्ह से भी वह चाहे लड़ने के लिए छोड़कर चले गये। - उधर अंभ्र जी सेतो' बह 


सिक्‍खो के श्रग्न॑ जो के विरुद्ध युद्ध 26] 


सकट में थी क्योकि उनको इतने सख्त मुकाबले की आशा नही थी और उन्होने 
पजाबी फोज की योग्ता और सख्या का गलत अनुमान लगाया था | इस समय लाड्ड 
हाडिंग गवर्नर जनरल, जो कि स्वय युद्ध मे मौजूद थे, ने स्वीकार किया कि स्थिति 
बडी गम्भीर हो गई थी श्रौर उन्होने अपने दोनो पुत्रों को, जो कि उनके साथ थे, 
पीछे भेजने का आदेश दिया और अपने पत्र आदि को सम्भालने का भी जरूरी 
आदेश दिया । सिक्‍्खो के कैम्प से और भी कई प्रकार की गृप्त सूचनाए पहुँचने 
पर अग्रेजो ने मंदान न छोडना ही उचित समझा और गोला-बारूद खत्म होने के 
कारण पजाब की फौज को पराजित होना पडा । 

2!-]2-845 को फेरूशाह के स्थान पर फिर टक्कर हुईं । परल्तु अंग्रेजों 
ने सिक्‍खो के मोर्चो पर दूसरे दिन (22-]2-845 को) सिक्‍्ख जरनैलो की गदुदारी 
के कारण कब्जा कर लिया। इस विजय के लिये अग्र॑जो को भी बहुत कीमत देनी 
पडी । लार्ड गफ कमाण्डर इन चीफ ने इस युद्ध के बारे मे लिखा था “इस किस्म 
की एक और विजय प्राप्त करने का परिणाम हमारी सारी शक्ति को समाप्त कर 
देगा ” इस युद्ध मे आठ हजार पजाबी सिपाही मारे गये और 73 तोपे उनके हाथ 
से छिन गई । 

ऐसी स्थिति मे सरदार रणजोघ सिंह मजीठिया की अगवाई में पीछे से सतलुज 
को पार करके सिक्‍ख सेना ने श्रग्नजो की सप्लाई काटने और लुधियाना पर कब्जा 
करने की कोशिश की । बद्दोवाल के स्थान पर 2-4-846 को सिक्‍्खो को अधिक 
सफलता मिली । परन्तु अधिक सहायता न मिलने के कारण उनको पीछे, हटना पूडा । 
अग्ने जो की कूमक पहुँच जाने पर और सरदार तेज सिंह दरबार के कमाण्डर इन चीफ 
के अपनी सेना सहित बगर युद्ध किये और फिरोजपुर पर आक्रमण किए बिना ही 
लौट जाने पर सिक्‍्ख सेना के हौसले बहुत कम हो गये । 28--846 को अझलीवाल 
के स्थान पर अग्नेज्ञो को एक और विजय प्राप्त हुई। सबराझो के स्थान पर इस 
युद्ध को सबसे अधिक खूनी लडाई के पदचात्‌ अग्नेज़ो को पूर्ण विजय प्राप्त हुई। 
भ्रग्न॑ जो के विरुद्ध यह किसी भी भारतीय सेना की सबसे कठोर और वीरतापूर्ण 
लडाई समझी जाती है। इस युद्ध मे जहाँ बहुत बडे-बडे लीडरो ने अपने स्वार्थ के 
लिए भ्रग्नेजां की सहायता की और अपने देश के प्रति गद्दारी का सबूत दिया केवल 
दाम सिंह अठारीवाला ने सच्चे देशभक्त के तौर पर लड़ते हुए बीरगति प्राप्त की । 
इस युद्ध के बारे से कर्निचम ने बिल्कूल उचित तौर पर लिखा है “ब्रेशक पजाबी 
फौज मे बड़े-बड़े वीर सैनिक थे और वह सब कुछ अपने हाथो से करने के लिए 
तैयार थे। परन्तु उनका नेतृत्व करने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए 
कोई योग्य नेता नहीं था |” ब्रिटिश कमाण्डर ने भी इसी प्रकार कहा था “अंग्र जो 
को अपनी फौज के विरुद्ध सर्वाधिक बीर और धैयेवान फौज के साथ लडाई करनी 
पडी थी |” 

3-2-]846 को अ्ंग्रोज़् सेना सतलुज को पार करके लाहौर दरबार की सीमा 
में प्रवेश कर गई और 20- फरवरी, 846 को लाहौर पहुँच गई । 


262 पंजाब का इतिहास 


सिक्‍खों की हार के कारण 

। लाहौर दरबार कीशअग्रनजों के साथ पहले युद्ध में हार को सबसे बडा 

कारण नेताओं की गद्दारी और अयोग्यता था । यह सत्य कहा गया थाकि “इस युद्ध 
मे जहाँ साधारण सिपाही शेर की तरह लडे उनके नेता बहुत कायर और गधे 
सिद्ध हुए ।” “ 
2 लाहौर की बिल्कुल ताज़ा दम 30 हजार सेना, जिस की कमान सरदार 
तेज सिंह कर रहे थे, जान-बूक कर लडाई मे शामिल नही हुई और उनके नेता ने 
फिरोजपुर पर आक्रमण नही किया | युद्ध नीति की यह सबसे बडी गलती थी जिससे 
अंग्रेजो को बहुत सहायता मिली | 

3 इसी तरह प्रधान मत्री लाल सिंह का घमसान युद्ध के समय सेना को 
छोडकर छूप जाना भी एक गहरी चाल थी। उसका भाव स्पष्ट तौर पर यह था 
कि शअ्ंग्रेज़ों को एक साजुक समय पर सभलने का मौका दिया जाए। यह कहना 
बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है कि लाल सिंह ने श्रपनी चालाकी से भ्ग्न॑ जो को एक 
निद्चित हार से बचा दिया था । 

4. लाहौर दरबार की सेना निरकुश हो चुकी थी और उसमे भ्रनुशासनहीनता 
इतनी बढ चुकी थी कि उनके लिए एक नेता के अधीन काम करना कठिन था | 
साथ ही उनको अपने राजनीतिक और सैंनिर्क नेताओं पर इतना अविश्वास हो गया 
था कि वह उनकी बात को शक की नजर से देखते थे । ऐसी स्थिति मे बेशक सेनिकों 
ने थोडी देर के लिए वीरता दिखाई परन्तु वे अ्रश्न॑ जो के विरुद्ध बड़ी देर तक इकट्ठे 
रह कर नही लड सकते थे । अत उनकी हार यकीनी थी । 

5 यह स्पष्ट था कि लाहौर के शासक तग आ चुके थे और उनका श्रग्नेजों 
के साथ युदूघ करने का एक मात्र उद्देश्य अपनी हैकडबाज सेना को नष्ट करना 
था। उन्होने फौज' को हर प्रकार की सेनिक सामग्री भेजने मे न केवल. देर की 
बल्कि कई बार घटिया किस्म का सामान भी भेजा । 

. 60. लाहौर दरार ने श्रग्रेजो के साथ युदृध करने का समय ठीक नही चुना 
था | अग्नेजो को इस समय पूरी तरह तैयारी करने का मौका मिल चुका था और 
वह भ्रफाानिस्तान मे पराजय के बाद अपनी शक्ति को फिर बढ़ा सके थे | लाहौर 
दरबार ने उस सस॒य टक्कर ली जब कि उनकी अपनी आतरिक स्थिति अत्यन्त खराब 
थी। उनमें न केवल एकता का अभ्रभाव था बल्कि उनकी लगातार गडबड से साधन 
भी इतने कम हो गये थे कि अंग्रेजो जैसे शक्तिशाली दुए्मन से लड़ना मूखंता की 
बात थी,। 


लाहोर दरबार के साथ नई राजनीतिक व्यवस्था 


लाहौर पंहेच कर ग्रग्रजी ने कोहौर देरबारं॑ कै-साथ की गईं 9-3-46 की प्रथम 
संधि के आधार पर नये राजनीतिक सबंध स्थापित' किये । इस संधि के अनुसोर 


सिक्‍खो के श्रग्न जो के विरुद्ध युद्ध 263 


. लाहौर दरबार के वे सब इलाके जो सतलुज के बाएं किनारे पर थे 
श्रग्नेजो को दिये गये । 

2 दवाब “बिस्त्‌ जालन्धर” को अ्रग्नेजी राज्य मे शामिल कर लिया गया 
जिससे सतलुज की बजाय श्रग्नेजो और लाहौर दरबार की नई सीमा ब्यास नदी को 
बना दिया गया | इसका उद्देश्य सर्वाधिक उपजाऊ दवाबे को दरबार से छीनकर 
उसकी शक्ति को कम करना था । ब्यास लाहौर के भी काफी निकट था और यहाँ 
से राजधानी पर आसानी से चढ़ाई की जा सकती थी । 

3 लाहौर दरबार को युद्ध करने के लिए दण्ड के रूप मे डेढ करोड रुपया 
देना पडेगा । इसमे से एक करोड रुपया महाराजा दलीप सिंह की ओर से उस इलाके 
के बदले मे समक लिया गया जो कि जम्मू और करमीर रियासत के रूप में राजा 
गुलाब सिंह को दे दिया गया और जिसका उसको महाराजा घोषित करके दरबार 
से अलग और श्रप्न जो के अधीन कर दिया गया । 

4 सेना की सख्या में 20 हजार पैदल भौर 42 हजार घुडसवार तक कम 
करने का श्रादेश दिया गया। श्रग्नेजों के विरुद्ध युद्ध में बर्ती गई 36 तोपो जो कि 
सबराओ के स्थान कर भ्रग्नेजो के हाथो मे नहीं पडी थी, उन को दे दी गईं । 

5 यह भी मान लिया गया कि जरूरत पर श्रग्नेज सेना को पजाब से गुजरने 
दिया जाएगा। कोई श्रग्नेज या यूरोपियन अ्रधिकारी अ्रंग्रेज सरकार की श्राज्ञा के 
बिना दरबार के अ्रधीन नौकर तही रखा जाएगा। 
लाहौर दरबार के प्ाथ पहली संधि की विनियोग धारा ' 

प्रथम सधि के दो दिन बाद ही लाहौर दरबार के कथित अनुरोध पर किशोर 
महाराजा की सुरक्षा के लिए, और दरबार की सेना के पुनर्गठन के कार्य को भ्रच्छी 
तरह से पूरा करने के लिए कूछ नई विनियोग घाराएं सधि में शामिल 'कर ली 
गई | इसके भ्रनुसार यह प्रबन्ध किया गया कि अंग्रेज सरकार सन्‌ 3846 के श्रत 
तक कौफी' सेना लाहौर मे रखने का प्रबन्ध करेगी जिस का मुख्य उद्देश्य महाराजा 
की सुरक्षा और सधि के बारे में दूसरे प्रबन्ध पूरा करना था। इस सेना को अंगर 
आवेश्यकता नही हुई तो दरबार की प्रार्थता पर पहले भी वापिस बुलाया जा 
सकता है। 

लाहौर दरबार सधि के अनुसार सेना के पुनर्गठन का काम जल्‍दी से जल्दी 
पुरा 'कश्ने की कोशिश करेगा और इसकी प्रगति की सूचना लाहौर में नियुक्त 
भ्रंग्रज भ्रधिकोरी को दी जाएगी । 

दोनो सरकारें तत्काल ऐसे कमिश्नर सियुक्त करेगी जो" कि दोनों सरकारों के 
नई सीमा के बारे में निर्णय करके उत्तको पकक्‍के तौर पर निश्चित कर सकेंगे । 


गुलाब सिह के साथ झमृतसर की सन्धि (]6-3-846) 
लाहौर दरबार के साथ मुख्य संधि के साथ ही साथ राजा गुलाब सिंह को 
सनकी सेवाओं के बदले एक जुदा संधि के रूप में दरबार से अलग :करके उसको 


264 पजाब का इतिहास 


अपने श्रधीन सब पुराने इलाके जो पहले उसकी जागीर समर जाते थे, दे दिये गये । 
और इसके श्रलावा उनको कश्मीर घाटी और सिन्ध के पूर्ष की ओर का उस पर 
निर्भर इलाका, जिन मे चम्बा तो शामिल था पर लाहूल नही था, उसको दे दिया 
गया । राजा गुलाब सिंह को श्ग्रेजो के श्रधीन महाराजा धोषित कर दिया गया । 
इस तरह से एक जम्मू और कश्मीर अलग राज्य का आरम्भ हुथ्रा । 
लाहौर दरबार के साथ दूसरी संधि अर्थात्‌ मेरोवाल की सन्धि, (6-2-846] 

राजा लाल सिंह ने गुप्त रूप में कश्मीर के गवर्नर इमामुद्दीत के साथ गठ- 
जोड करके राजा गुलाब सिंह को कश्मीर पर श्रधिकार नहीं करने दिया था। इसके लिए 
उसके विरुद्ध इंक्वायरी करके उसको पजाब से बाहर श्रग्नेजी इलाके मे देश निकाला 
दिया गया | इस पर लाहौर में उचित प्रबन्ध करना आवश्यक हो गया | पुरानी सधि से 
असतुष्ट होकर दरबार के कथित अ्रनुरोध पर भ्ग्नेज्ो के साथ दूसरी श्रर्थात्‌ मेरोवाल 
की सधि की गई। इसके अनुसार 9 मार्च, 846 वाली संधि में कुछ आवश्यक 
परिवतंन कर दिये गये जिनके अनुसार एक उच्च श्रग्नेज भ्रधिकारी श्रपने श्रधीन 
आवश्यक स्टाफ आदि के साथ लाहौर मे नियुक्त किया गया जिसे कि सरकार के हर 
विभाग के कार्य पर नियत्रण रखने श्रौर निर्देश देने का पूर्ण श्रधिकार रखेगा । इस उच्च 
अ्रधिकारी का पद रेजीडेन्ट का पद घोषित किया गया और इसके श्रधीन एक 38 
सरदारों की रिजैन्सी परिषद्‌ बनाई गई। 

महाराजा की सुरक्षा और लाहौर दरबार के अ्रधीन इलाके मे शान्ति रखने के 
लिए काफी संख्या मे अ्ग्न ज सेना रखने का प्रबन्ध किया गया | इस सेना को महाराजा 
के 6 साल की श्रायु प्राप्त करने तक श्रर्थात्‌ चार सितम्बर 854 तक पंजाब 
में रखते का प्रबन्ध किया गया था। इस सेना के खर्च के रूप मे लाहौर दरबार को 
22 लाख नानकशाही रुपये हर साल देने के लिए बाध्य किया गया | 
निष्कर्ष 

इस प्रकार लाहौर की पहली सधि विनियोग घाराशों और लाहौर की दूसरी 
श्र्थात्‌ मेरीवाल की सधि के प्रधीन भ्रग्नेज सरकार ने लाहौर दरवार पर पूर्ण रूप 
से अपना ग्रधिकार स्थापित कर लिया। लाहौर दरबार की स्वतवता नाम मात्र 
की रह गई। सब कार्य अग्नेज्ञ रेजीडेन्ट श्रौर उसके श्रधीन श्रग्नेजी स्टाफ द्वारा 
करने का पूर्ण रूप से प्रबन्ध किया गया। यह कहना वास्तविक रूप से सच है कि 
पहले युद्ध में ही अ्रग्नेजों ने पजाब पर उसका विलय न करते हुए भी उस पर अपना 
पूर्ण भ्रधिकार स्थापित कर लिया था। क्रेवल' दिखाबे के रूप मे रिजैन्सी काउन्सिल 
स्थापित कर दी गई और महाराजा दलीप सिंह के नाम से राजप्रवस्ध करने का 
लाहक रचा गया। वास्तव मे राज़प्रबन्ध रेजीडेन्ट के श्रधीन था और उसकी आज्ञा 
के बिना किसी भी भाग मे कोई भी काम नहीं हो सकता था । गवर्नर जरनल लाडे 
हार्डिग, के श्रपने शब्दों मे “मेरोवाल़ की सल्ि के झनुसार.राज्य के सर्वोक्ष अधिकारी 
महाराजा दलीप, सिह को किसी किज्म का युद्ध करने या शान्ति सन्धि करने का 
अधिकार नही दिया गया था। ,उसको इतने अभ्रधिकार से भी वचित कर दिया था 


सिकखों के प्रंग्रेजो के विरुद्ध युद्घ 265 


कि वह एक एकड भूमि बेच सके या किसी को बदले मे दे सके | न ही उसको किसी 
भी यू रोपियन श्रधिकारी को रखने की आझाज्ञा थी। वास्तव मे राज्याध्यक्ष कोई भी 
कार्य उनकी आ्राज्ञा के बगैर नही कर सकता था । इस तरह देश का राजा पूरी तरह 
जकडा हुआ था और हमारे सरक्षण में रहते हुए हमारे आदेश मानने के लिए बाध्य 
था ”। (हैनरी लारैस के नाम लिखा हाडिग दिनाक 23-0-74 का पत्र “लाइफ ऑफ 
लारेस' मनवल ) 

(ख) श्रंग्र जों के साथ दूसरा (कथित) युद्ध (848-49) 

लार्ड हांडिग गबर्नर जनरल ने अपना कार्यकाल समाप्त होने पर हिन्दुस्तान से 
जाते हुए ऐसी भविष्यवाणी की थी, “जहाँ तक किसी मनुष्य के लिए आगामी 
राजनीतिक अवस्था के बारे में कुछ कहना सभव है, इस बात की आवश्यकता प्रतीत 
नही होती कि अ्रगले सात साल तक भारत में बन्दूक चलाने »की जरूरत पडेगी “ 
परन्तु उसके भारत से चले जाने के 6 मास पद्चात्‌ ही पजाव मे एक बार फिर 
युद्ध छिड गया जिस को अग्रेजो और सिक्‍्खो का दूसरा युद्ध कहते है । 
कारण 

. अग्रेजों के पजाब पर नियत्रण और उनके झ्ासन प्रबन्ध मे बढते हुए 
दखल को पजाबवासी पसद नही करते थे । परम्परागत शासन के विपरीत भ्रग्रेजो 
ने ऐसा प्रवन्‍्ध किया और कुछ ऐसे कानून भी लागू किये जो कि न तो पजाब के 
शासकों को श्र न ही जनसाधारण को पसद थे । अ्रग्नेजों के नये राजनीतिक प्रबन्ध 
पजाब की स्वतत्रता को खत्म करने वाले थे और बेशक बाहरी रूप से ऐसा दिखाया 
गया था कि शासन प्रबन्ध एक रिजैन्सी काउन्सिल द्वारा किया जाता है। परन्तु 
वास्तव मे प्रग्रेज़् रेजीडेन्ट ही सब कुछ करता था और उसकी आज्ञा के बगैर किसी 
किस्म की कोई कारवाई तहीं हो सकती थी। रिजैन्सी काउन्सिल एक कठपुतली 
के समान थी। यह सब प्रवन्ध पजाब में जनसाधारण के लिए दुखद था । 

2 लाहौर दरबार की सेना अग्नेजो के विरुद्ध पहली लडाई मे पूरी वीरता 
से लड़ी थी और उनको यह अनुभव हुआ था कि उनके लीडरो ने भग्रेज़ों के साथ 
मिलकर और अपने देश के साथ द्रोह करके उनकी हार कराई है। उत्तको श्रब भी 
अपनी शक्ति पर विश्वास था और वे समझते थे कि अगर सब मिल कर शभग्रेज़ो के 
विरुद्ध युद्ध करते तो सम्भवत" वे श्रग्रेजो को हरा सकते थे । साथ ही साथ जो 
सेनिक पहले यरुदूध से वापिस आये थे और जिनकी छेंटनी कर दी गई थी वे इस 
बात से बहुत असतुष्ट थे। उनके लिए फौजी जीवन साधारण जीवन बन चुका था । 
अपने गाँवो मे जा कर उनके लिए सम्मान योग्य साधन प्राप्त नही थे'। जब कभी भी वे 
अपनी वीरता की बात करते तो लोग उनको ताना देते थे, “खालसा जी तुसी की पूरीयाँ 
पा झाये हो ।” उन्तको साधारण जीवन मे काफी कठिनाई हो रही थी। इसलिए 
वे उत्सुक थे कि एक बार श्रग्रेजों के साथ फिर टक्कर लेकर अपनी शक्ति और 
श्रात्मविश्वास का प्रमाण दे सके। | 


266 पजाब का इतिहास 


3 श्रग्रेजों के विरुदृध लाहौर दरबार की हार के बाद महाराजा दलीप सिंह 
की माता महारानी जिन्दा के साथ जो व्यावहार किया गया वह भी किसी 
तरह से भी सम्मान योग्य नही था। श्रग्नजो ने राजकाज मे उसका दखल कम करने 
की कोशिश की और यह जानकर कि महारानी लोगो को श्रग्नेजो के विरुदृध उकसाती 
है उसको महाराजा दलीप सिंह से अलग करके शेखपुरा के स्थान पर भेज दिया 
गया और उसने भ्रग्रेजो के बढते हुए हस्तक्षेप के विरुद्ध स्पष्ट और गुप्त रूप से 
प्रचार जारी रखा। 

4 लार्ड हाडिग के पश्चात्‌ नये गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी विस्तारवादी 
थे । उन्होने अपने कार्यकाल मे' देसी रियासतो को श्रग्न जी राज्य में मिलाने की पालिसी 
लागू की । लार्ड डलहौजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी का उत्तर परिचमी भारत मे 
व्यापार बढाने के लिए भी उत्सुक थे। उन्होने पजाब से आगे जा कर सिंघ के साथ 
अपने व्यापारिक सबक पहले ही स्थापित कर लिए थे और पजाब में लगातार 
गंडबड के कारण उन्होने यह तीति निर्धारित कर ली थी कि जितनी जल्दी हो सके 
पजांब का श्रग्नमेजी राज्य मे विलय उनके लिए लाभदायक होगा। अ्रग्नेजों ने नये 
हालात में पजाब को श्रपने और सीमा से लगने वाले बाहरी देशो के बीच' “बफर'" देश 
बनाने की पालिसी भी त्याग दी थी । वे समभने लगे थे कि झ्रब इसकी कोई अआ्रावश्यकता 
नहीं है। इसलिए बह नीति जो कि 809 मे महाराजा रणजीत सिंह के साथ 
संधि करके श्रग्नेजो ने भ्रपनाई थी वह अब त्याग दी गई और यह प्रोग्राम बनाया 
गया कि युद्ध के बगैर या ऐसा युद्ध करके जिसमे श्र्नेजो' को हस्तक्षेप करने वाला 
न समभा जाए पंजाब को भप्रग्ने जी राज्य में शामिल करना उचित और आवश्यक होगा । 

5. प्रग्नेज्ञों ने भ्रटारी के प्रसिद्ध परिवार जिस के साथ कि महाराजा दलीप 
सिंह की सगाई का रिश्ता हुआ था को भी अपने व्यवहार से' विरोधी बना लिया । 
उन्होने महारानी के बार-बार कहने पर महाराजा की शादी की तिथि निरिचत 
नही होने दी । ' अथवा सरदार अ्रतर सिंह अझटारीवाला के, जो कि उस समय हजारा 
के गवर्नर थे, काम में, दखल देकर उसको अपने विरुद्ध कर लिया। श्रटारी परिवार 
की मान हार्नि करने मे. सर्वाधिक अ्रंग्र ज्ञ रेजीडेन्ट का हाथ था। यह प्रसिद्ध परिवार 


भी इस बात की चेष्टा करने लगा कि उनको अ्ंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का मौका मिल 
सेके तो भ्रच्छा होगा । पर 


46, ,मुलतान में एक स्थानीय घटना' जो कि वहाँ के गवर्नर मूलराज के विद्रोह 
से उत्पत्त'हुई थी, लाई डलहौजी में जल्दी काबू में लाने की कोंशिश नहीं की 
अथवा 'उसको किसी न किसी ' बहाने खढने . दिया | 'उस का मतब्य यह था कि इस 
गड़बड़ को एक सावंजततिक विद्रोह या जैसा कि अग्रेज्ों ने दिखाने'की कोशिश को 
प्रग्नेज़ो के विरुद्ध युद्धकहा जाए। 

7 लार्ड डलहौंगी ने रेजीडेन्ट को सुलतान के विरुद्ध सख्त कारवाई न करने 
के लिए कहा | वह इस विद्रोह को फैलने देना चाहते थे ताकि पंजाब को झपने अधीन 
करने के लिए उसको पूरी तरह से बहाना मिल जाए | 


सिकक्‍खो के अग्रे जी के विरुद्ध युद्ध 267 


8. इसी समय महारानी ज़िन्दा को पजाब से हटाकर बनारस भेज दिया गया । 
पजाब मे इस कारवाई के विरुद्ध रोष स्वाभाविक था। लार्ड डलहौजी ज्ञायद जलती 
पर तेल डाल कर इस ज्वाला को युद्ध का नाम देकर अपना उद्देश्य पूरा करना 
चाहता था। 

मुलतान के विद्रोह के समय चतर सिंह के सुपुत्र राजा शेर सिंह को सेना देकर 
मूलराज के विरुद्ध भेजने और उसके मूलराज के साथ मिल जाने और वहाँ से अपने 
पिता चतर सिंह अठारीवाला के साथ हजारा मे सम्मिलत होकर श्रग्नेजो के विरुद्ध 
कारवाई करने को एक युद्ध का नाम दे दिया गया और लार्ड डलहौजी ने 0 
अक्तूबर, 848 को यह घोषणा की, “पिछली मिसाल से चेतावनी न लेते हुए, 
और श्रपने पुराने अनुभव से प्रभावित न होकर सिक्‍ख कौम ने फिर से युद्ध आरम्भ 

: किया है। मै आश्वासन देता चहाता हूँ कि इस बार उनसे पूरी तरह बदला लिया 
जाएगा ।” 
घटनाएँ 
6-!-848 को अग्रेज सेनापति लार्ड गफ रावी पार करके सरदार चतरसिह 


के विरुद्ध यद्ध के लिए चल पडा। 22-]-848 को रामनगर के स्थान पर चिनाब 
नदी के कित्तारे' उनकी सरदार चतर सिंह के सुपृत्र शेर सिंह से मुठभेड हुई जिस का 
कोई निर्णय नही हो सका | 3--849 को चिलियाँवाला के स्थान पर सिक्‍सखों ने 


मोर्चे बना रखे थे | उन्हों ने बहुत घमसान युद्ध किया और इस बार भी मुकाबला 
निर्णायक सिंद्ध नही हो सका। इस बीच मुलतान का विद्रोह समाप्त हो गया और 
दीवान मूलराज ने हथियार डाल दिये। चिलियॉवाला के स्थान पर इतना जानी 
नुकसान हुश्रा कि कुछ समय के लिए उन्होने लार्ड गफ को सेना पति के पद से 
हटाकर उनकीं जगह नेपियर को नियुक्त करने का विचार किया। इग्लैंड में इस 
बारे कोलाहल मच गया। परन्तु जब तक कि कोई नया प्रबन्ध किया जाता लाई 
गफ ने 'गूजरात पहुंच कर जहाँ कि सिक्‍खों ने मोर्चे बना लिये थे और जहाँ पर 
उनके साथ दोस्त मुहम्मद खा के सुपुत्र अफगान सेना लेकर आ मिले थे सिक्खो को 
2-2-849 को हरा दिया। इस॑ युद्ध को तोपो की लडाई कहते है। क्योकि तीन 
घण्टे तक दोनी ओर से दनाँदत तोपे चलती रही । अन्त मे सिक्‍्ख अपने स्थान छोडने 
पर मजबूर हो गये औौर पंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई । इस लडाई को उनके अपने 
शब्दों में “भ्रग्नेजो की भारत मे लडी गई सब लडाइयों मे सर्वाधिक उल्लेखनीय कहा 
जाता है।” गूजरात की पराजय के बाद 3-3-849 को रावलपिडी के स्थान पर 
सिक्ख फौजो ने हथियार डाल दिये और एक बूढे सिकख फौजी ने अपनी तलवार 
को उस ढेर पर फैकते हुए जहाँ सब हथियार डाल रहे थे अपने दिल की बात कह 
दी. “अज रणजीत  सिंहू - मर गया” श्रर्थात्‌ वास्तव मे श्राज रणजीत सिंह की 
मृत्यु हुई है। 

मूलराज को बन्दी बनाकर उसके विरुद्ध मुकदमा चलाकर उसको देश 


पंजाब का इतिहास 


268 


। 0005 0 
ः छ्हऊ . 
. स्तत- “-+ रह 329 349 कर] 
बाण “77 7 हे छिगट अध 


कन्म 7 77 हे >2४३५ #&ुक्ु 
बाबा 7 7 )४ऐ ४६० #टड) 


प््मि . 
68 ७४४४६ ६ [६ 
8 


४ ॥% 42।8]/2/२]+६६ 


सिक्‍खो के अग्नेजो के विरुद्ध युद्घ 269 


गुजरात का युद्ध 
2] फरवरी, 849 


संदर्भ 
ब्रिटिश पंदल सेना .... ,आात् 
ब्रिटिश घुडसवार सेना. , पा 
सिक्‍्ख पैदल सेना “| प्या 
सिक्‍्ख घुडसवार सेता 5 “ध्य्य 


शिवर (9 "9७०९८ सिक्ख्ध घुडसवार सेना 
कल है एम प्पमा 


] 
धे ग २ 


4 
मा 
| 


लोकवुद्ध 
अं, भोर हेयरते 
| ८ हि 
है बश 


> /। 
॥॥ 
है 


# ५, 
725. 


5 अं रह 


पके द 5 
अर प्र बहाइट ्फ़ 


अत 


४), 'हु डास 
जद प्रौरव्हाइट 2 


2:24: जेट 


270 पजाब का इतिहास 
निकाला दे दिया गया और पजाब को 29-3-849 को श्रग्ने जी राज्य मे सम्मिलित कर 
लिया गया । लाहौर दरबार का इस तरह अन्त हो गया । 
मल्यांकन 

साधारण तौर पर इस यद्ध को श्रग्नेज सरकार और अंग्रेज़ इतिहासकारो ने 
दूसरे अग्रेजो और सिक्‍खो के युदूध का नाम दिया है। परन्तु इस संघर्ष के तत्त्वो 
को सामने रखते हुए 'औंर जो शासन प्रबन्ध उस समय था उसके दृष्टिगत ऐसा 
कहना एक बडी भूल होगी । अश्रग्नेजो ने _स्वय' यह स्वीकार किया है कि पहले मुलतान 
का विद्रोह एक स्थानीय घटना थी जिस को पजाब मे अग्नेजो के भ्रेघीन नये शासन 
प्रबन्ध के विरुदृध असतोषजनक समभना चाहिए। दीवान मूलराज जो कि पहले 
मुलतान का गवनर था उस पर नये प्रतिबन्ध लगाये गये जो कि उसको अस्वीकार 
थे | भ्रत उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। फिर उसको झादेश दिया गया कि 
वहु अपना कार्यभार बव-नियुक्त गवर्नर को सौप दे । इस काये के लिये दो भ्रग्नेज 
अ्रधिकोरी मुलतान भेजे गये। परन्तु उन पर फौज के कुछ आदमियो ने आक्रमण 


किया और घायल कर दिया जिससे वहा की स्थिति बिगड गई और मूलराज को 
श्रग्नेजों की विरुद्ध विद्येह करनों पडा । 


इसे बीच यह॒ बिल्कुल स्पष्ट है कि लाहौर दरबार का सारा काये अ्रंग्रेज 
रेजीडेन्ट के भ्रधीन था । उसके सब सहायक अग्नेजः अ्रधिकारी लाहौर मे 
मौजूद थे और श्रग्नेजो के पंजाब मे प्रवेश पर किसी किस्म का प्रतिबन्ध नहीं 
था। जैसा कि लार्ड हाडिग ते स्वयं स्वीकार किया था अग्नजों भ्ौर सिक्‍्खो के 
प्रथम युद्ध के पदरचात्‌ लाहौर दरबार के साथ ऐसे राजनीतिक प्रबन्ध स्थापित 
, किये थे कि पंजाब के शासन का सारा काम अग्नेज रेजीडेन्ट के श्रधीन भरा गया था 
और  राज्योध्यक्ष को अ्रथवा महाराजा दलीप सिंह को किसी किस्म के हस्तक्षेप और 
किसी काम में परिवर्तत का कोई अधिकार नही रहा था। शासन प्रबन्ध के किसी 
भी विभांग से कोई भी कारवाई  अंग्रंज रेजीडेन्ट की आज्ञा के बगैर नहीं हो 
सकती थी'। इस पृष्ठभूमि मे यह मानना पडेगा कि मुलतान का विद्रोह रेजीडेन्ट के 
नियत्रण के अधीन था और इसकी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होनी चाहिए थी। 
' इसी तरह सरदार' चतर सिह अ्रंटारीवाला का रोष भी भ्रग्न॑जों के विरुद्ध था 

जो कि पंजाब के शासन प्रबन्ध को इस तरीके से चुला रहा था कि उसके भ्रधीन वरिष्ठ 
परिवारों|और पुरोने सर्रेदारों का सम्मान नहीं रहा था । इसके भर तिरिक्त इस परिवार 
के निजी मॉमलों में भी! अनावश्यक हस्तक्षेप, किया जाता था । , झतएवं अ्रपनी- प्रतिष्ठा 
और सम्मात के लिए उनका विद्रोह करना भी स्थानीय घटना से शभ्रधिक नहीं समभा 
जाना चाहिए था जिस की सारी जिम्मेदारी अंग्रेज रेजीडेन्ट क्रे ऊपर होनी चाहिए 
थी | सर्वाधिक आरइचयंजनक बात यह है कि इस कथित युद्ध के समय जिस को लाडे 
डलहौजी ते सिक्‍खों की तरफ से एक सारे राष्ट का विद्रोह और युद्ध की घोषणा 
कहा है अंग्रेज रेंजीडेस्ट और उसके सारे सहायक ०“दझत्र” राजधानी मे उपस्थित 
' एहें। उनके साथ महाराजा के राजकाज़ के चलाने के लिए बनाई गईं रिजैन्सो 


सिक्‍खो के अंग्र जो के विरुद्ध युद्ध 277 


काउन्सिल ने पूर्ण सहयोग दिया श्रौर उनकी सेना को चिनाब और उससे भी आगे 
जेहलम तक जाने दिया और उसको सब प्रकार की सप्लाई, अनाज झ्रादि पजाब से 
प्राप्त करने दिया गया । अत॑ इन सब बातों के दृष्टिगत इस सारी कारवाई को किस 
रूप मे पजाब की तरफ से युद्ध की घोषणा कहा जा सकता है ? दो राष्ट्रो में युद्ध 
होने पर सबसे पहली कारवाई शत्रु देश के सब श्रधिकारियों और दूतो श्रादि को 
उस देश से चले जाने का श्रादेश' होता है। श्रग्नंजो ने स्‍्वय लाहौर दरबार के वकील 
राय किशन चन्द भण्डारी को सन्‌ 845 में पहले युद्ध के समेय 'लुधियाना से चले 
जाने का भ्रादेश दिया था। किस प्रतर्राष्ट्रीय श्राधार पर श्रग्नजोीं के रेजीडेन्ट या 
उनके सहायक था उनकी फौजे “दुश्मन” के देश में रहने दी गईं ? यह एक पहेली 
है। लार्ड डलहौजी के साथ लाहौर स्थित रेजीडेल्ट के गुप्त पत्र व्यवहार से यह भी 
सिद्ध होता है कि उन्होने रेजीडेन्ट को यह भी श्रादेश दिया था कि वह उस समय 
तक दरबार को श्रग्न जो की युद्ध करने की 'इच्छा से वाकिफ न होने दे जब तक 
कि गवर्नर जनरल पजाब के अन्दर श्रग्नज फौजो के प्रवेश के मुकम्मल प्रबन्ध न कर 
ले। भ्रन्तर्राष्टरीय परम्परा और सबधो का मूल श्राधार यह है कि युद्ध की स्थिति 
में दूसरे देश के किसी नौकर को, जिस देश के साथ युद्ध की घोषणा की जाए, अ्रपने 
देश में न रहने दिया जाए । 
सारी कारवाई का अ्रच्छी तरह से अध्ययन करने के पदचात्‌ यह बिल्कूल स्पष्ट 
हो जाता है कि 848-49 के सधष को श्रग्न जो भौर सिक्‍्खो के बीच दूसरे युद्ध का 
नाम देना बिल्कुल गलत है. एक प्रकार से कुछ स्थानीय घटनांश्रों को जातबूभ कर बढ़ने 
दिया गया भर ऐसी हॉलत' मे जब कि किसी किस्म के विद्रोह भ्रादि कौ सारी 
जिम्मेदारी प्रप्नेजी, रेजीडेन्ट के ऊपर डालनी चाहिए 'थी, क्योकि सारा कार्यभार उसके 
सुपुदं था उसे “एक राष्ट्रीय युद्ध घोषित करना प्रप्नेणों की एक चाल थी ।” “यह 
कहना सत्य है कि पजांब को हमेशा के लिंए हडप' करने के लिए यह श्रेंग्र॑जों की 
एक चाल थी। इसको श्रग्नेजो और सिक्‍खों के दूसरे ग्रुंद् करा नाम देना एक ऐतिहासिक 
धोखा है ।” ह 
ह रे लाहौर दरबार का पतन. , क्‍ 
जहाँ यहूं बात रणजीत॑ सिंह के हक में प्रसिद्ध इतिहासकार; परिसप के शब्दों 
में इस प्रकार कहीं जो सकती है कि, “उसने पजाब को एक बिखरे हुए संघ के 
रूप में पाया जहाँ प्र कि मराठों के झाक्रमण आरम्भ हो गये थे और ज़हाँ के बारे 
में यह स्पष्ट नजर प्राता था कि अग्रेज उस पर अश्रधिकार कर लेगे, ऐसे समय में 
अपनी योग्यता से उसने सारे पंजाब को अपने अधीन कर के एक शक्तिशाली राजतंत्र 
स्थापित किया और काबुल से उसका सबसे सुन्दर प्रान्त पेशावर छीन लिया। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के साथ अपने व्यवहार' में भी उसने ऐसी नींति श्रपनाई कि अपने 
जीवन में उसने श्रंग्रेजों के साथ बहुत भ्रच्छे सबंध कायम रखे और उतको अपने 
राज्य में हस्तक्षेप करने का कोई मौका नही दिया । इस तरह अराजकता को दूर 


272 पजाब का इतिहास 


करके पजाब मे महाराजा रणजीत सिंह ने सुचारु रूप से शासन प्रबन्ध कायम 
किया । परन्तु जहाँ उसकी सफलता इतनी प्रशसनीय थी, यह भी मानना पडेगा कि 
यह सब सफलता उसके अपने व्यक्तित्व पर आधारित थी और उसके साथ ही समाप्त 
हो गई। जितनी कि उसकी उन्नति चमत्कारपूर्णं थी उतना ही उसके राज्य का पतन 
तात्कालिक था ”। महाराजा रणजीतसिंह कहाँ तक अपने राज्य के पतन के लिए 
स्वय जिम्मेदार थे, इसका हम विस्तारपुर्वक वर्णन पहले ही कर चुके है। परच्तु 
उसके अलावा भी कई ऐसे कारण थे जिनसे लाहौर दरबार का पतन हुआ । यहाँ 
उन्ही कारणो का वर्णन भ्रभीष्ट है । 

3. उसके शासन तत्न की एक बडी कमजोरी यह थी कि वित्त विभाग इस 
किस्म का कायम किया गया था जिससे सारे लोगो को काफी कठिनाई हुई थी । महाराजा 
अपनी सुविधा के लिए राज्य को बडे-बडे दुकडो में बॉटकर उन्हे सबसे बडी बोली देने 
वाले को ठेके पर देमे की व्यवस्था की थी जिस को “अजारादारी” कहते है। इसका 
मुख्य कारण यह था कि उसको भूमि से होने वाली आमदनी का निरिचित रूप मे 
प्रबन्ध करने के लिए आसानी हो गई। यह ठेका कई सालो के लिए दिया जाता 
था। भौर महाराजा का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन प्राप्त करना मालूम 
होता था । ऐसे वित्तीय प्रबन्ध मे ठेकेदार अपने लिए अधिक से अ्रधिक लाभ उठाना 
चाहते थे और प्रजा के हित का पूरा ध्यान नही रखते थे । प्रजा को किसी किस्म 
की सुविधा के लिए राजा किसी तरह से भी जिम्मेदार नहीं था। इसका परिणाम 
अ्सतोष के रूप मे निकला और साधारण किसानो को ठेकेदारों के लिए धन कमाने 
का साधन समझा जाने लगा। इसके साथ-साथ ही चुगी आदि का प्रबन्ध भी इतना 
त्रुटिपूर्ण व नाकूस था कि लोगो को उससे काफी कठिनाई होती थी । 

2. महाराजा के अधीन यूरोपियन अफसर विश्वासपात्र सिद्ध नृही हुए। 
उनमे से कुछ तो शअ्रग्न॑ जो के जासूस के तौर पर भी काम रहे थे और महाराजा की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनपर किसी किस्म का भरोसा नही रहा था। 

3, श्रयोग्य अधिकारों : लाहौर दरबार की सबसे बड़ी कमजोरी महाराजा 
रणजीत सिंह के अयोग्य उत्तरधिकारी थे। महाराजा को शायद इस बात का अच्छी 
तरह से ज्ञान था कि उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र खड़ग सिह अ्रयोग्य शासक सिदुध 
होगा।। तथापि उसने कोई अच्छा प्रबन्ध करने की चेष्ठा नहीं की | और यह समफ्त 
कर कि राजा ध्यान पिह जो कि उसके श्रधीन प्रधान मंत्री का काम' करता था, 
क्रामकाज को सुचारु ढग से चलाता रहेगा । दरबार मे महाराजा रणजीत पिंह के 
मरणोपरान्त कई दल उत्पत्न हो गये और ये दल एक दूसरे की' शक्ति को कम 
करने के लिए सर्देव उत्सुक रहे। महाराजा खड़ग सिंह की मृत्यु के बाद आशा की 
जाती थी कि महाराजा रणजीत सिंह का पौत्र कवर नौनिहाल सिंह जो कि कई 
बातों में अपते दाद्या के गुणों से पूर्ण था, बड़ा योग्य शासक होगा | परल्तु दुर्भाग्य 
से उसको राज्य करने का अ्रवसर ही नहीं .मिला और वहू इस दुर्घटना में मारा गया। 


सिक्‍खो के श्रप्न जो के विरुद्ध युद्ध 273 


इस दुघंटना मे किसी दल का हाथ या किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा 
किया था यह आ्राज तक स्पष्ट नही हो सका । 


4. महाराजा शेर सिंह का शासन काल उनकी अ्रपनी और उस समय की 
अ्रसफलताओशों के कारण बदनाम है । उसने राजकाज की तरफ किसी किस्म का 
ध्यान न देकर स्थिति को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। जो प्रवध पहले ही 
खराब हो रहे थे वे भौर भी खराब होते चले गये और श्रापसी फूट उसके अपने 
और राज्य के पतन का कारण बन गई | 

5. अंग्रेजों के घड़यंत्र : उत्तर पश्चिम की ओर श्रग्न जो का बढना और रणजीत 
सिंह के साथ काफी कठिदाई के बाद सत्तोषजनक संधि कर लेना एक बडी महत्त्वपूर्ण बात 
थी। रणजीत सिंह को श्रग्न जो की अधिक शक्ति और योग्यता का पूर्ण ज्ञान था । बेशक 
उसने उनके प्रति सदुभावना रखते हुए मित्रतापृर्णं सबंध स्थापित कर लिए थे, परन्तु 
भ्रभ्न ज्ो ने अपने स्वार्थ की पूर्ति को सदा सवोपरि रखा । उनकी नीति में लगातार परिवतंन 
होते रहे और उन्होंने रणजीत सिंह के साथ हुई सधि का कभी पूरी तरह पालन नही 
किया। कई बार भ्रग्नजो ने रणजीत सिंह को उनकी अनुचित मॉग मानने के लिए 
मजबूर किया और इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि रणजीत सिह श्रग्नंजों के विरुद्ध 
घुटने टेकने की पालिसी पर चल रहा है। रणजीत सिंह की पोजीद्ञन श्रग्नेजो के 
मुकाबले मे एक “घोडे” की थी झौर श्रश्न॑जो की एक “सवार” की। हर बार 
रणजीत सिंह को श्रग्ने जो की मनमानी के सामने भुकना पडता था| श्रग्नंजो ने उत्तर 
पश्चिम की तरफ बढने की भ्रपती नीति को बिल्कुल तिलाजली नही दी थी । उन्होने 
रणजीत सिंह की शक्ति को एक विशेष सीमा से आगे बढने से रोकने के लिए सिंध 
में कारवाई झारम्भ कर दी थी। वे नही चाहते थे कि रणजीत सिंह इस इलाके पर 
कब्जा कर ले। इसलिए उन्होने सिंध के झमीरों के साथ मिलकर शअ्रपती नीति से 
उनको अपने अ्रधीन कर लिया। इस तरह भ्रफगानिस्तान के साथ रणजीत सिंह का 
विवाद पुराता था और श्रग्नेज़ो ने सन्‌ 838 में उसको जबरदस्ती अपने साथ 
सम्मिलित करके शाहशुजा को शभ्रफगानिस्तान के तख्त पर बिठाने की कोशिश की । 

रणजीत सिंह के मरणोपराल्त अग्नेजों ने आगे बढने की स्कीम बना ली थी और 
लार्ड नाथ ब्रूक के समय में इसका बाकायदा प्रोग्राम भी तैयार कर लिया गया था । 
परल्तु अग्न॑ज यह चाहते थे कि पजाब मे स्थिति इतनी खराब हो जाए कि साधारण 
लोग पजाब पर उनके अधिकार करने का विरोध न करे और उनके लिए हस्तक्षेप 
करने को उचित समभझे। यह बात किसी से छुपी नही थी कि अग्रेजो ने उत्तर 
पश्चिमी सीमा पर अ्रपनी सैनिक शक्ति बढा ली थी, अ्रधिक मात्रा मे युद्ध सामग्री 
इकट्ठी कर ली थी और श्रन्त मे सतलुज को पार करने के लिए किश्तियो का पुल 
बनाने का सब प्रबन्ध कर लिया था। अश्रग्रेज अन्दर-प्रन्दर से लाहौर दरबार के लिए 
कठिनाइयाँ पैदा कर रहे थे और एक दल को दूसरे दल के विरुद्ध उकसाते थे । ऐसी 
स्थिति मे जबकि सेना बिल्कुल निरकुश हो गई थी और शासन प्रबन्ध चलाने वाला 
कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, दरबार का पतन पूर्ण तथा निद्चित था । 


274 पजाब का इतिहास 


6 दरबार के लौडरों की गद॒दारी रही-सही कसर पूरी करने के लिए 
लाहौर दरबार के उच्च अधिकारी इतने स्वार्थी और सकीर्ण दृष्टिकोण वाले सिद्ध 
हुए कि वे स्थिति को सुधारने की बजाय उसको और बिगाडने मे लगे रहे । लाहौर मे 
सेना को मतमानी कारवाई करने की खुली छूटटी थी और बडे से बडा अभ्रधिकारी भी 
उनसे भयभीत था। साथ ही, आपसी ईर्ष्या और द्वष के कारण उस समय के लीडर 
मिलकर काम नही करना चाहते थे । दरबार बुरी तरह से दलो की दुश्मनी का श्रखाडा 
बना हुआ था और नित-नये उपद्रव होते रहते थे। बडी शोक वाली बात यह 
थी कि ऐसी स्थिति मे लाहौर दरबार के सर्वोच्च अधिकारी श्रग्न जो के साथ साँठ- 
गॉठ कर रहे थे। मिसाल के तौर पर, अग्रेजो के साथ युद्ध के समय प्रधान मत्री 
राजा लाल सिंह और सेनापति सरदार तेजासिह दोनो ही भ्रंग्र जो से अन्दर ही अन्दर 
मिले हुए थे। ऐसी स्थिति मे लाहौर दरबार के स्वतत्र रहने की भला क्‍या आशा 
की जा सकती थी ? अ्रग्रेजों ने ऐसी स्थिति का पूर्ण लाभ उठाया और उन्होने एक 
तरफ राजा गुलाब सिंह . डोगरा को अपने साथ मिला लिया और दूसरी तरफ लाहौर 
दरबार मे फूट डालकर उसकी शक्ति को समाप्तप्राय कर दिया। इन सभी कारणों 
से लाहौर दरबार का पतन अवश्यभावी था । 

(घ) पंजाब का श्रग्रेजो राज्य में विलय (सन्‌ 849) 

घोषणा . 29-3-49 को लाहौर के किले मे शीश महल के प्रागण मे एक 
विश्ञाल दरबार का प्रबन्ध किया गया जिसमे विधिवत्‌ पजाब के अश्रग्नेंजी राज्य मे 
विलय की घोषणा की गई और यह सारी कारवाई कुछ मिनटों मे समाप्त कर 
दी गई । 

महाराजा दलीप सिंह को जिन की आयु केवल वर्ष की थी उस दिन अन्तिम 
बार अपने पिता के सिंहासन पर बिठाया गया और सब' प्रसिद्ध सरदार और अहलकार 
उस दरबार मे उपस्थित थे। श्रग्नेजो के विशेष भधिकारी विदेश-सचिव सर एच० 
इलियट ने, जो कि कुछ और अग्नेज अधिकारियों के साथ वहाँ उपस्थित था, गवर्भर 
जनरल के आदेशानुसार यह घोषणा पहले अग्रेजो में पढकर सुनाई फिर इसका 
अनुवाद फारसी और हिन्दुस्तानी मे किया गया कि लाहौर राज्य का अन्त होने पर 
पजाब का विलय श्रंग्नंजी राज्य मे कर लिया गया है। इसके पदचात्‌ एक कागज 
पेश किया गया जिस पर वे शर्ते लिखी हुई थी जिसके अनुसार दलीप सिंह, उसके 
परिवार और दूसरे प्रसिदृध सरदारों के साथ व्यवहार किया जाना था। इसको 
महाराजा दलीप सिंह के साथ भ्रतिम संधि कहा जा सकता है। इस सब को पढने 
के बाद यह पत्र सरदार तेजासिंह को दे दिया गया जिस ने महाराजा दलीप सिंह को 
पेश किया मर उनके हस्ताक्षर करवाकर श्रग्नेज़ विदेश-सचिव को लौटा दिया। इस 
तरह ग्रह सब नाठक समाप्त हो गया । 
 भ्रंग्र जों की. कारवाई की समीक्षा 

3. सन्‌ 848-49 के कथित “युद्ध” की समाप्ति पर अग्रेजों के सामने दो 


सिक्‍खो के अ्रग्न॑ जो के विरुद्ध युद्ध 208 


रास्ते थे. (]) महाराजा दलीप सिंह को राज्याध्यक्ष रहने दिया जाए और पजाब 
पर अ्ग्ने जो का नियत्रण और भी कडा और पूर्ण कर दिया जाए। (2) पजाब का 
अग्रेजी राज्य मे विलय कर लिया जाए । 

दोनो मे से अतिम कारवाई के लिए लार्ड डलहौजी ने पहले ही फैसला किया 
हुआ था । और जैसा कि दूसरी कथित अग्रजों और सिक्‍्खो की लडाई के बारे में 
मूल्याकन किया जा चुका है यह सारी कारवाई दुनिया को घोका देने के लिए की 
गई थी और श्रग्नेजो ने पहले ही यह मन बना रखा था कि जल्दी से जल्दी पजाब 
को भग्नेजी राज्य मे शामिल कर लिया जाए । पहले भ्रग्रेजो भौर सिक्‍्खो के युद्ध के 
परचात्‌ लार्ड हाडिग ने पजाब के विलय का नाम न लेते हुए भी ऐसा प्रबन्ध किया 
था कि पजाब हर प्रकार से अग्नेजों के अधीन झ्रा जाए | परन्तु पजाब ने अपने सम्मान 
के लिए श्लौर कुछ गर्वीले सरदारो ने अपनी मान हानि के कारण सब कठिनाइयों के 
होते हुए भी श्रग्ने जो को पजाब से बाहर निकालने की अन्तिम कोशिश की थी जो 
कि विफल हो गई। श्रग्नेज श्रब. किसी किस्म का खतरा मोल लेना नही चाहते थे । 
इस लिए पजाब का स्पष्ट रूप मे विलय अनिवारय था। 

लार्ड डलहौजी की पजाब के प्रति पालिसी के बारे मे भिन्‍त-भिन्‍न विचार है। 
गवर्नर जनरल को काउन्सिल मे भी सर जी० आर० कलाक॑ ने उनके इस फैसले से 
अ्रसहमति प्रकट की थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बोर्ड प्रॉफ डायरैक्टरों मे भी सब 
का मत एक नहीं था। 3 इसके पक्ष मे थे और 7 इसके विरोध मे । 

लार्ड डलहौजी के समर्थकों में इतिहासकार माहंमन शौर ड्यूक झॉफ भार्गाइल 
प्रसिदृध है। उनका विचार है कि पजाब का विलय उस समय की स्थिति के कारण 
हुआ था क्योकि-.. 

! लाहौर दरबार ने श्रग्ने जो के साथ की गई सधि का उललघन किया था। 
उनके विचार मे भ्रग्नज रेजीडेन्ट की झ्राज्ञा का पालन न करके दरबार मे युद्ध जैसी 
कारवाई की थी । 

2 लाहौर दरबार और विशेष तौर पर महारानी जिन्दा श्त्नंजों के विरुद्ध 
बड़्यत्र कर रहे थे और उनके श्रधिकार को खत्म करना चाहते थे। लार्ड डलहौजी 
के विचार मे प्रसिदृध सिक्ख दरबार श्रग्न जो के नियत्रण को स्वीकार नही कर रहे थे | 
इसलिए उनके विरुद्ध यह कारवाई बिल्कुल उचित थी । 

ला्ड डलहौजी के विरोधी जिन मे ट्राटर प्रसिद्ध है, डलहौजी की नीति को 
“बिल्कुल अभ्रनावश्यक और व्यावहारिक सिद्घान्तो के विपरीत” मानते है। उनका 
विचार है कि लार्ड डलहौजी ने जानबूभकर मुलतान के विद्रोह को फैलने दिया और 
इसको एक सावंजनिक विद्रोह बना दिया। मुलतान के विद्रोह को दबाने के लिए 
कारवाई न करके उन्होंने पजाब के राष्ट्वादी नेताओं को श्रग्नेजो के विरुदृध 
कारवाई को प्रोत्साहन दिया। इन सब बातो का एक मात्र उद्देश्य ऐसा बहाना 
ढू ढना था जिससे लार्ड डलहौजी पजाव का पग्नेजी राज्य मे विलय कर सके। इसी 
कारण महारानी जिन्दा को पजाब से बाहर बनारस भेज दिया गया और सरदार 


276 पजाब का इतिहास 

चतर सिंह अटारीवाला को उसके साथ हुए अ्रपमानजनक व्यवहार के कारण शस्त्र 
उठाने के लिए बाध्य कर दिया । लार्ड डलहौजी ने इस गडबड को सारे पजाब मे फैलने 
पर प्रसन्‍नता व्यक्त की थी। लाहौर मे अग्रज रेजीडन्ट सर फ्रेडरिक को बडे हष के 
साथ उसने लिखा था “हर जगह सिक्‍्ख जनता श्रग्नजों के विरोध के लिए उत्सुक है 
झ्ौर इस तरह से संघर्ष की आशा बढती जा रही है। मै इसको एक अच्छा 
शकून समभता हूँ। मै कई महीनों से ऐसे मौके की प्रतीक्षा कर रहा था ।” इससे 
सिद्ध होता है कि गवर्नर जनरल एक स्थानीय गडबड को एक साब॑जनिक विद्रोह 
में बदल देना चाहता था जिससे उनका असली उद्देश्य पूरा हो सके । लार्ड डलहौजी 
के एक और विरोधी मेजर एडवर्ड ने स्पष्ट तौर पर कहा था “यह उसका अपना 
विद्वास था कि अगर मुलतान विद्रोह को तत्काल समाप्त कर दिया जाता तो सिक्‍खो 
का विद्रोह उत्पन्न न होता”? सर हैनरी लारैस जो कि पजाब मे रेजीडेन्ट नियुक्त 
किये गये थे भी इस पक्ष में नही थे । थाबेन॑ साहिब ने सत्य ही कहा था, “गवर्न॑मैंट 
झ्ॉफ इण्डिया ने यह'नि्णय कर लिया था कि पजाब के फोडे को अश्रच्छी तरह पकने 
दिया जाये और आने वाली शरद ऋतु मे मलतान के विद्रोह को श्रच्छी तरह पकने 
पर नह्तर से चीर दिया जाए।” बहुमत यह सिद्ध करता है कि पजाब का विलय 
झन्यायपूर्ण झा और उसको टाला जा सकता था। पजाब की अ्रपनी स्थिति भी इस 
किस्म की नीति के लिए अनुकूल नजर नही झाती थी । गूजरात की विजय के बाद 
पजाब मे अग्न॑ जो के विरोध करने की कोई शक्ति बाकी नहीं रह गई थी। श्लाथ ही 
यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ लोगो ने ही श्रश्नंजी राज्य के विरुदूध कारवाई की थी। 
परन्तु जहाँ तक लाहौर दरबार का सबंध है उसका किशोर राज्याध्यक्ष दलीप सिंह 
पूर्ण तौर पर भ्ग्न जो के सरक्षण में था और सारा राज्य प्रबन्ध भ्रग्नेज रेजीडेन्ट कर 
रहा था । उसने श्रग्न जो का किसी प्रकार से विरोध नही किया था। इसलिए उसने 
कोई अपराध नही किया था जिसके कारण पजाब को अ्रग्नंजी राज्य मे शामिल, कर 
लिया जाए। इस किस्म के उदाहरण भी मिलते है कि किसी राज्य के कुछ नागरिकों 
के विद्रोह या उस राज्य के अपने विद्रोह के कारण उसका विलय अनिवाय॑ नही हो 
जाता। राजा दीनानाथ ने ऐसे ही विचार पजाब के विलय के बाद प्रकट करने की कोशिश 
की थी जबकि उसने कहा था कि श्रग्न॑ज्‌ के महान शत्रु नैपोलियन की पराजय के बाद 
उसके देश फ्रास को इग्लैंड मे विलय नहीं किया गया था। महाराजा दलीप सिंह को 
किस दोष के लिए यह दण्ड दिया जा रहा है? इसी तरह श्रग्न जों के नेपाल राज्य 
के विरुद्ध युद्ध के पश्चात्‌ नेपाल की पराजय पर नेपाल को अंग्रेजी राज्य मे शामिल 
नही किया ग़या था ।” परन्तु लार्ड डलहौजी एक व्यापारिक कम्पनी के मुख्य अधिकारी 
के रूप में अपने राज्यकाल की सबसे बड़ी प्राप्ति अंग्रेजी साम्राज्य के घिस्तार के रूप 
में दिखाना चाहता था । उसकी यह नीति बन चुकी थी कि किसी न॑ किसी बहाने किसी 
छोटी-सी घटना को बढा-चढा कर और दुनिया को उसका गलत रूप दिखाकर किसी 


-उतज़््भत, 8 एशकक ० 006 एडाएंब० 7007, 9 47, 


सिक्‍खो के श्रग्नेजों के विरुद्ध युद्ध 277 


क्षेत्र को हथिया लिया जाए | 

मेजर इवान्स बैलल ने महाराजा दलीप सिंह की सफाई पेश करते हुए बहुत 
सुन्दर शब्दों में कहा है कि पजाब का विलय श्रग्न जो की ओर से महाराजा के साथ 
“एक महान विश्वासधात था” । महाराजा अपने बालिग होने तक पूर्णतया भ्रग्नेजों के 
सरक्षण मे था और सत्ता लाहौर स्थित अग्रे ज रेजीडन्ट के हाथ मे थी | श्रगर मुलराज 
ने विद्रोह किया था या उसकी देखा-देखी सरदार चतर सिंह और उनके सृुपुत्र शेर 
सिंह ने विद्रोह किया था तो यह महाराजा के गार्डियन (अग्रेज रेजीडेन्ट) का कर्तव्य 
था कि अपराधी सरदारो को दण्ड देते न कि बेगूनाह महाराजा दलीप सिंह का राज्य 
छीन लेते। पजाब के अग्नेजी राज्य में विलय की राजनीतिक और नैतिक दोनों 
की दृष्टिपो से यह झ्रालोचना बिल्कूल उचित है रे 

पजाब का विलय जॉन लुडलो ने एक बडे मनोरजक उदाहरण के रूप मे, जिसमे 
श्रग्न॑ जो की चालबाजी स्पष्ट रूप में साबित हो जाती है, वर्णन किया है। उसके 
कथनानुसार “भ्राप कल्पना करे कि एक विधवा स्त्री अ्पने घर में बहुत से सेवकों के 
साथ रह रही है जोकि उसके विरुद्घ विद्रोह कर देते है और ऐसी स्थिति मे वह 
बाहर जाकर पुलिस के साथ भिड जाते है | पुलिस उनको काबू मे लाकर घर मे प्रवेश 
करके घर की मालकिन को उसको अ्रपने नौकरों के विरुद्ध रक्षा के लिए सेवाएँ 
श्रपित करती है | नौकर दोबारा दगा करते है परन्तु पुलिस दूसरी बार उनको नियंत्रण 
में लाने के बाद बडी नम्रता से मालकिन को सूचित करती है कि उसका घर और 
उसके इदंगिंद की सम्पत्ति श्रब उसकी नहीं रही । पुलिस उनको अपनी फीस समझ 
कर श्रपने श्रधिकार मे ले लेगी | उसको बाहर निकालने पर यह आइवासन जरूर 
दिया जाता है कि उसको गुजारे के लिए हर साल उसकी जायदाद मे से एक पाउच्ड 
में 6 पैन्स के बराबर राशि दी जायेगी । परन्तु ऐसा किये जाने पर उसको अपने 
हीरो की माला पुलिस श्रायुक्त की धर्मंपत्नी को उपहार के रूप मे देनी पड़ेगी ।” 


अश्न 

[,.. (अंए8 7 8००00 0० ट7865, ९एशांड क्षात॑ 65783 0* (96 फ्फछा 
+700-8द7 फ़द्या 
अग्रेजो के साथ हुए सिक्‍खो के प्रथम युद्ध के कारणो, घटनाओं तथा परि- 
णामो का वर्णद कीजिए । 

2... 4 6 0प्रव6 ॥59 ० एक्षा|ध्क ॥0्ज़ कराए (86 ० ॥06 $णा0ज्राएए 
ए806४ 8706 ७एफ़ांशार प्ालं। आएगातठक्ाए8 जात ४शशटा०8 (0 ६76 
गा 4॥80-शता फर्क. शए्तात, ऊ&00ज़०, 580780॥, 7०एप्रशा॥, 
अ्रग्न जो के साथ हुए सिक्खों के प्रथम युद्घ के सन्दर्भ मे पजाब के नक्शे मे 


30 
पंजाब में शान्ति की स्थापना और अंमपग्र जी 
राज का स गठन (सन्‌ 849 से 857) 


बोर्ड श्रॉफ एडमि निस्टेशन भ्रर्थात्‌ प्रशासन-बोर्ड के भ्रधीन पंजाब 
(सन्‌ 849-53) 

इलाकाई श्रौर राजकीय पुनर्गठन पजाब के विलय के परचात्‌ पजाब के संतलुज 
के पार और सतलुज के पूर्व की ओर वाले दोनो खण्डो को मिली दिया गया गौर एक 
नया प्रदेश बनाया गया और साभे शासन प्रबन्ध के श्रधीन कर दिया गया। उस समय 
के पजाब का क्षेत्रफल कोई 73 हजार वर्गमील था और उसकी जनसख्या एक करोड 
के लगभग थी। साथ ही इस नये प्रदेश मे पुरानी मुद्रा (जिनको नानकद्ाही, 
हरििसिंघी अथवा गोबिन्दशाही रुपया कहते थे) के स्थान पर नई मुद्रा प्रचलित 
की गई | 

निरशस्त्रीकरण सर्वप्रथम अग्नेज़ो ने अपने राज्य की स्थापना के समय पजाव 
मे नया आम्स ऐक्ट लागू किया जिसके अधीन जनता को अपने शस्त्र छोड देने का 
आदेश दिया गया । लोगों ने अपनी इच्छा से कई हजार शस्त्र सरकार के सुपुर्द कर 
दिये। पिछले विद्रोह मे वफादार रहने वाले सैनिकों को इकद्ठा किया गया और उनको 
नौकरी मे रखा गया । बाकी सब सैनिकों की छेंटनी कर दी गई। सारे प्रान्त में किले 
और सुरक्षा प्रबन्ध समाप्त कर दिये गये । भ्रग्ने जो को कागडा के किले पर अधिकार 
करने मे कुछ कठिनाई हुई । परल्तु वहाँ पर फौज भेजने पर किलेदार ने किला छोडना 
स्वीकार कर लिया । हर प्रकार की सैनिक जागीरे समाप्त कर दी गईं । पेशावर के 
इलाके मे निदक्षत्रीक रण लागू नही किया गया ज़िस का स्पष्ट अर्ये यह था कि वहाँ 
की जनता निरशस्त्र नही रह सकती थी , जनसाधारण की सुरक्षा के लिए काफी अ्रंग्र ज 
फौज भी उपलब्ध नही थी । 

बोर्ड के सदस्य और श्रधिकार : पहलेपहल प्रगासनिक बोडड इसलिए बनाया 
गया था कि पजाब भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार के प्रशासनों के अधीन रह चुका था शऔर एकदम 
अग्नेजी प्रशासन में उसे लाना उचित नही समझा गया था | पजाब भ्रान्त को इसलिए 
“नान-रैगुलेशन” घोषित कर दिया गया जिस का अर्थ यह था कि अग्रेजी राज्य के 
दूसरे प्रान्तो के कानून और कायदे इस पर लागू नही समझे जाएँगे। परन्तु धीरे- 
धीरे परिवर्तन करके पजाब को भी दूसरे प्रान्तो के स्तर पर लाया जायेगा। बोर्ड के 

279 


280 पजाब का इतिहास 


सदस्य वे लोग बनाये गये जो कि योग्य और सर्वोच्च थे । परन्तु वह साधारण शासन 
प्रणाली से बाध्य नही थे । इस किस्म का शासन प्रबन्ध उस समय पजाब की स्थिति 
के बिल्कूल अनुकूल समझा गया क्योकि इस प्रदेश मे रहने वाले सारे लोग लडाकू थे और 
उनकी राजनीतिक सत्ता को छिने बहुत थोंडा समय हुआ था । नये सिस्टम में तीन मुख्य 
सरदार बनाये गये । सबसे पहले साधारण प्रान्त को उचित जिलो मे बॉट दिया गया 
और सिविल अ्रधिकारियो को वित्तीय, न्यायिक और व्यवस्था रखने के भ्रधिकार दिये 
गये | ऐसा प्रबन्ध किया गया कि लोगो की परम्परा के अनुसार सरल तरीके से यहाँ का 
शासन प्रबन्ध किया जाए । 

त्रिमूति : बोर्ड के प्रमुख सदस्य तीन महानुभाव () हैनरी लार॑स, प्रधान, 
(2) जान लारंस, वित्तीय और कर सबधी मासलो के इचाज॑, और (3) चाल्स 
मैल्विल कानूती और न्यायिक मामलो के मैम्बर थे। उन की सहायता के लिए दूसरे 
प्रदेशो से फौज और सिर्विल प्रशासन से सबधित बडे योग्य और अनुभवी अ्रधिकारी 
इकट्ठे किये गये । अपने कार्य करने के लिए बोर्ड को बडे विशाल अधिकार दिये गये 
थे और जहाँ वे अपना काम करने मे अलग-अलग थे उनकी जिम्मेदारियाँ सथुक्त 
थी ।” नये प्रान्त को अच्छे ढंग से चलाने के लिए ऐसे अधिकारी प्राप्त हुए जिन के बारे 
में कहा गया था “कि बहुत कम इतने ग्रोग्य और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ किसी 
प्रशासन को उपलब्ध हुए होगे” । उन मे से प्रमुख श्रधिकारियो के नाम हरबर्ट एडवर्ड्स , 
जान निकल्सन, मिस्टर ऐबट और दर्जनों दूसरे अधिकारी थे | 

बोर्ड की कारगुजारी : आवश्यक आरम्मिक कारवाई के शुरू होने पर बोर्ड ने 
उचित सनिक प्रबन्ध किये, प्रान्त की सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी । इस 
कार्य के लिए “गाइडकोर” को, जोकि सन्‌ 846 में आरम्भ की गई थी, और शैक्ति- 
शाली बनाया गया और उसमे अधिक पेदल और घुडसवार सेनिक भर्ती किये गये । 
उद्देश्य यह था कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर लडाकू कबीलो के विरुद्ध श्रच्छा सुरक्षा 
प्रबन्ध किया जाए । 

नई रेजिसेन्टों की भर्तोीं 0 नई रेजिमैन्टो को जिन में 5 पैदल और 
5 घुडसवार थी आत्तरिक सूरक्षा के लिए भर्ती किया गया। इसका नाम “पंजाब 
फोस ” रखा गया था। इसमे खालसा फौज के वफादार से निक भी सम्मिलित कर लिये 
गये । साथ ही मिलिदी पुलिस की स्थापना की गई | 8 हजार पुलिस कर्मचारी, जिन में 
अधिकतर पजाबी मुसलमान थे, भर्ती किये गये । उनका कार्य मुख्यत” खजाने की देख 
भाल, जेली पर पहरा देना और सडको पर पैट्रोल करना था। इनकी सहायता के लिए एक 
गुप्त पुलिस (खुफिया) भी भर्ती की गई। इस विभाग का काम अपराधियों को पकडना 
और जनता की रुचि की जाँच करना था। इसके साथ प्राचीन समय से चले आा रहे 
“खोजी” भी लगाये गये जो मनुष्यों और पशुओ के पाँव के मिशात देखकर श्रपराधी को 
पकडवा सकते ये । बाकायदा पुलिस के अलावा ग्राम चौकीदार भी नियुक्त किये गये जित्त 
का काम गाँवों में होते वाली घटनाओं की सूचना देना था। पुलिस' और फौज' की कुल 


पजाब मे शान्ति की स्थापना और श्रग्नेजी राज का संगठन 28] 
संख्या कोई 50 हजार थी और इनका विशेष कायें प्रान्त मे शान्ति और व्यवस्था 
बनाए रखना था । 

सिविल प्रबन्ध . बोर्ड ने शान्ति स्थापित करने के पश्चात्‌ लोगो की भलाई के 
काम भर्थात्‌ पब्लिक वक्‍्स आरम्भ किये। सर्वप्रथम जरनैली सडक (जी० टी० रोड) 
को फिर से चालू किया गया और इसको पेशावर तक पहुँचा दिया गया | पुरानी नहरें 
साफ की गई और उनमे से ब्राचे निकाली गईं ताकि सिचाई की सुविधा बढाई जा 
सके । दरख्त उगाने का काम बजर भूमि पर आरम्भ किया गया। नई किस्म की 
इमारती लकडी के वृक्ष लगाये गये और कुछ जगल “रख” के तौर पर सुरक्षित बना 
दिये गये। पशुओश्रो के लिए खुले घास के मैदानों का भी प्रबन्ध किया गया। 
इन सब साधनों से खेतीबाडी मे /काफो प्रगति हुई। पजाब में अच्छी कपास, गन्ना, 
सन, तम्बाकू और कुछ जमीन के नीचे उगनेवाली सब्जियो का प्रबन्ध किया गया। 
पहाडों मे विशेष तौर पर मर्री और कागडा के इलाकों में चाय उगाने और रेशम के 
कीडे पालने का प्रबन्ध किया गया जिन से कि सिल्क तैयार की जा सके । इस काम 
के लिए शहतूत के वृक्ष उगाये गये । नई किस्म की ऊन प्राप्त करने के लिए इटली से 
मेरोनी नस्ल की भेडे लाकर यहाँ पालने का प्रबन्ध किया गया। 

भूमि का पुनर्गठन * महाराजा रणजीत सिंह के उत्त राधिकारियों के काल में 
भूमि का वह प्रबन्ध जो उसने पंजाब मे स्थापित किया था बिल्कुल शिथिल हो गया 
था । भूमिकर लगाने का कायं और भूमिकर इकट्ठा करने का सिलसिला बहुत ढीला 
पड गया था | इस कारण राज्य की श्रामदनी मे बहुत गडबड हो गई भौर कोष के 
खाली होने के कारण सेना मे असतोष भी बढ गया था। 

पंजाब का श्रग्नेजी राज्य मे विलय होने से पहले लाहौर दरबार के भ्रधीन कोई 
45 किस्म के भिन्‍न-भिन्‍त कर थे । प्रशासकीय बोर्ड ने अब आतरिक कर हटा दिये और 
महसूल चुँगी केवल सीमाओं पर स्थापित की गई और एक स्थान पर ही कर इकट्ठा किए 
जाने की व्यवस्था की | नशेवाली वस्तुओं पर भी कर लगाया गया और दरियाश्रों से पार 
जाने वाले स्थानों पर कर व्यवस्था लागू की गई। सिविल अ्रदालतो में होने वाले 
मुकदमों पर स्टाम्प ड्यूटी लागू की गई। इस तरह से जो आतरिक कर हटाए गए ये 
उनका नुकसान पूरा हो गया और कर इकद्ठे करने का जटिल तरीका जिसमे कुल 
आमदनी केवल' 76 लाख होती थी हटा दिया गया। ऐसा करने से जनसाधारण स्थानीय 
अधिकारियों की लिप्सा से बच गए । 

कर लागू करते भर्थात्‌ रैवनन्‍्यू सेटलमेन्ट का बाकायदा प्रबन्ध किया गया और 
भूमिकर की मात्रा भी बहुत कम कर दी गई भर अधिक से अधिक कर /4 से लेकर 
/8 बसूल करने का प्रबन्ध किया गया। इस तरह मात्रा कम होने के बाबजूद भी किसी 
बिचौले के न होने के कारण मालिया में कोई नुकसान नहीं हुआ । इसके विपरीत नये 
लाभदायक प्रबन्ध करने से सरकार कौ आमदनी बढ गई और वाधिक बजठं मे लाभ 
होने लगा । विलय के परचात्‌ पजाब एक खुशहाल प्रान्त बन गया । 


282 पजाब का इतिहास 


सामाजिक और शिक्षा प्रबन्ध प्रशासकीय बोर्ड ने कुछ बुरे रस्मोरिवांज 
हटाने का यत्न किया। सती प्रथा को बन्द कर दिया गया । बच्चो को मारने के रिवाज 
भी हटा दिये गये और विवाह के रिवाज मे सशोधन किया गया । मरणोपरन्त सम्पत्ति 
हस्तातरण के प्रबन्ध मे भी यथोचित परिवततेन किया गया | छोटे-छोटे मामलों मे ग्राम 
पचायतों को निर्णय करने का अधिकार दिया गया । 

नई शिक्षा नीति का निर्णय होने तक पुरानी शिक्षा प्रणाली को ही चालू रखा 
गया । इस तरह से धामिक और धमनिरपेक्ष शिक्षा दोनो को चलते रहने दिया गया। 
स्थानीय पाठशालाओ और मदरसों को कुछ सहायता देकर काम करने दिया गया। 
बडे-बडे शहरो मे केन्द्रीय मॉडल स्कूल स्थापित कर दिये गये । 

फुटकर झौर सासान्य प्रबन्ध बोर्ड ते कानूनों का एक जगह सम्रह करके 
उनको एक सूत्र अ्रथवा 'कोड' का रूप दे दिया और नये न्याय सबधी सिद्धान्तों की 
व्याख्या करने का विशेष प्रबन्ध किया जिन का श्राघार लोगों के पुराने रस्‍्मोरिवाज 
पर था। इस कोड को सर झार० मोण्टगूमरी और झ्रार० टेम्पल ने सम्पत्त किया। 
इस तरह से भिन्‍न-भिन्‍न स्थानीय रिवाजो को सक्षिप्त रूप में वर्णन करके उनसे प्रगति- 
दील सशोधन किये गये । 

सिविल जागीरो की पड़ताल लाहौर दरबार के अ्रधीन प्राप्त की हुई सिविल 
जागीरो की छानबीन की गईं। इसका उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि 
प्रसिदूध व्यक्तियों ने धन और सम्पत्ति किस तरह से प्राप्त की थी झौर वह कहाँ तक 
उचित थी । हर एक मामले में अलग-अलग निर्णय फिये गये | इस बारे में प्रशासकीय 
बोर्ड के दो प्रसिदृध सदस्यो--हैनरी लारैस, प्रेजीडेण्णट और उसके भाई जॉन लारेस, 
मेम्बर के बीच काफी मतभेद था। हैनरी जागीरदारो के साथ सहानुभूति रखता था 
और जॉन लारैस सामतो के विरुदुध था और यह चाहता था कि उन्तकी जागीरो को 
छोटे-छोटे भूमि के मालिकों में बॉट देना चाहिये । लार्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर 
जनरल जॉन लारेस के साथ सहमत थे। अन्त में गवनेंर जनरल का मत मान 
लिया गया और जागीरदारी का अन्त कर दिया गया जिसके कारण पजाब मे यू० पी० 
(सयुकत प्रान्त) की तरह से बहुत बडे-बड़े भूमिपति नही रहे और यह प्रदेश छोटे-छोटे 
किसानों का प्रदेश बन गया । 

प्रशासकीय बोर्ड का अन्त . उपर्युक्त कारणो से बोर्ड के सदस्यों से गम्भीर 
मतभेद उत्पन्न हो गया। यह भी स्पष्ट हो गया कि गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी 
एक जूनियर सदस्य जॉन लारैस के निर्णयो मे ज्यादा विश्वास रखते थे और बहुत से 
मामलों में प्रधात और सीनियर मैम्बर हैनरी लारैस के सुकाव अस्वीकार कर दिये जाते 
थे । इस सकट का समाधान करने के लिए दोनों लारैसों ते अपने पदों से त्याग्रपत्र दे 
विया । सर'हैतरी लारैस को राजपृताना भे रेजीडेन्ट बताकर भेजा गया और अकेले 
जॉन लारैस को पजाब का चीफ कमिएत्तर बना दिया गया। इस प्रकार प्रशासकीय बोर्ड 


को भग कर दिया गया। - 


पजाब में शान्ति की स्थापना और प्रग्ने जी राज का सगठन 283 


मुल्यांकच : अपने थोडे से कार्य काल में बोर्ड ने बहुत सराहनीय काम किया । 
इस के बारे में निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि “बोर्ड ने चार साल के थोडे-से समय 
में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की और पूर्ण रूप से अपने काम को सम्पन्न किया । यह 
सब कुछ उस प्रदेश मे किया गया जिसमे विलय से पहले बाकायदा शासन प्रबन्ध नहीं 
था। उसके स्थान पर एक बिल्कुल तये और सब प्रकार से पूर्ण प्रशासन की व्यवस्था 
की गई। जिसके सैनिक, सिविल और वित्तीय विभाग भिल्ल-भिन्‍न थे। ऐसे शासन 
प्रबन्ध से तेजी से पजाब की प्रगति का पक्का प्रबन्ध किया गया। सारे प्रान्त में शान्ति 
स्थापित केरके सडके बनाई गई, नहरे खोदी गई, डकीती का श्रन्त किया गया और 
जेले बनाई गईं। पुराने कानूनों को एक सूत्र मे पिरोया गया, मुद्रा मे सशोधन किया 
गया और कृषि की प्रगति को प्रोत्साहन दिया गया ।” इस तरह से यह कहा जा सकता 
है कि बोर्ड को पूरी सफलता प्राप्त हुई | अच्छे काम करने के लिए गवर्नर जनरल और 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज ने पजाब को ' समृद्ध और सम्पन्न” बनाने 
के लिए बोर्ड की बहुत प्रशसा की भर उसका धन्यवाद किया । 


(ख) पंजाब के चीफ कमिश्नर के रूप सें, जॉन लारेस (853-858 ) 


पजाब के प्रशासन के सर्वेसर्वा बनने पर जॉन लारैस को चीफ कमिइनर के रूप में 
केन्द्र से सीधे सम्बन्ध रखने का अ्रधिकार प्राप्त हो गया । उसकी सहायता के लिये 
एक न्याय कमिइनर और एक भूमिकर ग्रायुक्त की सेवाएँ उपलब्ध की गईं। नये प्रबन्ध 
के भ्रधीन पजाब में शान्ति स्थापना का काम और भी तेजी से होने लगा। जॉन लारेस 
बेशक पहले सामन्‍्तों के विरुद्ध थे परन्तु उन्होने ग्रपना रवैया काफी नम्न कर लिया | 
बहुत से उच्च परिवारों को काफी पैन्शने दी गई और उनके भ्रधिकारो को भी बहुत हद 
तक सुरक्षित बना दिया गया। राजविधवाझों को प्रौर दूसरे पुराने सेवकों को भी 
जीविका प्रदान की गईं । धर्म स्थानौ पर और विशेषकर डेरा बाबा नानक, तरन-तारन, 
अमृतसर, झानन्दपुर साहिब जैसे प्रसिदृध स्थानों के लिए धर्मार्थ राशि निश्चित 
की गई | 

साथ ही साथ कृषि के विकास के लिए भी अधिक प्रबन्ध किये गये और बजर 
काइत में लाई गई । श्रग्रेजो का उद्देश्य , पजाब के किसानों को इस रूप में सतुष्ट 
रखना था। उन्हों ने मालिया नकद देने का प्रवन्ध किया और "“तकावी” कर्ज भी 
दिये गए। पंजाब से फौज में भ्रधिक भर्ती को प्रोत्साहन दिया गया। परन्तु नए 
भर्ती होने वाले सिपाहियो के बारे मे यह तसल्ली कर ली जाती थी कि वे सिक्ख 
राज्य के हामी न हो। फौज मे पजाबियो की सख्या बढाकर इस प्रदेश में हिन्दुस्तानी 
अथवा पूर्व के सिपाहियो की गिनती' को कम कर दिया गया । 


भवन-निर्माण का काम चालू किया गया। अ्रमृतसर के व्यपार को कराची 
बन्दरगाह से मिलाने के लिए सन्‌ 854 मे रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया गया और 
यह रेलवे लाइन अमृतसर से लेकर मुलतान तक बनाने का प्रबन्ध किया गया। जॉन लारेस 


284 पजाब का इतिहास 


ने अपने काम को सन्‌ 857-58 के विद्रोह के बावजूद भी चालू रखा और सन्‌ 859 
में यह रेलवे लाइन तैयार हो गई । हु 
बारी द्वाब नहर खोदने का काम आरम्भ किया गया और उसकी सयुकत नहरो पर 
80 हजार पाउड खच्च किये गये । इन सब साधनों से पजाब में समूदिध का एक नया 
यूग आरम्भ हो गया और पजाब के रहनेवाले अपनी राजनीतिक स्वतत्रता छिन जाने से 
ज्यादा असतुष्ट नही रहे | इसी उत्साह के कारण आर्नल्ड साहिब ने पजाब के लोगों 
मे उत्साह को देखते हुए कहा था, “पजाब के शहर यातायात बढाने के लिए उत्सुक 
हैं । उनके दरिया पुल माँगते है श्र मंदान सिंचाई के साधनों के लिए बेचैन है ।” 
पजाब में पहली बार पच्चिमी शिक्षा प्रणाली का आरम्भ किया गया । यह उस नीति 
के आधार पर किया गया था जो कि अ्रग्नेजों ने “बवुडज-डिस्पेच”, 854 के बाद 
निर्धारित की थी। पजार्ब मे एक बाकायदा शिक्षा विभाग खोला गया और बहुत से 
आरंभिक स्कूल चालू किये गये | पंजाब के कानूनो को एक संग्रह के रूप मे इकट्ठा 
किया गया जिस को पजाब' कोड का नाम दिया गया । यह सकलन सर आरए० मोण्टगूमरी 
और झर० टैम्पल ने किया था । इसे इतना अश्रच्छा समझा गया कि दूसरे प्रास्तों मे भी 
इसे लागू करने के भ्रादेश दिए गए । पजाब मे न्याय का ऐसा प्रबन्ध किया कि किसानों 
को बाहर न जाना पडे और छोटे मुकदमो के लिए ऐसी अ्रदालते कायम की गई जो कि 
उनके बिल्कुल निकट थी | इन अदालतो को “अदालते खफीफ' कहते थे । 
समाज सूधार के कामो को भी प्रोत्साहन दिया गया । जॉन लारैस अपने दौरे में 
लोगों में यह प्रचार करते थे, “बेवा मत जलाओ” और “बेटी मत मारो उन्होने पजाब 
में शादी-विवाह के कामों मे भी काफी सशोधन किये । 
श्रच्छे शासन प्रबन्ध का परिणाम पजाब मे' एक आदमी के अधीन शासन 
प्रबन्ध होने से प्रगति और भी तेज हो गई और वादविवाद मिट गये | पजाब विकास 
और समृद्धि की दिशा मे चलने लगा । जनसाधारण नये राज्य प्रबन्ध से काफी सतुष्ट हो 
गए क्‍योंकि इससे एक तो शान्ति और दूसरे प्रगति निश्चित हो' गई। शक्तिशाली 
शासन के स्थापित होने पर किसी किस्म की आन्तरिक और बाहरी ग़ड़बड का 
भी खतरा दूर हो गया। शायद जॉन लारैस के अ्रच्छे शासन प्रबन्ध का ही 
परिणाम था कि पंजाबियो ने अग्ने जो की सन्‌-857 के विद्रोह में सहायता करने का 
निर्णय क्रिया । यह कहना कठित है कि पजाबियों को भ्रंग्नजों से कोई विशेष' प्रेम था। 
परन्तु जो कुछ पिछले 8-9 सालों मे पंजाबियो के लिए उन्होंने किया था, वहु उल्लेखनीय 
था। जतसाधारण को अपना जीवन अब' बगर किसी भय के बिताने का अवसर मिल 
गया था । पंजाब ने और भी सब क्षेत्रों मे बडी प्रगति की थी और यहाँ की लगातार 
खुशहाली अंग्रेजी राज्य की देन मानी जाने लगी । इसका बहुत सा श्रेय सर जॉन लारेस 
और उसके थोग्य अधिकारियों को जाता है। उनके सक्तिय प्र॑यर्त्नों से पंजाब' प्रधति के मार्ग 
पर तेजी से बटने लगा और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरान्त जहाँ मिरत्तर 
खून-खराबा रहा था वहाँ शान्ति और सुब्यवस्था स्थापित हो गई. जॉन लारेंस मे 


पजाब में शान्ति की स्थापना और अग्ने जी राज का सगठन 285 


अपने कार्य मे. शासन चलाने मे दृढता से काम लिया श्रौर लोगो के धार्मिक विचारों 
का मान करते हुए भिन्‍्त-भिन्‍त धर्मो के मानने वालो को श्रग्न जी राज्य के अधीन सुखद 
जीवन प्रदान किया । लाहौर मे; हाईकोर्ट के निकट. लगाये गये उसके बुत के नीचे यह 
लिखा हुआ था “क्या आप तलवार से या लेखनी से शासन करवाना चाहते है ?” भाव 
यह था कि शअ्रग्न ज' अपने आपको इतना प्रबल समभते थे कि पजाबियों पर अपनी शक्ति 
से भी राज्य कर सकते थे साथ ही उन्होने यह भी उनको मौका दिया कि अगर वह 
उनके साथ सहयोग करेगे तो वह न्यायपूर्ण तरीके से शासन प्रबन्ध भी कर सकेंगे । 

पजाब-वासियो ने ऐसी स्थिति को अपने लिए बहुत लाभदायक मात्रा और 
अग्र॑ जो के 'कल्याणकारी” राज्य का स्वागत किया । उनके लिए वास्तव मे यह एक अनोखा 
अनुभव था । कारण यह कि पजाब के सब पुराने शौसक तु, पठान, श्रफगान और मराठे 
शायद इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि उन्होने विधिवत्‌ रूप से पजाब को केवल लूटा 
ही था । जान लार॑स के सफल प्रशासन काही परिणाम था कि सन्‌ 857 के 
विद्रोह मे पजाबियो ने मुख्यत अ्ग्न॑जो का साथ दिया और पजाब मे अग्नेजी राज्य को 
समाप्त करने के लिए अधिक उत्साह नही दिखाया । 


प्रश्न 

. 96507 वा दलांक्षों गा8 76075 ग07047060 9४ए ॥86 83093 ए[। 34 
गराधाडई7 8707 07 78 28॥]9870 
पजाब के प्रशासन-बोर्ड द्वारा किए गए सुधारो का विस्तारपूर्व क वर्णन 
कीजिए । 

2. 965०7०७ 06 उर्शग5$ लींडए080 99 70 ॥,897600०४8 88४ (रद 
(>0प्रापाइड्ाणाकः ता कह एबोण80... मात्रा; 76४प8 00. ६0656 ० 
700708 ? 
पंजाब के चीफ कमिश्नर के तौर पर जॉन लारैस द्वारा किए गए सुधारों का 
उल्लेख कीजिए । इन सुधारो के क्या परिणाम निकले ? 


7075 66460 0५ 98]69#॥ ५४ - एप॒वाधां 


$ 
सनन्‍्दम- प्रन्थ-सू ची 


शएचा, .,.. रवबराप्रवक ब्रश 7९ >4प्रशाॉद्रा5, 
कैीछा, भें मे, (0... सराए07 ०/॥९ #470747. 
#70067.,.. 776 $॥/द6 
फ६॥76728, ॥॥67 8॥#पथशरक्षा। छगद्राक ता 77४ 7टद्वा52, ९०), ॥ & ता, 
टाए8०७, 07. 08, 4व0द॥2€व घडाएए छा #6 शक्ष्रव0., ५४०, ॥, ॥, 
(०7979 , 797., 00 $,,_ 4॥#6 #दााव8 4४ ६ 8072/28/ ५574/2- 
एप्रायाशादा।, पति 0, आाषाणए ता 7४2 3॥7.५ 
कब्णव २088... 2॥०९ खदाव॑ं छा ॥/९ ॥ए९ उयाशशर बाहवे ्रव+ 
(एछफफछा93, 707. म् ६, मझाफ/037 ता ॥#7९ 5777 00/%8- 
(एफफञां4, ले ए६.,  गाए।09 वा ४8 ७7008, ५०७8 ॥, पा & वा, 
0०90, 727 &8.,8.,. 35!प्रद्ाट३ ख स_-द्वाश' रैवश्वशॉव! मझराह०7 णी ॥॥० 4640. 
(रित0, 5, 4. , रिया ७7787, 
प्रद्ाए ए0फॉ, 7/, ए०., *'#/द्राक्क वह हद बह शिाएएव! 
(प्राश0०7ए ० (86 80॥5). 
इ१तएाज़बए॥ ह080, 4 आाईा०7 ० /॥72 ४700, ५०5 ॥ & ता, 
#&0॥, ?/7रथएुथ, $ 7, 4/#9 ता फरार 5708: 
०७, एशवालए4, 5.२.,, $88॥8४/ 07 ॥78 8६7 /70797/8. 
१.87, 5965 +४०॥१., मझाई7०9 ० ##९ 24/720 
॥ '(अट20. जा. , आाई/0977 ० /॥6 ॥:688 
क्ाध्ाए, 00:97 एब्राव, 7/+करा्ए०वा0/ ० 57789, 
पिद्चावत॥8, 5 8. & 5प909, ॥07. ले 7९. प्रा४/077 ० /॥९ 24667, 
(9990708, | 05, (०0४ के ८4#7 ता बार 5778- 
एजए०ए0, छल. ०एहह्ांह क ॥8 54वा। 907%2/ 78 ॥॥6 दाद 
ए४7९, #074 _सआा8/0/7 ० ॥॥8 8॥/265. 
$8॥7॥98, ९ , #एह2 ० ,$॥८४ 70#6/. 
59779, 'ष.हु,, 60677 988/. 
पशु आह 07448 शागड0,. 4 #97 झाडांगफ श ॥#० 87005, 


287 


72075 66960 0५ 98]69#॥ 4५४ - एपुवाधां 


